हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में 
लाल्लित्य-योजना 


ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी के 
साहित्य में 
लाल्ित्य-योजना 


डा० कविता रानी 


भावना प्रकाशन, दिल्‍्ली-]]0092 


(8 डॉ० कविता रानी 


प्रकाशक : 
भावना प्रकाशन, 
पो० बाँ० 9233 
पटपडगज, दिल्‍्ली- /0092 


आवरण : विशन शर्मा मूल्य: एक सौ चालीस रुपये 
संस्करण : 989 
मुद्रक : 

एस० एन० प्रिंटर, 

नबोन शाहदरा, दिल्‍्ली- 0032 


प्रावककथन 


आचायें हजारी प्रसाद द्विवेदी सभी कलाओ की समीक्षा के लिए एक शास्त्र की अनिवायं॑त्ता 
को स्वीकार करते हैं। उन्होंने प्राकृतिक सौन्दर्य ओर कलागत सोन्‍्दये के लिए लालित्य 
शब्द को स्वीकार किया | उन्ही के सिद्धान्त के द्वारा उन्ही के साहित्य को समीक्षा करके 
मैंने उस सिद्धान्त को गति देने का प्रयास किया। 

शोघ-प्रवश्घ का विषय देने के लिए मैं दी ०एम ०एल ०जी० कॉलेज, गाजियाबाद 
की हिन्दी विभाग की अध्यक्षा डॉ० सुशीला शर्मा की आभारी हू। शम्भुदयाल कॉलेज के 
पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ० अवधेशचद्द् गुप्त ने पुस्तकों को उपलब्ध करने में जो सहयोग दिया, 
उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस कार्य को सम्पन्न कराते के लिए आवश्यक समय 
प्रदान करके मेरी मा-तुल्य सास श्रीमती सावित्री देवी ने जो सहयोग दिया, उसके बिना 
तो यह शोघध-कार्य सम्पन्न हो ही नही सकता था । मेरे श्वमुर महोदय श्री लक्ष्मी कात शर्मा 
ने आचायं हदिवेदी को संस्कृत कविताओं का अनुवाद करके मुझे आशीर्वाद दिया। भेरे पति 
श्री सुनील कुमार पंचोली के बारे में मैं वया कहू ? उन्होने हर प्रकार का सहयोग प्रदान 
किया। प्रूफ संशोधन में मेरी अनुजा ममता रानी और अनुजा-तुल्य कु० अन्विता ममदग्ति 
ने जो सहयोग किया है, वे उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। पुस्तक प्रकाशन में थी सतीश 
चर्द्र मित्तल ने जो रुचि दिखाई है, उसके लिए वे निश्चित ही धन्यवाद के पात्र है 


3298, रामनगर विस्तार “+-डटों० कविता रानो 
मडोली मार्ग, शाहदरा, दिल्‍ली-32 


अनुक्रम 


विषय-प्रवेश 9-28 


लालित्य से तात्पयं, लालित्य और सौन्द्यें--वस्तुवादी, आत्मवादी, भाववादी, 
बद़धिवादी, अभिव्यंजनावादी, प्रकृतिदादी, लालित्य सिद्धात्त और भारतीय काव्य- 
शास्त्र की परम्परा, लालित्य और रस, लालित्य और ध्वनि, लालित्य और 
वक्रोवित, रीति-सिद्धान्त और लालित्य, लालित्य और अलंकार, लालित्य और 
सिद्धान्त, पाश्चात्य आलोचना मे लालित्य सिद्धान्त, आज के युग में लालित्य- 
सिद्धान्त का महत्त्व । 


प्रथम अध्याय 
हुजारी प्रसाद द्विवेदी का लालित्य-सिद्धान्त 29-5 


लातित्य-सिद्धान्त की परिभाषा, लालित्य का महत्व | 


द्वितीय अध्याय 
दिवेदी जी के निबन्धों में लालित्प-योजना 52-86 


विषय वस्तु का लालित्म, वृक्षों सम्बन्धी निबन्ध, ऋतु सम्बन्धी, पर्व सम्बन्धी, नीति 
संबंधी, सस््ृति ससंदंधी निवन्ध, साहित्य सम्बन्धी, हिन्दी भाषा सम्बन्धी, महापुरुषों 
सम्बन्धी, राष्ट्रीय भावना के निवन्ध, ज्योतिष सम्बन्धी निबन्ध, भौगोलिक निबन्ध, 
भावप्रवणवा और लालित्य, वौद्धिकता में सौन्दर्य तत्व का योग, कल्पना-तत्व में 
लानित्प, दिवेदी जी का व्यग्य, व्यक्तित्व, भाषा, सरल भाषा का रूप, सत्सम प्रघान 
भाषा, काथ्यात्मक भाषा, प्रसाद गुण, माधुयं गुण, ओज गुण, शब्द-चयन और 
खालित्य, शैली, भावात्मक शैली, विचारात्मक शल, विवरणात्मक शैली, वर्णनात्मक 
शैलो, हास्प-व्यग्यात्मक शैली, निष्कर्ष । 


तृतीय अध्याय 

दियेदी नी के उपन्यासों में लालित्व-पोजना 87-66 
उपन्यासों मे प्रयुवत नारी सौन्दर्य और लालित्य-विधान, प्रेम के त्रिकोण, विरह, 
पुरुष-मौन्दर्य भौर लालित्य, शीर्षक चाए चद्धलेख, पुतनंवा को कथावस्तु, हतद्रीप 
की कया, मथुरा की कथा, उज्जग्रिनी की कथा, अनामदात् का पोया की कथावस्तु, 
चरित्रो सम्बन्धी लालित्य, वाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र, चारू चन्द्रलेख के चरित्र, 
पुनतवा के पात्र, अनामदारा का थोया के चरित्र, भाषागत लालित्य, कथोपकथन 
देशकाल और वातावरण । 


चतुर्थ अध्याय 

दियेदी जी की समीक्षा में लालित्य-योजना 467-492 
ड्िवेदी जी की समीक्षा के बौदिक आधार, ऐतिद्यासिक-सास्कृतिक दृष्टिकोण, 
मानवतावादी दृष्टिकोण लोकतत्व, लालित्य, रस सम्बन्धी दुष्टिकोभध ओर लालित्य- 
विधान, समीक्षा की भाषा में लालित्य-योजना । 


पंचम अध्याय 

साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान 493-226 
आचार्य द्विवेदी की इतिहास दृष्टि, इतिहास सम्बन्धी मान्यताएं और उनका 
लालित्य-सिद्धान्त, क्ाचार्य द्विवेदी के साहित्येतिहास ग्रग्य--हिन्दी साहित्य की 
भुमिका, हिन्दी साहित्य का आदिकाल, हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास, अन्य 
ग्रन्थ, विभिन्‍न शरुगो के कवियो के विवेचत से लालित्य-विधान । 


पष्ठ अध्याय 

अग्य विधाओं में लालित्य-विधान 227-25] 
आचार्य दविदी का काव्य, काव्य मे भावगत लालित्य, शब्दगत लालित्य, लक्षण और 
ध्यजना के द्वारा उत्पन्न लालित्य-विधान संस्मरण में लालित्य-कार्य विषय, पात्र 
एवं चरित्र-चित्रण, परिवेश चित्रण, शैली, स्मृत्याकन, उद्देश्य, कहानी में लालित्य- 
कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, कथोपकथन, वातावरण, उद्देश्य 


परिशिष्ट 252-263 


» दिवेदी जी की सस्कृत कविताओं का काव्यादुवाद 
उपजी व्य ग्रन्य 

हिन्दी सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची 

संस्कृत सदरभे-प्रन्थ सूची 

पत्र-पत्रिकाओं की सूची 

« अग्नेजी सदर्भ-ग्रन्थों की सूची 


कम ७७ - 


विपय-प्रवेश 


लालित्य से तात्पर्य : 


'लालित्य' शब्द संस्कृत के 'लालित्य' शब्द का ही एक रूप है। 'लालित्य' की 
ब्युत्पत्ति 'ललितस्य भावः की गयी है। वस्तुत: 'लालित्य' 'ललित' मे “प्यज्‌' प्रत्यय लगाने 
से बना है, जिसका अर्थ 'प्रियता', 'लावण्य', 'सौन्दय', 'आकर्पण', 'माधुये', भादि होता 
है।? कालिदास ने मालविका के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए ललित कला की मोजना द्वारा 
उसके नैसविक सौन्दर्य मे दृद्धि को बात इसी अर्थ मे प्रस्तुत की थी-- 


“अब्याज सुन्दरी ता विधानेन लल्षितिन योजयता । 
परिकल्पितो विधात्रा वाण: कामस्य विपदग्ध: ॥7 


वस्तुतः 'लालित्य' शब्द 'चारत्व, सौन्दर्य ' तथा “रमणीयता' का ही वाचक है। 
आचाय॑ दडी ने 'पदलालित्य! की चर्चा इसी अर्थ में की तथा लीलावती ने भी 
'क्षिप्ताक्षर कोमलामल पर्देर्लालित्य/ कहकर इसी अर्थ को ध्वनित किया। प्राचीन 
भारतीय आचार्यों ने अन्य समानार्थी शब्दो पर अधिक ध्यान दिया था। 


लालित्य और सौन्दर्य 

मन को 'आदे' करने की क्षमता जिसमे होती है, वही सौन्दर्य है।4 “'लालित्य” 
ओर 'सौन्दर्य! शब्द पर्यायवाची ही प्रतीत होते हैं किन्तु कलाओं के विभाजन के संदर्भ मे 
“ललित” शब्द का प्रयोग किया गया। सीन्‍्दय को नैसर्विक माना गया। डॉ० हजारी 
भ्रमाद द्विवेदी ने तो स्पष्टतः ही मनुप्य-नि्भित सोन्दर्य को 'लालित्य” की संज्ञा प्रदान की । 





. शब्ददल्पद्ुम, चतुर्थ कांड, पृ० 2]6 (राधाकान्त देव, मोतीलाल बनारसी दास, 
दिल्ली, 96]६०)। 


2. वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत हिन्दी कोश, पृ० 876 
« 3« मालविकाम्नि मित्र, 2/3 
६ “4- सुप्ठु उनत्ति बरा्दी करोति चित्तिमिति सुन्दरम्‌” 
$ सतह 
+--संस्कृत हिंदीकोश | 


0 


उन्होंने दोनो का अस्तर प्रस्तुत करते हुए कहा कि, “एक प्राकृतिक सौन्दयय, दूसरा मानवीय 
इच्छाशवित का विलास है। दूसरा सोन्‍्दर्य प्रथम द्वारा चलित होता है, पर है मनुप्य के 
अन्तरतम की अपार इच्छा को रूप देते का प्रयास | एक केवल अनुभूति देकर विरत हो 
जाता है, दूसरा अनुभूति द्वारा अभिव्यक्त होकर अनुभूति-परम्परा का निर्माण करता है। 
भाषः मे, धर्माचरण मे, काध्य से, मूति मे, चित्र मे अभिव्यकत मानवीय शक्ति का अनुपम 
विलास ही वह सौन्दर्य हैँ जिसकी दम मीमांसा करने का सकल्‍्प लेकर चले हैं। अन्य 
किसी उचित शब्द के अभाव में हम उसे “लालित्य' कहेंगे। लालित्य अर्थात्‌ प्राकृतिक 
सोन्दये से भिन्‍त, किन्तु उत्के समानान्तर चलने वाला मानवरचित सोन्दय ।/7 

वस्तुत कलागत सौन्दय को 'लालित्य' नाम देकर उसे मैसगिक सौन्दर्य से भिन्‍न 
स्थापित करने का प्रयास किया गया जो उचित ही कहां जा सकता है । यह मान्यता 
स्वीकृत की जा सकती है कि मनुष्य के चित्त में जो ललित भाव होते हैं, उनकी अभि- 
व्यक्ति-सीन्दर्य का नाम ही लालित्य है।? बोसांके ने कलाकार की अनुभूति के आनन्द 
की चर्चा की है। वे उस आनन्द को सामान्य जन के आनन्द से भिगन मानते हैं।? 

कला विवेचत के सदर्भ में 'सोन्दर्य' और 'लालित्य' शब्द पराश्चात्य 'ऐस्थेटिक्स' 
के समानार्थक शब्द के रूप मे विकसित किये गये ॥ भारतवर्ष मे प्राचीन काव्यशास्थरियों 
से परोक्ष रूप से सौन्दर्य पर विचार अवश्य किया, किन्तु पाश्वात्य समीक्ष को की भाति 
नहीं । पश्चिम में वामगार्टन को सौन्दयंशास्त्र क्री स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 
बामगार्टन के विवेचन को दर्शनशास्त्र का ही अग माना गया जबकि बोसाके ने इसे इस्द्रिय- 
बोघ-विज्ञान की संन्ा प्रदान की ।६ होगेल ने ललित कलाओ के दर्शन को 'ऐस्थेटिक्स' 
कहा ।* हेराल्ड ओसवोनें, अर्नाल्‍्ड रीड, क्रोचे, हबंट रीड, सेन्तामना, ई० एफ० केरिट 
आदि प्रसिद्ध सौत्दयंशास्त्रियीं वे कलाओ का विवेचन इसी आधार पर क्रिया पश्चिम में 
कला के दी भेद किये गये--() उपयोगी कलाए और (2) ललित कलाए। स्थापत्य, 
म्रूति, चित्र, संगीत और काय्य कला को ललित कलाओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया 
गया ।९ 

कलाओ के सौन्दर्य-विवेचन मे एस्येटिक्स सौन्दर्य का वास्तविक अर्थ खोजने का 
कार्य करता है ! यह सौन्दर्य सवधी विभिन्‍न धारणाओं का विश्लेषण कर उपयुक्त सिद्धात 





हैं. दिबेदी, हजारो अदाद, कालिदात्ता करी लाधशित्वा योजना; बूज 224 
2. लालित्य तत्व, सप्त सिन्ध्ु, मई 963, पृ० 25 

3. डॉ० सुरेन्द्रनाय दाप्त गुप्त, सौन्दर्य तत्व, पृ० 25 

4. बोसाके, हिस्ट्री आँव ऐस्थेटिक्स, पु० 83 

5. हीगेल, वेस्टर्न ऐस्थेटिक्स, पू० 395 

6. शुक्ल, रामचन्द्र, केला का दर्शेव, पृ० 83 


व] 


का निर्धारण करता है ।! डॉ० नयेन्द्र सौन्दर्य मे रूपाकपंण, लालित्य एवं सौन्दर्य तत्व का 
अंतर्भाव मानते हैं।? 

पाश्चात्य सौन्दर्यशास्त्री दर्शन, घर्मं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों में 
से किसी एक से सम्बद्ध होकर सौन्दर्य का विवेचन करते हैं जिसके कारण उनकी 
घारणाओं मे एक्य नही मिलता । उन घारणाओं के कारण उनके मतों का विभाजन इस 
प्रकार किया जाता है--() वस्तुवादी, (2) आत्मवादी, (3) भाववादी, (4) बुडिवादी, 
(5) अभिव्यंजनावादी और (6) प्रकृतवादी । 

() बस्तुवादी--वस्तुवादी आचार्यों के मतानुस्तार सौन्दर्य की सत्ता वस्तुगत है। 
उनकी दृष्टि में वस्तु की आकृति और प्रकृति का विश्लेषण करके ही सौन्दर्य की परख की 
जा सकती है। वे अन्विति पर विशेष बल देते हैं। “काव्य (अथवा व्यापक रूप से कला) 
का सत्य अन्विति का सत्य है, सवादिता का नही--यानी जीवन की रागात्मक अनुभूतियों 
ओर प्रेरक विचारों की अभिव्यक्तित में काब्य अथवा कला की सार्थकता सोन्दये नही है, 
कलाकइृति की अपनी संरचना या रूप-निमिति ही उसका सौन्दर्य है।”3 

चस्तुवादी आचार्यों ने सौन्दर्य के विभिनत तत्वों पर विचार किया है। इन तत्वों 
के संबंध भे उनमे कुछ मतभेद भी दिखायी पडता है। अरस्तू ने सौन्दर्य के तीन ही तत्व 
स्वीकार किये थे। उनके अनुसार मात्रा, व्यवस्थित-क्रम ओर निश्चित आकार की ही 
आवश्यकता थी। होगार्थ ने छह तत्वों को मान्यता दी जो इस प्रकार हैं--() 
उपयुक्तता, (2) विभिन्‍नता, (3) समात्रा, (4) स्पष्टता, (5) जटिलता और (6) 
विशालता । वर्क ने आकार-मूदमता, मसृणता, कोमलता, वेणणदीप्ति, शुद्धता आदि को ही 
सौन्दर्य के तत्वों के रूप मे विश्लेषित किया। ऋूसाज ने वेचित्र्य-एकत्व, समता, व्यवस्था 
तथा अनुपात में ही सौन्दर्य को देखा तो बकले ने समात्रा और अनुपात पर ही सर्वाधिक 
बल दिया। डॉ० पाकर के अनुसार तो सामंजस्य, क्रम, अनुपात और कावयविक संगठन 
की अनिवायंता से ही सौन्दर्य सभव है। वस्तुतः भनुपात, संमात्रा, सगति, सतुलन, अन्विति 
ओर वर्ष-दीप्ति को ही अधिक मान्यता मिली । 

वस्तुवादी आचार वस्तु के अतिरिक्त अन्यत्र कही भो सोन्दर्य की सत्ता स्वीकार 
नही करते । उनकी दृष्टि में 'अंगों के अनुकूल विन्यास और अनुकूल वर्ण के समागम' को 





, "&८४४शा० 5 धार णरभाला ० [06१26 ज्05० फिलांणा 5 00 
40४९४ 8268 जवां १0 96 455थ८४ जाला छ९ छठ णा (॥॥0 ०ण7९९००५ 
बणां ७६४७५, ॥75 ९०४०९7००१० ॥0झंस्य9 40 श/एश९ं१४8 ॥6 ॥0000 0 
एव्ब्एाए 35 6 तांडपाशणंजरााए व्विए: ० जण5 रण शा बाते (0० 
ए/फकण्णाव 6 ऋथांव एागलंएछॉं८४ जराणा एाक्‍॑शॉजिल थी। बढ्थाशा५ 
उपठडशाह्ष, 

न-कैन्शालिांड 500 एपसंडक, ९.24. 

2. सौन्दय की परिभाषा और स्वरूप, संभावता, पृ० 9 

3. उपसित्‌, पृ० 2 


बडे 


ही सीन्दयं कहा जा सकता है!” उसके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व सौन्दर्य नही हो सकता।? 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने वस्तुवादी सौन्दर्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि, “जैसे वीर कर्म 
से पृथक्‌ वीरत्व कोई पदार्थ मही, वैसे ही सुन्दर वस्तु से पृथक सौन्दर्य कोई पदार्थ नही । 
कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन मे आते ही थोडी देर के लिए हमारी 
सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हों जाता है और हम उन 
वस्तुओ की भावता के रूप मे ही परिणत हो जाते हैं ! हमारी अतस्सत्ता की यही तदाकार 
परिणत्ति सौन्दर्य की अनुभूति है ।/* 

(2) आत्मवादी - आत्मवादी आचाय॑ सौन्दय का सबंध आत्मा से जोड़ते है। वे 
प्रज्ञात्मक सौन्दर्य की चर्चा करते हुए उसकी अनुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति के समकक्ष 
ठहराते हैं ! यह मत अत्यन्त प्राचीन है। पाश्चात्य दाशंनिको में सर्वप्रथम प्लेटो ने सौंदयं 
के आत्मवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया । प्लेटो ने सौन्दर्य की चर्चा करते हुए उसके 
चार स्तर स्वीकार किये--(!) शारीरिक सौन्दर्य, (2) मानत्तिक सौन्दयं, (3) नैतिक 
सौन्दर्य और (4) प्रज्ञात्मक सीन्दये । वे प्रज्ञात्मक सौन्दर्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। इस 
प्रकार उनकी दृष्टि में प्रज्ञात्मक सौन्दर्य आत्मचैतन्य के निकट है ।( प्लोटिनस, भँगस्टीन, 
एम्विनप्त, कान्ट, शिलिंग, हीगल आदि आत्मवादी चित्तक माने जाते हैं। इस चिन्तन के 
अनुसार सौन्दर्य का तादात्म्य भात्मा अथवा बुद्धि से होता है ! वे कलाकार फी चेतना में 
ही सौन्दये की स्थिति स्वीकार करते हैं। वस्तु का सौन्दर्य उस परम सत्ता के सौन्दर्य का 
आभास मात्र होता है। आत्मवादी भी समन्विति में ही सोन्दर्य को देखते है । वे कला की 
ईश्वरानुभूति का माध्यम भर स्वीकार करते है । उनकी दृष्टि मे ईश्वर ही सुन्दर होता 
है। भारतीम आचार्यों ने भी आत्मवादी सौन्दर्य-दृष्टि को प्रस्तुत किया है। काध्यानन्द को 
“ब्रह्मानन्द सहोदर' कहने मे इसी भावना के दर्शन हीते हैं। श्यामसुन्दर दास रस और 
सौन्दयं का सवध स्थापित करते हुए कहते हैं कि-- 

“साहित्य के मूल मे स्थित इन मनोवृत्तियों के अतिरिक्त एक दूसरी प्रवृत्ति भी है 
जो सभ्य मानव-समाज में सर्वन्न पाई जांती है और जिससे साहित्य मे एक अलौकिक 
चमत्कार तथा मनोहारिता आ जाती है। इसे हम सौरदयं की भावना कहते हैं। सौंदय- 
प्रियता की ही सहायता से मनुष्य अपने उद्गारों मे 'रस' भर देता है जिससे इस प्रकार 
के अलौकिक ओर अनिर्वचनीय आनन्द की उपलब्धि होती है ओर जिसे साहित्यकारों मे 
'ब्रह्मानन्द सहोदर' की उपाधि दी है ।”/* 

(3) भाववादी---सौन्दर्य को भाव की अभिव्यक्तित मानने वाले चिन्तन को 


. दि ध्योरी ऑफ ब्यूदी, पृ० 36 

2. ए हिस्ट्री ऑफ ऐस्थेटिक्स, पृ० 53 
3. रस-मीमसा, पू० 24 

4. ए हिस्द्री आव ऐस्थेटिव्स, पू० 45-55 
5. साहित्यलीचन, पृ० 247 


33 


भावदादी कौ संता प्रदान की गयी हैं। ऐसे चिन्तकों की संध्या सर्वाधिक है। पाश्वात्य 
पिन्तकों में जॉन लाक, एडिसन, फेवनर, एडर्घड वर्क आदि इसी श्रेणी के हैं। उनकी 
मान्यता है कि सौन्दर्य पारलौकिक अनुभूति मे होकर द्रहलौकिक है। वे सोन्दय को रंगीं 
और आकार का संपोजत स्दौकार करते हैं। यह संयोजन हो आनन्द की अनुभूति 
कराता है? उतको दृष्टि भें कत्पना ही सोन्दर्य का प्रमुख आधार है। कल्पना के 
हारा विम्ध-दिधान होता है; आचार्य रामचम्द्र शुकल कवि और सहृदय दोनो के लिए 
कल्पना को अनिवाये मानते हैं। वे सच्ची कल्पना की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि. 

+गकसों भावोद्रेक द्वारा परिचालित अन्तवृत्ति जब उस भाव के पोपक स्वरूप यढकर या 
काट>छोटकर सामने रपने लगती है तव हम उसे सच्ची रवि फस्पना यह सकते हैं १ 
भाववादी आचार्यों की दृष्टि में कल्पना के द्वारा ही कला में सौन्दर्य की उत्पत्ति होती है 
जिससे आनन्द की प्राप्सि द्वोती है। डॉ० मंगेस्द के अनुसार मनोदेशानिक फैवसर भी 
सौर्दय के लिए आनन्द को अनिवार्य मानते हैं, “प्रत्येक ऐसी वस्तु जो केवल भावन करने 
पर या अपने अनुकूल परिणामों के कारण ही नही बरन्‌ भ्त्यक्ष रूप से और तत्कान प्रीति 
(सुख) का संचार करती है, सुन्दर मानी जा मकती है [/% 

भाववादी दाशतिक भावों को ही सौन्दर्य का नियामक घोषित ऋरते हैं। इसके 
लिए दे तदाकार परिणति को अनिवार्य मानते हैं । विभिन्‍न प्रकार के भावों का चमत्कार 
ही उनकी दृष्टि में सोन्दय्य का वैविश्य होता है।* 

(4) बुद्धिवादी--देकार्त और लाइवनित्स ने सोस्द्य का सवध बौद्धिक घानन्‍्द से 
जोड़ा है। वे कलात्मक आनन्द को विभिन्‍न आजेगो की उत्तेजना का परिणाम मानते हैं 
किन्तु शुद्ध वौद्धिक आनरद से उसे भिन्‍ने दहराते हैं। पतकी दृष्टि मे शुद्ध धोदिक आनरद 
चेतना की स्वर्य स्फूर्त किया है और उछमें किस्ती प्रकर के णावेगों की उसेजन! नही होती 
जवकि कलात्मक बौद्धिक आनन्द कल्पना के प्रभाव से उद्मूत होत है ।* इन आचार्यों ने 
कलार्मक बौद्धिक आनंद का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है? उनको दृष्टि में इस प्रकार 
की आनन्दानुभूति की चार अवस्था हैं --(क) प्रायभिक अनुभूति, (छ) बौद्धिक स्तरीय 
नैतिक उपदेश की समझते वाली अनूभूति, (ग) अन्तर दृष्टि को ओर उत्मुद और (घ) 





3. बिवेणी, पृ० 64 

32५ प॥6 $क्षा55 0॥ छ६809; ए- 52. 

3. संशावरए + सौदे बे एस्जिएए ओर स्वस्ूय ; ढॉक सकेद्र, पु १2. 

4. “जीवन छा छ्लोन्दर्प देचित्यपूर्ण है। उसके भीतर किसी एक ही भाव का विधान 
नही है उत्तमे एक ओर प्रेम, हास, उत्माह और आश्चर्य आदि हैं, दूसरी ओर 
कोध, शोक, घृणा और भय आदि--एक ओर आलिगन, मघुरालाप, रक्षा, सुख- 


श्रत्ति आदि हैं, दूसरी ओर गजेव, वर्जन, तिरस्कार और द्वंस।' शुव्ल रामचन्द्र, 
चिन्तामनि, वृ० 38 


$. रस सिद्धान्त और सोन्दय शास्त्र, घृ० 5 


बे 


सावंभौम सामरस्य की भूमि पर प्रतिष्ठित अनुभूति 7 

(5) अभिव्यंजनावादी--क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद के सिद्धान्त को प्रस्तुत करते 
हुए अभिव्यक्तित की पूर्णता को ही सौन्दर्य की सज्ञा प्रदान की है। उनकी दृष्टि मे सहज 
ज्ञान ही कला सृजन का मूल कारण है । उतके सहज ज्ञान की यह विशिष्टता है कि उसमें 
आनद की निरन्तर अवस्यिति होती है। सहज ज्ञान बिम्व विधान करने वाला होता है। 
विम्ब-विधान से ही सौन्दर्य की अभिव्यक्ति संभव होती है। क्रोचे के अनुसार कला की 
अनुभूति प्रातिभ है। उसमे बौद्धिकतता और तक का अवकाश नहो। प्रातिभ ज्ञान ही 
आन्तरिक अभिव्यक्ति को कल्पना का रूप प्रदान करता है, इसलिए वे कर्पता को सर्वाधिक 
महत्व प्रदान करते हैं। उनकी दृष्टि मे वैचित्र्य मे ही सौन्दये है। 

(6) प्रकृतिवादी--आई० ए० रिचड्सें तथा जोन ड्यूई को प्रकृतिवादी सोन्दयय- 
शास्त्रियो में परिगंधरित किया जाता है। उनकी दृष्टि में कलागत अनूभूति और जीवन- 
अनुभूति भे कोई विशेष अन्तर नही है। मानव मन सवेदनशील है, इसलिए अनुभूतियो का 
आविर्भाव और तिरोभाव होता ही रहता है। जब कोई विकस्तित अथवा परिप्कृत और 
ललित अनुभूति का आविर्भाव होता है तो वह सोन्दर्यानुभुति बन जाती है ।? यह ललित 
अनुभूति कलात्मक गुण से युक्त होने के कारण ही सामान्य अनुभूति से भिन्न होती है। 
प्रकृतिवादी चिन्तको की दृष्टि में सौन्दर्य का सबध कलाकार और सहृदय दोनो से है। 


लालित्य सिद्धान्त और भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा 


लालित्य सिद्धान्त मूलतः सभी कलाओ से जुडा हुआ है जबकि भारतीय काव्य- 
शास्त्र का सबध साहित्य की विभिन्‍न विधाओ से ही है। यह होते हुए भी भारतीय काव्य- 
शास्त्र में लालित्य और सौंन्‍्दर्य पर गभीर विचार हुआ हैं।* यही कारण है कि डॉ० नगेन्द्र 
और डॉ० कुमार विमल प्रभूत आचार्य काव्य-शास्त्र ओर ऐस्थेटिवस में कोई अन्तर नही 
मानते । डॉ० कुमार विमल के अनुसार, “इस प्रसंग में यहा तक कहने का साहस किया 
जा सकता है कि सोन्दयंशास्त्र काव्यशास्‍्त्र का ही विकसित और कला-चंतन्य से समन्वित 
रूप है।”* भारतीय काव्यशास्त्र मे रस, ध्वनि, वक्रोविव, रीति, अलकार तथा औचित्य- 
विशिष्ट सम्प्रदाय है। प्रत्येक सम्प्रदाय का लालित्य से सबंध स्थापित करके ही हम 
भारतीय परम्परा में लालित्य चिन्तन को भली-भाति समझ सकते है। 


, रस सिद्धान्त और सौन्दय शास्त्र, पृ० 52 

2. सौन्दर्य शास्त्र के तत्व, पृ० 02-03 

3. “भारतीय सौन्दर्य-दर्शश का भुल आधार है काव्यशास्त्र। यद्यपि दर्शन मे भी 
विशेषकर आनदवादी आगम-य्रन्यों मे, आत्म-तत्व के व्याख्यान के अन्तर्गत 
सौन्दर्य की अनुभूति के विषय मे प्रचुर उल्लेख मिलते हैं, फिर भी सौन्दर्य के 
आस्वाद और स्वरूप का व्यवस्थित विवेचन काव्यशास्त्र में ही मिलता है।-- 
डॉ० नगेन्द्र, रस सिद्धान्त, पृ० 3 

4 डॉ० कुमार विमल, सौन्‍्दयं शास्त्र के तत्व, पृ० 6 


(क) लालित्य और रस--आचार्य भरतमुनि ने रस को समझाते हुए कहा-- 
"रस इति कः पदार्थ:, आस्वाद्यत्वात”! वर्षात्‌ आस्वाद ही रस है । भरतमुनि के परवर्ती 
रसवादी आचारयों ने भी काध्यास्वादन को ही रसास्वादन स्वीकार किया है। भरतमुन्ति 
नै रस की परिभाषा देते हुए कहा था कि, “विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस- 
निष्पत्ति/* अर्थात्‌ विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के सयोग से रस की निष्पत्ति होती 
है। वस्तुत, यह निष्पत्ति संयोग की परिणति है | हम यह कह सकते हैं कि सहृदय को जो 
आनन्द की अनुभूति होती है वही रस है। 

"रसनिष्पत्ति के समय हम काव्यकृति की रचना की पूर्णता मानते हैं। लालित्य 
का अनुमंघान इस पूर्णता प्राप्त कृतित्व से आरम्भ होता है और विपरीत दिशा मे तह्‌ 
की ओर अग्रसर होता है। रचना-प्रक्रिया के मूल में स्थित सरकारों का अनुसन्धान ही 
लालित्य चेतना का अनुसन्धान है। रसास्वादन कृतित्व की पूर्णता पर आरम्भ होता है या 
अनुभूत होता है, लालित्य का जारम्भ इस अनुभूति से होता है । रसानुभूति लालित्य को 
समझने की एक सरणि है। रस चेतना आवश्यक रूप से मूल्याकन या समीक्षामयी है, 
जबकि लालित्य एक संस्कार है जो अभिव्यक्ति मे अरूप छाया रहता है।”5 

रसवादी श्ाचार्य भावों में ही सौन्दय्य देखते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि 
सौन्दयय चेतना मानवीय अनुभूति से पूर्णतः सम्बद्ध है। अनुभूति की मात्रा भेद से उसमें 

अन्तर हो सकता है (! रसवादी आचार्यों की दृष्टि मे तदाकार परिणत्ति ही सोन्दये है । 
आचार शुक्ल इस वात को स्पष्ट करते हुए कहते है कि, “ जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या 
भावना की तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए 
सुन्दर कही जायेगी ॥/* 

अनेक भारतीय आचार्य रस-शास्त्र मे सोन्दर्य सम्बन्धी विवेचन की पूर्णता के 
कारण उसे 'ऐस्थेटिवस! का पर्याय मानने के पक्षपाती हैँ । डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त का तो 
स्पप्ट मत है कि “रस-शास्त्र ऐसा शब्द है जो 'ऐस्थेटिवस” के सभी अर्थों को ध्वनित 
करने में समय है।'” प्रो० ए० सी० शास्त्री ने भी यही स्वीकार किया है। उनके 
अनुसार, “यह हमें एकाएक स्पष्ट कर लेना चाहिए कि पूर्व मे हम जिसे “रस” कहते हैं 
वही पश्चिम में सोन्दर्य के नाम से पुकारा जाता है।”? 


अब अ अब 
नाट्य शास्त्र, 6/26 

- नाट्य शास्त्र 

+ डॉ० परेश, सूरदास की लालित्य चेतना, पृ० ॥ 

- शुक्ल, रामचन्द्र, रस मीमांसा, पृ० 25 

* रस मीमांसा, पृ० 24 

- रस-सिद्धान्त का पुनविवेचन, पृ० 33 

'* [2६ घड इल्‍्ट ज्यों इड प्राद्य्यार 59 प25७', ॥६ आयात ॥६ 0९७ 66 ॥30९ 
लंध्या प्र० जाग 4$ ०गीरत व853' ता पाल ध्वड, 48 ०१॥९१ ट्था का 
वाह जटओ. +-स्स सिद्धान्त का पुनर्मूल्याकन से उद्धृत, पृ० 35 


कल 


कफ एफ फकीफए्जपा 


ग6 


वर्तुत; सौन्दय अबवा लालित्य का मूताधार रत ही है। पडितराज जगन्नाथ 
में रस और रमणीयता में भेद स्थापित करने! के पश्चात रस को रमणीयता का आधार 
ही स्वीकार किया है। रमणीयता सौन्दयें अथवा लालित्य का ही पर्याय है । रमणीयता 
से ही आनन्द की अनुभूति होती है जो चिदावरण का भंग होना है--“भरतावरणचिद्रि- 
शिप्टो रत्यादि ।* इस प्रकार सौन्दर्योनुभूति की प्रक्रिया को यदि रसास्वाद की प्रक्रिया 
मान लिया जाये तो रप्त-शास्त्र सौन्दये-शास्त्र का पर्याव चाहे न बन सके किन्तु उसके 
बहुत निकट अवश्य पहुंच जाता है | डॉ० परेश के अनुसार-- 
“कही-कही सौन्दयय-शास्त्रीय चर्चाओं मे सौन्दर्य सवेदना शब्द का उल्लेख मिलता 
है । यह संवेदना शब्द किसी भी अर्थ मे आस्वादद से भिन्‍न स्थिति नही है ।/ 
वस्तुतः भारतीय आचार्म दाशनिक थे, इसलिए उन्होंने अन्तःसौन्द्य को बाह्य 
सौन्दर्य की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया। काव्यात्या के सन्दर्भ मे रस की चर्चा 
उसी का प्रतिफल है। “यह कहता असमीचीन नही है कि भारतोय आधचार्यों की दृष्ठि से 
भाण्ता, सोन्दर्य या रमणीयता ही रस है । रस सोन्दर्य है सौन्दर्य रस है। इस रूप में उस 
सौर्दय की उद्भावना हुई है जो काव्य के सम्पूर्ण स्तरों पर विराजमाब रहता हुआ स्वयं 
ही सब तत्वों का प्राणभूत बनकर उनके रूप में अभिव्य॑णित होकर काव्य के भोग-रूप 
एवं अभिव्यजनागत सौन्दर्य में पूर्ण समन्वय स्थावित कर देतः है। यह भारतीय सौन्दर्य- 
दृष्टि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो सम्भवतः इस उत्हृप्टता के साथ दुसंभ है ।/* 
रसवादी आचार्यों ने “वमत्कार' और “रमणीय!” के माध्यम से सौरदये की व्याख्या 
प्रस्तुत की है। 'चमत्कार' को रस का सार-तत्व माना गया। पडितराज जगर्नाथ ने 
“रमणीयार्थ प्रतिपादक. शब्द: काव्यम्‌!! कहकर रमणीयार्थ को सर्वाधिक महत्व प्रदान 
किया । उन्होंने लोकोत्तर आह्वाहजनक ज्ञान गोचरता को ही रमणीय माना। इस प्रकार 
उनकी माम्यता से यह स्पष्ट है कि रमणीयता का रहस्य पराथिव ही नहीं अपितु 
आध्यात्मिक भी है। पाधिव वस्तु जग्रतू का आत्मा से सम्मिलन करना ही सोन्द्ये की 
वास्तविक भूमि है।* 
आचार्यों ने रसानुभूति की चर्चा मे साधारणीकरण के सिद्धान्त पर विचार करते 
हुए 'सत्वोद्रेक' को स्थिति को महत्व प्रदात किया है। 'सत्वोद्रेक' के कारण ही शुद्ध 
आनन्दमयी अनुभूति होती है। इस प्रकार सोन्‍्दर्यानुभूति आनन्दानुभूति से स्वतः सिद्ध 
है। आनम्दवर्धन ने “रस: रमणीयताम्‌ आवद्ति// कहुकर रस को सौदय का मूल रथापित 
4. रस: रमणीयतामावहति:--रस गंगाधर, /6 
2. सूरदास की तालित्य चेतवा, पृ० 9 
3. रस: रमणीमतामावहति.--रस गयाघर, पृ० 88 
4. डॉ० मिश्र, भगवत्स्वरूप, भारतीय सोन्दर्य चिन्तन में साहित्य तत्व-- 
पं० जगन्ताथ तिवारी अभिनर्दन ग्रत्थ, पू० 266 
$. डॉ० सुरेन्द्रभाय दास गुप्त, सीन्दयं तत्व, अनु० आनन्द श्रकाश दीक्षित, पृ० 44 
6. रस्त गयाघर 7/6 


4 


किया है । “सौन्दर्य की दृष्टि से रस विचार-सौन्दर्य को विषयगत और विपयीगत दोनों 
मानता है और सामाजिक उपादानों को भी आध्यात्मिक स्थिति के साथ समान महत्व 
प्रदान करता है। वह रीझने वाले तथा रिश्ाने वाले दोनो की स्वीकृति में विश्वास रखता 
है और सौन्दर्यानुभूति को एक उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करके लोकिक अनुभूति से उसकी 
पृथकता प्रदर्शित करता है ।/! यही कारण है कि डॉ० निर्मेला जन इस सिद्धान्त को 
प्रकारास्तर से सौन्दर्य शास्त्र ही मानती हैं।? 

“रस निष्पत्ति के समय हम काव्यकृति की रचना की पूर्णता मानते हैं। लालित्य 
का अनुसन्धान इस पूर्णता प्राप्त कृतित्व से प्रारम्भ होता है ओर विपरीत दिशा में तह की 
ओर अग्रसर होता है। रचना-प्रक्रिमा के मूल मे स्थित सस्‍्कारो का अनुसन्धान ही 
लालित्य चेतना का अनुसस्धान है। रसास्वादन कृतित्व की पूर्णता पर आरम्भ होता है 
या अनुभूत होता है, लालित्य का आरम्भ इस अनुभूति से होता है । रसानुभूति लालित्य 
को समझते की एक सरणि है । रस चेतना आवश्यक रूप से मूल्यांकन या समीक्षामयी है, 
जबकि लालित्य एक सस्कार है जो अभिव्यवित में अरूप छाया रहता है ।”* 

(स्र) लालित्य ओर ध्वनि--ध्वनि-सिद्धान्त के प्रवर्तक के रूप मे आनर्दवर्धन का 
नाम लिया जाता है। “ध्वन्यालोक' मे आनन्दवर्घन ने ध्वनि की परिभापा देते हुए कहा 
कि “जहां शब्द अपने अर्थ को ओर अर्थ अपने स्वरूप को गौण बनाकर अन्य अर्थ की 
ध्यजना करते हैं उम काव्य विशेष को विद्वान्‌ ध्वनि कहते हैं ।/* आनन्दवधंन ने ध्वनि 

को लावेण्य के समान कहकर लालित्य की ही स्थापना की है। उनके अनुसार ललनाओं 
के अंग्रावयवों से भिन्‍न लावष्य होता है। महाकवियों की वाणी मे ध्वनि भी उसी प्रकार 
प्रतीयमान होती है जिस प्रकार ललनाः का लावण्य ।* उन्होने 'प्रतीयमान' अर्थ को स्पप्ट 
करने के लिए एक अन्य उपमान का सहारा भी लिया। उन्होने कहा कि-- 


“मुख्या महाकविगिरामलं कृतिभृतामपि । 
प्रतीयमानच्छायपा भूपा लज्जेव योपिताम्‌ ॥”/१ 


अर्थात्‌ महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान अर्थ की छाया उसी प्रकार मुख्य 
अलंकृति है जिस प्रकार अलकारादि से युक्त कुलवधुओ का मुख्य अलंकार लज्जा है। 
वस्तुत: आनन्दवर्धन का प्रतीयमान अर्थ लालित्य की ओर ही संकेत करता है। 





]. डॉ० सुरेन्द्रनाय दास गुप्त, सोन्दय तत्व, पृ० 48 ) 

2. रम-मिद्धान्त और सोन्दयं-शास्त्र, पृ० 446 

3. डॉ० परेश, सूरदास की लालित्य-चेतना, पु० |[ 

4. “यथार्थ: शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थों 
व्यक्त काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभि: कथित: ॥” ध्वन्यालोक--/ 3 

$ “प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति दाणीय महाकवीनाम । 


यत्रत्मसिद्धावववात्तिरिक्त विभाति लावप्यमिवागनासु ॥” ध्वन्यालोक--/4 
6. ध्वन्यालोक--3/37 


हे य 


उन्होंने काव्य-मौस्दर्य को चमत्कार रूप ही माना है। यह चमत्हृति ही आस्वाद स्वरूप 
है । सौन्दर्य वस्तु का घर्मे है। इस प्रष्यर चमत्राति चेतना का थम है। यह कहना समी- 
चीन हैं कि दिसी अनुमव में निद्धित चमत्कार मे विधान में चमल ति सौन्दर्य के प्रति हो 
होती है। यह चमत्वति ल्ोकीत्तर होती है।! वस्तुन: आनन्दव्धत चमतार शब्द का 
प्रयोग सोन्दयय दर्शन के रूप में ही करते हैं। उन्होंने घटा निनाद के अनुरणन द्वारा उमरी 
व्यारुपा प्रस्तुत की है । 

मआनम्दवर्धत ने “काव्य हिललितोबित सर्निवेश घारण:” बहुकर ललित व 
रुचि के सन्निवेश द्वारा बाब्य की घारता को स्वीहपि प्रदान वी है । यह ललित सौन्दर्य 
का सूइ्मतम रूप को सरे वित करता है जी उन्होंने 'विध्वातिलावन्य भियांगनासु' के द्वारा 
किया है । उनकी दृष्टि में सौन्दर्य का प्राण अभिव्यजनता का सोंदर्य ही है। इस अभिव्यजना 
के द्वारा ही संवेदना एवं रूप में सौँद्य भौर आनन्द को अनुमूति होती है। अभिव्यजना 
के सौंदर्य ओर उसके विरेचन को शरित को सो वाश्चात्य आचाये भी स्वीकार करते हैं ।* 
हम प्रकार घारतीय घ्वनिं सिद्धान्त सालित्प को अभिव्यंजना के द्वारा प्रतिप्ित करने 
बाला है। 

(ग) लातित्य और वक्ो रित--अय घाय॑ शुन्तक में घ्वनिस्तिद्धान्त का विरोध 
करने वे लिए 'बकोटिंत जीवितम्‌! नामक प्रग्य की रचना की जिममसे उन्होने वक्रीकित- 
मिद्धान्त की स्थापना की । उनके ग्रन्ध के नाम से हो रपष्ट है कि उन्होंने यफ्रोरित यो 
कार्य जो जीवित माता । बुस्तक ले यक्रोरि के अस्तर्गत सी प्रचलित काच्य सिद्धास्ती ० 
असेतार, रीति, रस, घ्यनि आदि गा समादहार करने का प्रषास रिया । 

आया १न्‍्तक के अनुसार याय्य की उहित मारव एय स्पयट्वार से प्रशुकत उदित 
मे भिल्‍े होती है। यह भिरनता बयि-कर्म कोशल के द्वारा वें द्ध्यजर्प होती है ।ऐे उन्होंने 
बक़ीरित की परिभाषा देते हुए द हा झि-- 

“जाश्पों राहिती यक्ररुकि स्पापार शासिति । 
बत्धे स्पयरियतों बाब्य॑ रादिशधस्ट्रादका रियो ॥7/+ 





अपति “दाय्प-म्ंद्रों को आनरद देने वाले यकर गजि-स्थापार द्वारा बए् मे 
स्पवस्धित शम्द और सर्प के सहवर्तिरटर की बाम्ग शहते है । 

दृन्त॒क में पूर्व वकोरि] एद अलडार बे रूर से ही मास्य दा। प्रार्ती धवि- 
बादी और रस शी आपार्यों ने भो इसे एर असवार वे हूप में ही! माना और मिदाल 





» हाँ> विर्म ता बत, रस विरान्त और सोरदर्य झारत, १० 68 

"कालिंग बह, द्विविस्स आँख मारे, पू०« 284-285 

- (बे डीहिए प्रसिदामियावप्दविरेदि दी थिविय शयिदा ? बोदुशी बेदस्ध्यभपी- 
अरविरी: ई इ्थर दिदेग्प्रमाव: कर िदमंबीझस समय भरी डिड्दिरि, हंदाभदितित 
दिविषेदामिएां बकोविःरिु प्दत दो विएडो रिए, /80 दर बखि 

3. पक 4१ ४ीशिं, 4/7 





३ १७ १5 


64 


झूप में उसे स्वीकृति नहों मिल सकी । भागह से अवश्य ही वक्रोवित को सभी अलंकारो 
का मूल माना था। वे स्वाभावोवित में भी वक्रोवित की व्याप्ति मानते थे । दण्डी ने 
भामह के इस कयन को अस्वीकार कर स्वाभादोक्ति मे वन्रोवित की व्याप्ति नहीं मानी 
किस्तु अन्य अलकारो के मूलभूत तत्व के रूप में उसे स्वीकृति अवश्य दी । अन्य आचार्यों 
में उसे एक अलंकार के रूप में ही माना । 

आचाए॑ कुस्तक ने दर्ण-विन्यास बकठा, पद-धूर्वार्द दक्रता, प्रध्यय बक्रता, वजय 
बक्रता, प्रकरण वक्रता तथा प्रवन्ध बकता के द्वारा काव्य को सुन्दर बनाने वाले सभी 
तत्वो का समाहार करने का प्रयास किया | उन्होने 'लोकोत्तर घमत्कारि वैचिश्यसिद्धये' 
कहकर लालित्य की और संकेत किया | लोकोत्तर चमत्कार उत्पस्न करने वाला बेवित्य 
निश्चित रूप से अभिव्यजता शैली का एक प्रकार ही है किन्तु कवि-प्रतिभा और कवि- 
कौशल को भह॒त्व देने के कारण उसमे अन्तश्तत्व बी उपेक्षा नहीं की गयी है । “' 
प्रतिभा अपनी झृति को चमत्कारमपी बनाने के लिए जिन साधनो-प्रसाधनी बा मवतम्ध 
ग्रहण करती है उनके भर्म का साक्षात्कार करने के लिए बक्रोवित-सिद्धान्त निश्चय ही 
अतीव मद्ामक है ।! 

आचार्य बुन्तक ने सौन्दर्य को कवि-कोशल-जन्य कहकर सौन्दर्य की विशद 
व्याख्या की है। उनकी दृष्टि में “अन्यूनातिरिकत रमणीयत्व तथा परस्पर स्पाद्ध चारत्व” 
के कारण शब्दार्थ गौण हो जाता है तथा किसी अन्य तत्व को प्रधानता मिल जाती है।* 
कवि के आभ्यन्तर का उद्वेक होने के कारण काव्य-सोन्दर्य सृष्टि सौन्दये है । वे कवि-कर्मे 
की ही सभी प्रकार के सौन्दयय का मूल स्रोत मानते हैं जिससे रपप्ट होता है कि उनकी 
दृष्टि में सौन्दर्य वस्तुगत न होकर आत्मगत है। वे कवि-कर्म को प्रातिभ मानते हैं । 
“रचना में सीन्दर्य का उन्मेष प्रतिभा के सस्पर्श से ही होता है। शब्द और अथ्थे मे सोंदर्य 
के स्फुरण मे ही कवि-कर्म मे प्रतिभा का योग होता है।” 

“अनयोः शब्दार्थ योर्या काव्य लौकिकी चेतन चमत्कारत्व: मनोहारिणी परस्पर 
स्पधित्व रमणीया । शोभाशालिता प्रति ! शोभा सौंदयंम्रुच्पते तथा शालते श्लाध्यते या 
सा शोभाशाली तस्पाभाव॑ शोभाशालिता तां प्रति सौन्दय्यंश्लाधिना प्रति सेव व सहृदया- 
ल्हादकारिता तश्या स्प्धिह वेन याडसाववस्थिति: परस्पर साम्पभुभग मवस्थान ता 
साहित्यमुच्यत्ते ॥* ध 

आचार्य कुन्तक ने शोभा को ही साहित्य के प्रमुख मानदण्ड के रूप मे स्थापित 
करने का प्रयास किया। सद्ृदय श्लाध्य द्वारा वे सोन्दर्य को हृदय से हृदय के संदाद करे 
कसौटी के रूप में स्थापित करते हैं। सौन्दर्य कवि-कर्म हे ओर सहृ्‌दय द्वारा उसकी स्वीकृति 


>---->---_्््++5 





. डॉ० सुरेन्द्रनाथ सिह, प्रसाद के काव्य का शास्त्रोय अध्ययन, ए० ]55 

2. "एतेपा यद्यपि प्रत्येक स्व विधय प्राधान्यमेपा गरुणाभावः तथापि सकते 
वाव॑धसपरिस्पन्द जीवतायमावस्यास्य साहित्य लक्षणस्थेच कवि व्यापारस्य बस्तुतः 
सर्वेत्रातिशयत्वम्‌ ॥।”--वक्रोक्तिजीवित 

3, वक्रोक्तिजीवित--]/7 ह 


20 


उसका मानदष्ड है । इस प्रकार आचाये कुम्तक की 'वक्रोरित” लालित्य पर ही भाधारित 
प्रतीत होती है। उन्होने सौन्दर्य को ही काव्य के प्रतिमान के हूप में प्रतिष्ठित करने का 
प्रयास किया । 

(प) रौति-सिद्धास्त ओर लालित्य---री ति-सिद्धान्त के प्रथम और अतिम आचाये 
के रूप में वामन की प्रतिष्ठा है। उन्होने अपने ग्रन्थ 'काव्यालकार सूत्रवृत्ति:' सामक ग्रंध 
में रीति-सिद्धान्त की स्थापना की थी । “रीति! शब्द का सामान्‍य अर्थ मार्ग, प्रणाली अथवा 
शेली हैं। आचार वायन मे रीति को परिमावित करते हुए कहा कि, ''विश्िव्ट पद रचना 
रीति” है। इस पद रचना की विशिष्टता गुष और अलकायो से दथा दोपरहित होने से 
भांती है। आचाय॑ वामत ने अलकार गुण और दोपरहित होने को महत्व देते हुए ही 
रीति को काव्यात्मा कहा ।* 

आचार्य वामन का रीति-सिद्धान्त गुणी पर विशेष रूपसे आशित था। उनके 
मतानुमार रीति गे विशेषता का कारण गुण ही है ।? ये गुण ही हैं जो शब्द और अर्थ के 
घर्मों का बोध कराकर काव्य को शोभा से थुवत करते हैं। उन्होने इसीलिए शब्द-गुण मौर 
अर्थ-गुथ की कल्पना करके गुणों की सब्या दीस तक पहुचा दी। परवर्ती आचाये मम्मट 
ने बीस गुणों को तीन ग्रुणों में ही समाहित कर दिया। गुण रस के धर्म के रूप में प्रतिष्ठित 
किये गये, इसलिए रीति-सिद्धान्त का महृत्व कम हो गया । 

रीति-सिद्धान्त गुणों पर आधित था और गुण लालित्य उत्पन्न करने वाते कहे 
जा सकते हैं। गुण रस के धर्म तो हैं ही, वे विश्चित रूप से तानित्य के भी घर्म हैं। काव्य 
की शैली भी सालित्य उत्पन्त करने में सद्टायक होती है, इसलिए उसका सम्बन्ध भी 
लातलित्य से जुड जाता है । 

(३) झालित्य और अलंकार---भारतीय काव्यशास्त्र में अलकार को काव्य मे 
सौन्दये प्रस्तुत करने वाले तत्व के रूप में स्वीकृति मिली । डॉ० नगेख ने आधुतिक मनो- 
विज्ञान के आधार पर सौन्दर्य चेतना के दो मूल तत्व स्वीकार किये है--(7) प्रीति तथा 

(2) विस्मय। उनके अनुसार प्राचीन काव्यशास्थियों ने प्रीति के आधार पर रस तथा 
विध्मप के आधार पर अंकार शास्त्र कर विकास किया ।$ वस्दुतः अलकार का अथे हो 
सीम्दय॑वर्धक तत्व है, इस प्रकार उमर लालित्यवर्धक कहना भी उचित है। 

प्रथम अलकारवादी आचाये भामह ने अलकार की परिभाषा देते हुए कहा कि, 
“क्क्रामिधेय शब्दोकितरिप्टा वाचामलेकृति: ।'£ जिसका अर्थ है कि शब्द और अर्थ की 
बकनता ही अलंकार हैं / उन्होंने वकोवित को सभी अलकारो का प्राण-तत्व माना। यह 





. काध्यालंकार सूत्र /2/7 
2. काब्यालकार सूत्र, 4/2/6 
3. विशेषोगुणात्मा कामब्यालकार सूच, /2/8 
4. रस-प्विद्धान्त, पृ० 3 
* 5, काव्यालकार, 2/! 


म_न्ड 


बत्रता ही लालित्य का व्यजक माना जा सकता है। आचार्य दण्डी ने काव्य के शोभा- 
कारक धर्मों को ही अलंकार कहा ।£ आचार्य वामन ने तो सौन्दर्य को ही अलकार 
माना ।5 उनके मतातुसार अलंकार के कारण ही काव्य ग्राह्म ओर उपादेय होता है 
जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि सौन्दर्य के कारण ही काव्य की ग्राह्मता और उपा- 
देयता है। 

काव्य में अलकार के महत्व के प्रश्त पर आचार्य दो मतो में विभाजित हैं । प्रथमतः 
वे आचार्य हैं जो अलकार को काव्य का स्थिर धर्म मानते हैं और दूसरे वे आचार्य हैं जो 
अलंकार को काव्य का बाह्य तत्व स्वीकार करते हैं। भामह, दण्डी और वामन तो स्पप्टतः 
ही प्रथम वर्ग के आचार्य हैं। आचार्य भामह ने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि, “सुन्दर स्‍्त्रीका 
मुख भूषण रहित शोभा नही देता ।” घ्वनिवादी आचार्य मम्मट द्वारा अपने काव्य-लक्षण 
में 'अनलंकृति' शब्द का प्रयोग किये जाने पर आचार्य जयदेव ने कहा कि-- 


#अंग्रीरोति यः काव्य शब्दार्थावनलंकुतो | 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनले कृती॥/” 


जिस प्रकार उप्णता से होन अग्नि नही हो सकती उसी प्रकार अलंकार से हीन 
काव्य की कस्पना सम्भव नही है। स्वर्य आचार्य मम्मट ने 'अनलंझूति' का अर्थे 'ईपद 
अलकार' किया था और उन्होंने 'सरस अलकार हीन” वाक्य की सत्ता स्वीकार नही 
की थी तथा 'नीरस ईद अलंकार सहित” वाद्य को काध्य की संज्ञा दी थी। इस 
प्रकार ध्वनिवादी और रसवादी आचार्य भी काव्य कै लिए अलंकार के महत्व को स्वीकार 
करते हैं किन्तु वे उसे बाह्य तत्व के रूप में ही स्वीकृति देते हैं । 

अलंकार स्नान, काजल और केश-सज्जा के समान अल्तःतत्व से युवत हो अथवा 
कटक-कुण्डल के समान पृर्णतः बाह्य, प्रत्येक स्थिति में वे सौन्दर्य की अभिवृद्धि ही करते 
हैं, इसलिए अलंकार का सम्बन्ध निश्चित रूप से लालित्य के साथ जुड़ जाता है। लालित्य 
का साधन अलंकार है। जि, 

(सच) लालित्य ओर ओचित्य सिद्धाग्त--आचाये क्षेमेन्द्र ध्वनिवादी आचार्य 
आननन्‍्दवर््धन और अभिनवगुप्त से प्रभावित थे। , उन्होने ध्वतिवादियों द्वारा औचित्य के 
महत्व की स्थापना को ध्यान में रखकर ओखित्य-सिद्धाल्त का प्रतिपादत किया और 
उसे काव्य के 'जीवातु' की सज्ञा श्रदात की । ओऔचित्य की परिभाषा देते हुए उन्होने 





. ए8840ए9॥, ९., 5०४6 व्ग्म्व्का जी बागातव इ09धग8, 7, 263. 
2. काब्यादर्श, 2/7 


3. काब्यालंकार सूत्र, //2 


4- “न कान्तमयि निर्भूपं विभाति वनिता मुखम्‌ ।”--काव्यालंकार 
5. काब्यालंकार सूत्र, /2/7 है जम 


२०. 


कहा कि-- 
“उचित प्राहुराचार्या: सदृश किलयस्य यत्‌ । 
उचितस्य हि यो भावस्तदौचित्य प्रचक्षते ॥77 


(अर्थात्‌ “जो पदार्थ जिसके सदृश होता है उसे आचार्यों ने उचित कहा है, उचित 
के भाव को 'औचित्य” कहा जाता है।”) 
आचार क्षेमेन्द्र औचित्य को ही काव्य-सौन्दर्य का मूलाधार मानते हैं। अनोचित्य 
आ जाने पर सौन्दय नष्ठ हो जाता है तथा स्थिति हास्यास्पद बन जाती है। स्वय क्षेमेन्द्र 
ने अनौचित्य के सन्दर्भ मे कहां कि-- 
“कण्ठे मेखलया नितम्वफलके तारेण हारेण वा। 
पाणो नूपुरबन्धनेन चरणे केयूरपाशने वा | 
शौर्येण प्रणते रिपौ करुणया नायान्ति के हास्पता-- 
मौचित्येन बिना रति प्रतनुते नालकृतिर्नों गुणा: ॥/* 


(अर्थात्‌ “यदि कोई कण्ठ मे मेखला, कटि में हार, हाथो मे नूपुर और चरणो मे 
केयूर पहन ले, इसी प्रकार यदि कोई वीरता दिखाने वाले के प्रति अपनी मम्रता और 
शत्रु के प्रति करंणा प्रदर्शित करे तो वह हसी का ही पात्र बनेगा । इसी प्रकार औचित्य 
के बिना अलकार अथवा गुण शोभा का सवध्धंत नही करते |”) 

आचाये क्षेमेन्द्र ने औचित्य को जीवन-शक्ति कहा । उन्होने 'रस' शब्द का श्लेप- 
परक अर्थ ग्रहण करते हुए आयुर्वेद के रस से उसकी तुलना करते हुए कहा कि जिस प्रकार 
साधक पारे को सिद्ध करके उसे रस बयाकर अपने शरीर की जीवन-शक्ित में वृद्धि करते 
हैं, उसी प्रकार काव्य से भो रस-सिद्धि होती है तथा उसमे औचित्य ही जीवन-शक्ति के 
रूप में उदित होता है--- 

“रसेन श्वूगारादिना सिद्धस्य प्रसिद्धस्य काव्यस्य धातुवाद-रानसिद्धस्येव तजीवित 
स्थिरमित्यर्थ, ॥ औचित्य स्थिर मविश्वर जीवित काव्यस्य तेन विनास्य गुणालकार 
ग्रुक्‍्तस्पापि निर्जीवित्वात ॥7 

ओचित्य की परम्परा प्राचीन ही रही है । आचार्य भरतमुनि ने अभिनय के 
सन्दर्भ मे औचित्य की चर्चा की थी। नाट्य-प्रयोग की सफलता की कसौटी के रूप में 
उन्होंने 'लोकोचित्य” को स्थापित किया था। आचाय॑ भागह ने काव्य के उत्कर्प के सदर्भ 

में औचित्य की आवश्यकता पर बल दिया। आचार्य भोजराज ने अपने 'श्यूगार प्रकाश' 
में यशोवर्मा के नाटक “रामाध्युदय' की भूमिका का एक श्लोक उद्धृत किया था जिसमे 
ऑऔचित्य का स्वरूप विवेचन किया गया है। आचार रुद्रट ने भी औचित्य शब्द को अयुक्त 
किया | आमन्दवर्धन मे रसभग के सन्दर्भ मे ओचित्य को प्रमुख कारण माला। उतकी 





।. ओचित्य-विचार-्चर्चा, 6 
2. औवचित्य-विचार-चर्चा, 4 
3. औवचित्य-विचार-चर्चा, 5 


दृष्टि मे रस की व्यजना के लिए औचित्य अनिवाय तत्व है। बाचार्य अभिनव गुप्त ने 
विभावादि में औचित्य की आवश्यकता पर बल दिया। भोज ने रसौचित्य को काव्य का 
सर्वेस्व माना। आचार्य कुन्तक ने भी अपने वक्रोक्ति-सिद्धान्त मे औचित्य के महत्व को 
स्वीकृति प्रदान की थी । 

आचार्य क्षेमेन्द्र ने चमत्कृति के लिए लावण्य शब्द का प्रयोग करके सौन्दये-तत्व 
की अभिव्यंजना की । चमत्कार रस का मूल माना गया। इस प्रकार क्षेमेत्ध के अनुसार 
लावष्य अथवा लालित्य ही काव्य का मूल है। 

वस्तुत: भारतीय काव्य-शास्त्र के सभी सम्प्रदाय लावप्य की चर्चा करते हैं। वे 
इमके लिए लावण्य, रम्य, रमणीय, सुपरेशल, सुन्दर आदि शब्दो का प्रयोग करते है । ये 
सभी शब्द समानार्थक हूँ । इनके द्वारा लालित्य को व्यापकता का ही ज्ञान होता है । 


पाश्चात्य आलोचना में लालित्य-सिद्धान्त 


डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'लालित्य-सिद्धान्त' अग्रेजी के 'ऐस्थेटिक्स' का 
समानार्थक अथवा पर्यायवाची कहा जा सकता है। अंग्रेजी शब्द 'ऐस्थेटिवस' ग्रीक शब्द 
शस्थेसिस' का विकसित रूप है। प्रीक शब्द 'ऐस्थेसिस' का अर्थ 'ऐन्द्रिय सुख की चेतना' 
था। क्रमशः अर्थ-विकास के द्वारा 'ऐस्थेटिक्स' का अर्थ उस शास्त्र से हुआ जिसमे 'सोदये' 
बी परिभापा एवं व्याख्या की जाती है। हैरल्ड ऑसबॉर्ने ने 'ऐस्थेटिवस' की परिभाषा 
करते हुए कहा कि “ऐस्थेटिव्स ज्ञान की वह शाखा है जिसका मुख्य कार्य यह खोजना है 
कि सौन्दर्य का वास्तविक अर्थ क्या होता है। इसका सम्बन्ध सौन्दयं-सम्बन्धी समान्त 
निर्णयो के लिए उपयुक्त सिद्धान्तो के निर्धारण से है”! 

प्लेटो ने सौन्दर्य को 'प्रत्यय' की सज्ञा प्रदान करते हुए उसे मगल-विधायक माना 
था। प्लादिनस सोन्दर्य को इन्द्रियों का विषय न मानकर प्रज्ञा का विषय मानते हैं। हम 
सौन्दर्य को आनन्दप्रद मानने के पक्ष मे हैं।? गेटे सौन्दय्य को प्रकृति के समान ही देविध्य- 
पूर्ण मानते हैं । उनके मतानुसार कोई भी रचना अपने स्वाभाविक विकास की पराकाप्ठा 
पर पहुंचकर ही सुन्दर बनती है । लाउयनीज ईश्बर के प्रकाश को हो सुन्दर चताते है । 
एक्वीनाश सत्य और शिव के तादात्म्य को स्वीकार करते हुए शिव को ही सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण भतिपादित करते हैं । सेफ्टसबरी सौन्दय को देवी शवित मानते हैं । वे निश्चित 





, “&6४७८४० ६ (४8 छा्यात्ा ० ॥009९686 जघ08८  जिएवंगा 45 0 
0५९5४82९ जाब। 00 98 8४०श९/(९त जोधा छ९ छग्मा6 0 ॥90 एण7हट्राए 
&8890व6 0ध७(७५. ३६ 4$ एणाल्व्यार्त 408०७ए (0 लाएलंत॥० पा डगणाणा 
0 0ध्वपाज 4६ पट वाहाए?णंबफाड व्थिणर ण॑ एणए त॑ ववा६ खाते ० 
ए7०ए०ए०व ए6 शीत जाशरत0)६४ जता प्रघतध्तएर थी इधञ॥८४० 
_प्ठेएल्गाथा-' 


+--8९#06ध०७ बाप (05७77, ?. 24, 
2.5. ९. एगाप३७, रत्ध८ण #व्ञञाधां०्ड, 9, ], 


कर कं 


24 


रूप से प्लेटो पे प्रभावित थे ।” बेकेन सौन्दययं मे अनुपात की विचित्रता पर बल देने के 
पक्षपाती हैं । देकातें संवेदना या उत्तेजगा की अनुभूति को महत्व देते हैं। स्पिनोजा 
नीतिशास्त्र और सीन्दयं का निकट सम्बन्ध स्थापित करते हैं । 

बर्क ने ऐन्द्रिय गुणो की चर्चा करके सौन्दर्य की भौतिकबादी व्याख्या प्रस्तुत की । 
उन्होंने सौन्दर्य को लघु, कोमल, बहुरंगी आदि माता । रस्किन ने सौरदययं को ईश्वर की 
विभूति मानते हुए उसे सहज दृत्ति के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । एंडसिन सौन्दर्य की परिवेश 
और संगति का परिणाम मानते हैं। हीगल सौन्दर्य को ईश्वर का प्रतिरूप ही कहते है। 
काण्ट सौन्दर्य के लिए शुद्ध आचरण पर बल देते हैं। वे सोदर्य को व्यक्तिगत रुचि से 
निरपेक्ष मानते हैं ! उनकी दृष्टि मे आदर्श ही विषयवस्तु की ऐसी शत है जो सामान्य 
व्यवित को एक ही समय में समान रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती है । काण्ट में 
आरम्भ में सौन्दर्य को वैयवितक अनुभूति माना किन्तु बाद में वे उसमे वस्तुगत सत्ता को 
स्वीकृति प्रदान करते हैं। गिलर पर काट का ही प्रभाव या । यही कारण है कि उन्होने 
रूप ओर वस्तु के सोंदय-एक्य को स्वीकृति प्रदाव की । 

बोसाके सौदय के लिए विभेद मे एक्य-धारण की शक्ति को अनिवार्य मानते हैं। 
उनकी दृष्टि में कलाकार ओर सामान्य जन के आनन्द मे अन्तर होता है । इसलिए वे 
कल्पित रुप में प्रकाशित वस्तु धर्म की बात करते हैं वाशिंगटन डरबिन आंतरिक सौंदर्य 
को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। वे गृणो से हीन रूपवती महिला से अग्रभावित रहने 
पर बल देते हैं। क्रोवे सोद्य के लिए अभिव्यक्ति पर विशेष बल देते हैं। शापेनहार 
इच्छा-शवित पर बल देते हैं। कीट्स ने सत्य और सांदियें के तादात्म्य को सहत्वपूर्ण 
माना । आई० ए० रिचड्‌'स काव्य-जगत्‌ को शेप सूष्टि से भिन्‍त नही मानते । ह॒व॑र्ट रीड 
मुक्तावस्था को कलानुभूति के समान स्वीकार करते हैं ।* जान डूयूई पर भी रिचड्‌'सत का 





]. "फाड़ €#/शागांणा ती ही श्र 0९8०9 क्ञाप चार क्‍0 6 80007255 
40 ग्राणगागए 74 90०( 09 जणा जद |००६९ णीा. 

>-फि०इभावण्टा, क्राध0ाए ० 3०5॥07/08, एऐ. 77. 

2. 'प६ छ०णत 5प्रधिश्षणा( 00.- वाह एथ्डएए 85 लागरड८लिांधंए सी 85 वि 
ह3 €जजा९छ९4ं (0 ३९5९, कुद्ाएथ्फाणा 007 गबहप्रबाणा 

>फ्र०5डपवु०ए९ट, (50५9 णी 0९57९005, 2 6. 

3, ''रफ्रा० ऋण ण 270॥5 72 8676 इल्ला5४ 8 [07ब्रांणा ण 86. छथ$0तब- 

आफ ग्रणगाश]7 ण व्थांपड5 बाल ग्रागेंजॉट्प दग उट्फा255०(, छ6 ७०ा- 

॥व्याफॉबा6 8 #णए: ० दवा, व ग्राध्ल्तोंडशिए पदा8 45 7९635, शाते 

20 0ग्राँ# 2 उ/८३४९--३५ पाएशध9 एड 3 ॥ट2852 ० ९९८|7०8४-- 97 ॥50 

4 ग्रां्ा|टएएड व लायापड्ट, 8 धाणजियिवाण:, पद व$ पीर ९छष्याएक 

लाशिद्याल्ट 7९(ए९शा था द्यापे हटाकर, ब्यावर 5 8 

इ2३$९, 574 350 4 फोवणंग?९- #70 8 (8 2ए०7णा३ ण #टा।085, 4६ 45 


व्जर्णांण ८प्रॉपंएड/०फ2 8007/ण॥- 
_-नम्र्श्व्य हिट55, सथ्यागड ० 87६ ९, 3. 


25 


प्रभाव था। वे सौंदर्यानुभूति को इसी अर्थ मे जीवनाभूति से भिन्‍न मानते हैं कि सौंदर्य 
की अनुभूति जीवन की अनुभूति से अधिक चाढ, सूक्ष्म और ललित है । 

शापेनह्वावर तत्व मीमासा के आधार पर सौंदर्य वी व्याख्या करते हुए उसे निष्काम 
कहते हैं। उनकी दृष्टि में सौदयनिन्द में व्यक्त का वस्तु से वादात्म्य स्थापित हो जाता 
है। उस समय उसका निजी व्यवितत्व नही रह जाता। वस्तुत: शापेनहावर णमन दार्शनिक 
थे। सौंदर्य की दाशंनिक व्याख्या करने के कारण वे भारतीय आचारयों के निकट भा जाते 
हैं। जॉज सन्तामता भी शापेनहावर के समान ही दार्शनिक ढंग से विचार करते हुए कहते 
हैं कि कलाकार भौतिक सत्ता से ऊपर उठ जाता है ।! 

थियोडोर ते मनोवैज्ञानिक आधार पर सौंदयं की व्याध्या की। उन्होने मानवीय 
सवेदनाओं के अनुसार सौंदर्य को सवेदन करने मे सहायक माना। सूजन लेंगर ने मध्यम 
मार्ग अपनाते हुए कहा कि, “एक बार ज्यो हम चारो ओर से अपना घ्याव हटाकर कला- 
कृति की ओर उन्मु होते हैं, हम कलाकृति से सलग्न उस कलात्मक गुण के सम्पर्क में आ 
जाते हैं जिसे सामान्यतः सौंदर्यानुभूति कहा जाता है । यह अनुभूति कलाइति की साक्षात्‌ 
अनुभूति मही वल्कि उसके अनुचिन्तन से निष्पन्न वास्तविक संवेग' है क्योकि सोंदर्यानुभूति 
कलाकृति में अभिव्यजित नही होती, बल्कि उसका सम्बन्ध तो ग्राहक से है ।”* 

वस्तुतः पाश्चात्य साँद्य विषयक चिन्तन का विश्लेषण करें तो वह दो घारामों 
मै बंटा दिखाई पड़ता है--() वस्तुनिष्ठ और (2) आत्मनिष्ठ । अरस्तृ, होगाय॑, बक, 
डी० पाकेर, कूस्ताज आदि ने झूपाकार के सुन्दर होने के लिए कुछ तत्वों को आवश्यक 
माना । मे तत्व सौंदर्य को बस्तुवादी बनाते हैं किन्तु कलाकार को अनुभुति और सहृदय 
की अनुभूति से उनका क्या सम्बन्ध है, इस पर वे विचार नही करते ।४ 

दूसरा पक्ष साहचयंबादी रहा। एलिसन, पिभर, वफियर; जैप्रे, वेन आदि 
विधारकों ने इस वात पर बल दिया कि वस्तु अपने साहचर्य के कारण मानव-मन मे 
संवेदना उत्पन्न करती है। आकार आदि बाह्य उपकरणों के अतिरिक्त प्रथा, स्वभाव, 
संस्कार, उपयोग, द्वानिराहित्य आदि कई आपधारों पर वस्तु मे सौन्दर्य खोजने की प्रवृत्ति 
पायी जाती है। ये सभी दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ हैं। कुछ विचारकों ने सोन्दर्य की आध्या- 


अल --त++तत- 
१, ॥॥ 0फ्रैक्ष फ़रोध्वडण85, 38 $ 50, ए९ ह्ाबाएए। 0एा 5६४९३ 8006 फ45४07/ 
मगर पराह ००ाफफाांग ० फध्वए09 ज्ण० धलान्वां5व् 0008 0राइटशिटड- 
व्॥6 ए25अंणा$ 6 आंकालटठ थाह छ० बार 89979 7 [86 7९0०87/ध०7० 
रण 8०05 घोड़ा छ० 40 70 उल्टा: 0 छ055655.7 
---0608० 599॥49379, 776 5६75४ ० म्ध्वए/॥, 27, 37. 
2. डॉ० निर्मला जैन, रस-सिद्धान्त और सॉदर्यशास्त्र, पू० 94-95 
3. “रूपाकार में सोंदय्य ढूंढने की यह प्रवृत्ति सोंदर्य को वस्तुनिप्ठ मानकर चली है। 
सौंदये का किसो प्रकार का अनुभव कर्त्ता से मो कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं,” 
इस विषय में यह मत चूप ही रहा ।” ह 
--आननन्‍द प्रकाश दीक्षित, सोंदर्य तत्व, बू० 8 


26 


त्मिक व्याध्या प्रस्तुत की । प्लेटो, ही गेल, शिलिग, प्लाटिनस इस वर्ण में आते हैं। प्लेदो 
ने विश्व के समस्त सौन्दर्य को मूलतः ईश्वर का रूप बताते हुए सोन्‍्दर्यानुभूतिं को एक 
दिव्य आध्यात्म-साधना के समकक्ष महत्व प्रदान किया । ये लोग सौन्दयं को वर्तुनिष्ठ 
ने मानकर मन को सोन्‍्दर्पानुधृति का अधिष्ठान और सौन्दयं को मानस मानते हैं ।”! 
मार्क्स ने सौन्दर्य के प्रति एक नवीन चेतना दी । उनके कारण सौन्दर्य में अे- 
तत्व प्रधान हो गया । माजर्सवादी चिम्तकों के अनुसार आधिक स्थिति सोन्‍्दर्य-बोध को 
प्रभावित ही नही करती अपितु उसे बनाती भी है। मावर्स सौन्दययं की वस्तुगत सत्ता मानने 
के पक्ष मे थे। ु 
आज के युग में लालित्य-सिद्धान्त फा महत्व . 

कालिदास द्वारा प्रस्तुत लालित्य-चेतना को नवीन सदर्भ में डॉ० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ने प्रस्तुत किया । सभी कलाओ के एक शास्त्र के रूप भे उन्होंने सौन्दय॑-शास्त्र 
के स्थान पर लालित्य-सिद्धान्त को प्रस्तुत किया। 

भारतवपं में रसशास्त्र इतना प्रमुख ओर प्रभावकारी रहा कि इस प्रकार के 
किसी शास्त्र की आवश्यकता ही प्रतीत नही हुई। पाश्वात्य प्रभाव से बीसवी शी में 
सौन्दर्य-शास्त्र पर विचार आरभ हुआ । सन्‌ 924 ई० में श्रो० वाण का एक निबंध 
'माघूरी' पत्रिका में 'सौस्दयंशास्त्र' के नाम से प्रकाशित हुआ। पुस्तकाकार रुपमें 
सर्वप्रथम हरिवश सिह शास्त्री की पुस्तक सौन्दर्य विज्ञान सन्‌ 936 ई० मे प्रकाशित 
हुई। उसके पश्चात्‌ हरद्वा री लाल शर्मा, रामविलास शर्मा, रामानन्द तिवारी, फतहसिह, 
कुमार विमल, नगेन्‍्द्र, निर्मेला जैन, एस० टी० मरप्िहाचारी, सुरेश चद्व त्यागी, सूर्य 
प्रसाद दीक्षित, राम लखन शुक्ल आदि ने सौन्दयं-शास्त्र पर विचार किया | 

सौन्दर्य सबधी विवेचन की आवश्यकता का मूल कारण यह रहा कि हिन्दी में 
सचित्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ ही काव्य और कांव्येतर कलाओ के समन्वय की 
आवश्यकता प्रतीत हुई। 'सरस्वती' में आन्तरिक सज्जा-चित्र, व्यग्य-चित्र तथा सचित्र 
कविताओ का प्रकाशन हुआ । सचित्र कविताओ से यह तथ्य स्पप्ट हुआ कि भाव पर 
काव्य और चित्रकला-दोनो ही आश्ित हैं। काव्य मे ध्वनिं-समूह है तो चित्रकला मे रूप 
किन्तु उनकी यह भिन्‍नता भाव के कारण उन्हे निकट ले आती है। काव्य श्रव्य है और 
चित्रकला दृश्य किन्तु इन्द्रियो की भिन्‍नता होते हुए भी एक ही भाव को अभिव्यकत करने 
मे दोनो सक्षम हैं। 

“सरस्वृती' मे विभिन्‍न कलाओ पर लेखों का प्रकाशन भी हुआ / सभी कलाओ 
के संद्धान्तिक विवेचन से भी यह तथ्य मुखरित हुआ कि ललित कलाओं की आत्मा मे 
कही-न-कही एक्य है। 'सरस्वती' के इस कार्य को 'माधुरी' और (विशाल भारत! ते भी 
आगे बढाया । इन पर्निकाओ मे कला और सौन्दर्य संवधी लेखों का प्रकाशन हुआ | सन्‌ 
924 ई० के फरवरी अक में माधुरी मे 'सौन्दये-शास्त्र' शीपंक एक लेख प्रकाशित हुआ 


. डॉ० आन्नद उकाश दीक्षित, सौन्दर्य-तत्व, पृ० 0 


28 


प्रसाद दिवेदी), हरद्वारीलाल शर्मा, रमेश कुल्तल मेघ,) एस० टी० नरसिहाचारी/ 
रामाश्रय शुक्ल 'करुणस्द्र'! आदि का माम उल्लेखनीय है। 

डॉ० रामविलास शर्मा ने सोन्दयं-शास्त्र के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए 
उसका क्षेत्र-विस्तार किया है। “सौन्दर्यशास्त्र का विवेच्य विषय साहित्य तथा अन्य 
ललित कलाओ के अतिरितत प्रकृति और मानव जीवन का सौन्दय भी है। सौन्दर्य और 
उसकी अनुभूति का विवेच्य उत्सुकता की शाति के लिए ही नही है, उत्तका उद्द श्य हमारी 
सोन्दर्य चेतना को उत्त रोत्तर विकसित करना, मानव जीवन और उसके सामाजिक तथा 
प्राकृतिक परिवेश को और भी सुन्दर बनाना है” 

लालित्य मानवरवित सौन्दयं है । लालित्य के बिना किसी भी ललित कला की 
रचना नही की जा सकती श सुरेम्द्र वारलिंगे के अनुसार, “सौन्दये दृष्टि के बिना कला का 
निर्माण नहीं होता। यद्यपि सोन्‍्दययं का आदर्श नेश्रो के सामने रखने पर कला का निर्माण 
होता है।”? यहूं उचित है कि सभी ललित कलाओ के माध्यम भिरन है। “नादात्मक 
सौन्दर्य बोध के लिए संगीत, रेखात्मक सोन्दर्य-बोध के लिए चिप्र, आकारात्मक सौन्दर्य - 
बोध के लिए स्थापत्य, गरत्यात्मक सोन्दर्यात्मक बोध के लिए नृत्य, रूपात्मक सौन्दर्य-बोध 
के लिए मूर्ति और वाणी के सौस्दये-बोध के लिए कांब्य-कला का आविर्भाव हुआ है।? 
माध्यमों की इस भिल्‍लता में सौन्दर्य एक्य है। भिन्‍त कलाओ का तुलनात्मक आकलन तो 
लालित्य के माध्यम से किया ही जा सकता है, किसी एक कला, एक कलाकार अथवा 
साहित्यकार का मूल्याकन भी लालित्य-सिद्धान्त क्रे आधार पर सभव है । डटॉँ० परेश की 
सूरदास की लालित्य-चेतना, श्रीमती मनोरमा शर्मा की “महादेवी के काव्य मे लालित्य 
विधान! तथा डॉ० राधिका सिंह की 'महादेवी वर्मा के काव्य में लालित्य-योजना' शीर्पक 
आलोचनात्मक शौध-परक कृतियां इसी प्रकार की हैं। भविष्य में इस प्रिद्धास्त के भाधार 
पर और भी कार्य संभव है । 





[. हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास की लालित्य योजना 

2. हरद्वारीलाल शर्मा, काव्य और कला, भारत ग्रकाशन मदिर, अलीगढ़ 

3. रमेश कुन्तल मैघ, अथातो सौन्दयं जिज्ञासा 

4« एप्० टी० नर॑पिंहाचारी, सौन्दयं तत्व निरूपण 

5. रामाअय शुक्ल करुणेस्द, सौन्दय॑शास्त्र 

6. डॉ० राम विलास शर्मा, आस्था औौर सोन्दये, पृ० 79 

7. सुरेन्द्र वारलिंगे, सौन्दर्य तत्व और काव्य-सिद्धान्त, पृू० !09 

8. ढॉ० भौलानाथ, आधुनिक हिन्दो हाहित्य की सास्कृतिक पृष्ठभूमि; पृ० 362 


30 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-पोजना 


कलाओ का निर्माण होता है ।! इन दोनों के इन्द्र को ही वे कलाओं की आत्मा का एक्य 
मानते हैं। 

आयाय॑ द्विवेदी ने 'लालित्य के विभिन्‍न अर्थों की व्याख्या प्रस्तुत की है। इस 
व्याख्या का आरंभ वे मा भगवती ललिता के पौराणिक रूप की व्यास्या द्वारा करते हैं। 
शाकक्‍त आग्ों के अनुसार सब्चिदानन्द महाशिव की सृष्टि रचना करने की इच्छा-शक्ति 
इस विश्व में व्याप्त है। लोक की रचना करना उनकी कीड़ा मात्र है। भगवान्‌ शिव 
की लीलासखी होने के कारण उनका नाम ललिता है। यह ललिता ही सत्युरुषो के हृदम 
में निवास करके उन्हे कलात्मक रचना की ओर प्रेरित करती है । नवीन रचना की इस 
प्रेरणा का अर्थ प्रहण करने के कारण ही उन्होने 'लालित्य! शब्द को उपयुक्त मानाएँ 
माँ भगवती की रेचना का सौन्दये है और उनकी प्रेरणा से सत्पुरुष हारा तिमित सौन्दर्य 
लानित्य है। उन्होंने माँ भगवती ललिता के स्वरूप और उनकी प्रेरणा को स्पष्ट करते 
हुए लिखा है कि, “ललिता सहस्ननाम मे इस देवी को 'चित्रकला', 'आनन्दकलिका', 
'प्रेमरूपा', 'प्रियंकरी', 'कलानिधि', 'काव्यकला', “'रसज्ञा', 'रसशेवधि” आदि कहकर 
पुकारा गया हैं। जहां कही मानव-चित्त में सौन्दर्य का आकपेण है, सौन्दये रचना की 
प्रवृत्ति है, सौन्दर्यास्वादन का रस है, वही यह देवी क्रियाशील हैं। इसलिए भी हमारे 
आतोच्य शास्त्र का नाम “लालित्य-शास्त्र' ही हो सकता है। फिर भनुष्य की सौन्दर्य 
रचना के मूल में उसके चित्त से 'लालित्य” भाव ही है । इसीलिए लालित्य को ही उस 
सौन्दर्य का रूप माना जा सकता है जो मनुष्य के ललित भावों की अभिव्यक्ति करता 


8 
प उपर्यूबत तथ्य से यह स्पष्ट है कि आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी ने शाबत आगमों 
में वरणित माँ भगवती ललिता के स्वरूप और कलाओ से उसके सबंध को स्वीकार करके 
उनके प्रमुख गुण “लालित्य' को ही मानव-रचित सौन्दर्य का नाप्न देने का एक प्रमुख 
कारण प्रस्तुत किया है। इससे पराश्चात्य सौन्दर्ये-शास्त्र को भारतीय परिप्रेद्य और 


. 'इच्छानाद है--कण्टिनुअस है, क्रिया बिन्दु है-वर्वेष्टम है । इच्छा गति है, क्रिया 
स्थिति है। गति और स्थिति का यह इन्द्र चलता रहता है। इसी से रूप बतता 
है, छन्द बनता है, सगीत बनता है, नृत्य बनता है । इच्छा काल है, क्रिया देश है 
इसी देश-काल के इन्द्र से जीवन रूप लेता है प्रवाह के रूप में । इसी से धर्माचरण 
बनता है, नैतिकता बनती है। इन सब को छापकर सबको अभिभूत करके, 
अतग्रंथित करके जो सामग्रम का भाव है वह सौन्दयं का दुसरा रूप है ।-- 

7 लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद डिवेदी ग्रन्थावली, भाग 7, पृ० 34 
. 'सत्पुरुषों के द्ृदय में निवास करने वाली ललिता ही वह शक्ित है जो मनुष्य 
को सयी रचनाओ के लिए प्रेरित करती है! इसलिए इस परम्परागृह्दीत अर्थ 
सानव-रचित-सोन्दर्यं की 'लालित्य” कहना उचित ही है ।---लालित्य तत्व, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रधावली भाग 7, पृ० 35 
3. उपरिवतू, पृ० 35 


हजारी प्रसाद दिविदी का लातित्य-सिद्धान्त / 3 


परम्परा! में देखने का अवसर मिल सकता है । 

आचार्य द्विवेदी ने दूसरा तथ्य यह प्रस्तुत किया है कि मानव में इच्छाशक्ति के 
साथ-साथ किया-शव्ति का विकास भी है। उनके मत में मानव-चित्त एक्ज॑सा है। 
“व्यक्तिगत अनुभूति में मात्रा की कमी-वेशी हो सकती है, पर बाह्यकरणीं की अनुभूति 
लगभग समान है । बाह्मकरणों की बनावट में भी थोड़ा-बहुत अन्तर पाया जाता है, पर 
उनकी आन्तरिक अनुभूति प्रायः एक-सी अर्थात्‌ अन्तःकरण (मन, बुद्धि आदि) और 
ज्ञानेम्द्ियों की ग्राहिकाशवित सत्र एकसमान है । मनुष्य की यह वित्तगत एकता सचमुच 
ही आश्चयंजनक है। इसने इन्द्रियग्राह्म विषयों के सम्बन्ध मे मानव को एकसमान 
ग्राहिका शवित से सम्पन्न बनाया है ।? 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लालित्य-बोध के लिए इस समान अनुभूति को सर्वा- 
घिक महत्व देंते है? वे इसके पीछे किसी विराट शक्ति को क्रियाशील होते देखते है। 
मानव-मन आदिम युग से ही णड़ता के बन्धनों के विरुद्ध विद्रोह करता रहा है। सर्वप्रथम 
उसने नृत्य के द्वारा इस बन्धन से मुक्ति पाने का प्रयास किया, तदुपरान्त उसने मिथक का 
सहारा लिया |? वे मुकित के प्रयास करने वाले पर प्रश्नचिल्न लगाते हुए स्वयं उसका 
उत्तर देते हैं कि, “जान पडता है यह उसका चंतन्य है, अनाविल व्यापक चित्तत्व उसी का 
अद्भुत और अक्लान्त प्रयत्न है, जो लालित्य-रचना के द्वारा नित्य बन्धनजयी होने की 
क्रिया से प्रकट हो रहा है | 

बस्तुतः आचाये हिवेदी ने 'लालित्य-सिद्धान्त” का नामकरण माँ भगवती ललिता 
के उपासक होने के कारण ही किया है ? 'धालित्य' में मानवीय रचना-काव्य, चिंत्र, 
मूर्ति, सगीत आदि सभी कलाओ के सोन्दर्य का समावेश ही जाता है। उन्होने 'चंतन्य की 
सीमाहीन अभिव्यक्ति की व्याकुलता/ को ही लालित्य का मूल उत्स माना है। मनुष्य 
जड़ता से मुबित पाने के लिए अपने चेतन के उल्लास की अभिव्यक्ति विकिल्न प्रकार की 
कलाओ के द्वारा करता है। इसका आदिम रूप नृत्य है तथा अन्य कलाए उसका विकप्तित 
रूप है। इन कलाओं के सीन्दर्य की परीक्षा करने वाला शास्त्र लालित्य है! 


लालित्य का महत्व 


आाचाय॑ हजारी प्रसाद हिवेदी की यह स्पष्ट मान्यता है कि आधुनिक युग मे नाना 
प्रकार के शीघ्र और विश्लेपण के कारण मनुष्य के ज्ञान में अपार वृद्धि हुई है। .“तयी 
जानकारियों ने मानव-चित्त की धारणाओ को समझने के लिए अनेक नये उपादान जटाये 
हैं। विचारशील व्यक्तियों को इन्होंने नये सिरे से सोचने के लिए विवश किया है। ऐसा 
तो कोई समय नही रहा होगा जब मनुष्य मे सौन्दर्य-बोध न रहा हो और उसे अपनी वाणी 





. लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, भाग 7, पृष्ठ 37 
2. उपरिवतू, पृ० 38 


3. उपरिवत्‌, पृ० 38 
4. उपरिवत्‌, पृ० 39 


32 । हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे खालित्य-योजना 


सा कल्पना-सर्जना के द्वारा मुर्ते रूप देने का प्रयास न किया हो | परन्तु सब प्रयासों के 
सादय उपसब्ध नही होते। कुछ उपलब्ध भी होते हैं, तो सव समय उनका अर्थ समझना 
आसान नही होता । परिस्यिति-विशेष का माध्यम घाहे वह वाणी हो, चित्र हो, मूर्ति 
हो--परिस्थिति के परिवर्तन के साथ अस्पष्ट और दुरह हो जाता है, काल के व्यवधाव 
के कारण प्रतीको के अर्थ अपने मूल रूप मे उपलब्ध नही होते । प्रतीक पूरी इच्छा-धर्ति 
को कभी अभिव्यवित नही कर पाते 

परिस्थितियों के परिवर्तन और काल के व्यवधान के कारण द्विवेदी जी कन्ाओ 
के सौन्द्य-विवेघन और मीमांसा के लिए नए शास्त्र की आवश्यकता समझते हैं। उनकी 
दृष्टि में आचार, रीति-रिवाज, घर्म और दर्शन तक पर पुनः विचार की आवश्यकता है। 
इन सबके साथ ही कलाओ में भी नवीन प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और उन पर भी नए 
ढग से विचार की आवश्यकता है 7 यही कारण है कि द्विवे दी जी ने लालित्य-सिद्धान्त फी 
आवश्यकता और उसके महत्व को समझने और समझाने का प्रयास किया है! 

द्विवेदी जी ने आधुनिक युग में सभी क्षेत्रों मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समावेश को 
अधिक महत्व प्रदान किया है। उन्होने वेस्टरमार्क के इस सिद्धान्त को विशेष महत्व प्रदान 
किया है कि, “मनुष्य एक ही जीव-श्रेणी का प्राणी है।? यद्यपि यह सिद्धान्त इससे पूर्व भी 
मान्य था किल्तु आधुनिक युग मे वैज्ञानिक पद्धति से इस निष्कर्ष को पुप्ट किया गया 
मनोविज्ञान ने नवीनतम शोधों से यह निष्कप निकाला कि “ममुप्य का चित्त एक रूप है, 
उसकी अवगतियां और उदात्तीकरण की वृत्तियां समान मार्ग से चलती हैं, उवकी 
अवनसिल और उन्नमिल अवस्थाएं निश्चित परिस्थितियों मे समान रूप से क्रियाणील 
होती हैं। जीवतात्विक सवेग समान भाव से सर्वत्र मानस सूक्ष्म-बोधो फो उकसाते हैं-- 


मानव चित्त एक है।”5 


. लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, भाग 7, प० 27 

2 “देखा गया कि आचार, रीति-रिवाजो से लेकर घर, दर्शन, शिल्प, सौन्दयं तक 
में स्वेत्र नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है। कोई नैतिक मूल्य अतिम नहीं 
है, कोई शिल्प-विधि सर्वोत्तम नहीं कही जा सकती, कोई अभिव्यक्ित-पद्धति 
सर्वेश्रेष्ठ नही हो सकती ।” ---उपरिवत््‌, पृ० 22 

3. उपरिवत्‌, पृ० 24 

4. “नृतत्व-विज्ञान ने मानव शरीर के विभिन्‍्व अवयवो--कपाल, नासिका, जबड़ें 
आंदि--की उच्चावचता का हिसाब करके विभिन्‍न श्रेणी की जातियों की, परन्तु 
मानव-विज्ञान ने इन ऊपरी विभेदो को बहुत महत्वपूर्ण नही माना । मनुप्य का 
मन सर्वत्र एक है--एक ही प्रकार सोचने वाला, एक ही प्रकार उद्बुद्ध या 
अवबुद्ध होने वाला ।”--लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, 7, 
पृ० 24 ह 

5. उपरिवत्‌, पृ० 24 


हजारी प्रसाद द्विवेदी का लालित्य-सिद्धान्त / 33 


द्विवेदी जी मानव-चित्त की एकता को प्रतिपादित करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्प 
निकालते हैं कि सौन्दय के प्रति प्रत्येक मानव का आकर्षण होता है किन्तु "जिसके चित्त 
में ममत्व का लगाव अधिक है उसके लिए किसी वस्तु का आकर्षण अधिक हो सकता है, 
परन्तु एक साधारण “नम' भी है। भर्थात्‌ सामान्य रूप से सामग्रयभाव का बोध भी है, 
जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आकर्षक होगा ।”? इस प्रकार एक समप्टि-मानव चित्त की 
कल्पना को स्वीकार करने के पश्चात्‌ दिवेदी जी विशिष्ट गुणो के सामान्य भाव को लेकर 
सौंदर्य की परख करना चाहते हैं। 

उनकी दृष्टि में कन्षा-प्रयास्त के मूल मे मानव की जडता पर विज्य-प्राप्ति के 
प्रयास की ही अभिव्यक्ति होती है । एक जमंन विद्वान्‌ फ्राक थीस ने नृत्य को “जड के 
गुरुत्वाकपंण पर चैतन्य की विजयेच्छा का प्रयास”? कहा था। द्विवेदी जी ते फ्रांक थीस 
के सिद्धान्त को सभी कलाओं के सन्दर्भ मे प्रयुकत किया । “जड़ता का भार नीचे की ओर 
ले भाना चाहता है, उल्लसित चेतन्य उसके इस खिंचाव का प्रतिरोध करता है। सब 
मिलाकर यह भौतिक भार की अवग॒ति पर विजय पाने का प्रयास ही है और कला के क्षेत्र 
में कोई नयी बात नही है। स्थापत्य मे पत्थर पर विजय पाने का प्रयास है, चित्रकला मे 
सपाट धरातल पर और कविता में अर्थ-सीमा में बंधे शब्दों पर ।”3 

द्विवेदी जी लालित्य सिद्धान्त का महत्व प्रतिपादित करने के लिए सभी कलाओ 
के समान तत्वों की ओर ध्यान आकपित करते हैं। सर्वप्रथम उन्होने कलाओं के जन्म का 
कारण प्रस्तुत किया है। मनुष्य मे चेतन्य शवित है किन्तु प्रकृति का जड़ तत्व उसे 
अधोगति की ओर ले जाने का प्रयास करत। है। मनुष्य उस जड़ता पर विजय प्राप्त करने 
के लिए संघर्ष करता है । द्विवेदी जी के अनुसार, "मनुष्य के कला-प्रयत्नों का अर्थ ही है 
जड़ता से संघर्ष ।/4 दूसरा तत्व वे 'रचनात्मकता' को मानते हैं। इसके लिए वे इच्छा- 
शक्ति और क्रिया-शबित का आधार ग्रहण करते हैं। वे कद्ठते हैं कि भारतवर्ष मे मध्यकाल 
में भी यह भान्यता थी कि “कवि विधाता की सृष्टि से भिन्‍न कोई दूसरी ही सृष्टि करता 
है। यही वात अन्य कलाकारो के बारे मे भी कही जा सकती है। इसका अर्थ है कि कवि 
या शिल्पी वास्तविक जगत्‌ की वस्तुओं को देखकर पहले अपने चित्त में एक मानसी मूर्ति 
बनाता है और फिर उसे एक नया रूप देता है। मानसी मूर्ति कवि या शिल्पी की इच्छा- 
शक्ति का विलास है और रूप-रचना उसकी क्रियाशंक्ति का । मानसी मूर्ति को ही भाव 
कहा जाता है। कवि या शिल्पी भावगृहीत रूप को शब्दो, तूलिका या छेनी आदि के द्वारा 
जड आधारो पर उतारता है। यही उप्तको नयी सृष्टि है।/7 

आचाये द्विवेदी मानव-विकास के साथ ही इच्छा-शक्ति और क्रिया-शक्ति की 





. लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-भाग 7, पृ० 25 

2. उपरिवत्‌, पृ० 28 

3. उपरिवत्‌, पृ० 28 

4. उपरिवत्‌, पृ० 28 बा 
5. उपरिव्तु, पू० 29 + 


34 / हजारी प्रसाद दिवेदी के साहित्य मै लालित्य-यौजना 


भिन्‍नता के विकास पर भ्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार आदिम कलाओ मे इच्छा और 
क्रिया की पृथकता नही के बराबर थी जिसका प्रतीक ताण्डव नृत्य है। सभ्यता के विकास 
के साथ ही दोनो शक्तिया अलग होती गयीं और कलाओ में 'रस' का समावेश हुआ। 

उनके अनुसार मानव ने जब्र वाक्‌ तत्व का विकास कर लिया तो अभिव्यक्ति के 
लिए मिथक तत्व का आविर्भाव हुआ । वे मिथक तत्व पर बल देते हुए कहते है कि, 
“मियक तत्व भी भाषा की भाति ही निश्चित सर्जना-शविति का विलास है 

सौन्दर्य को वे 'वस्तु की समग्रता की अनुभूति” कहकर उसके दो स्थूल रूप 
मानते है। प्रथमत: सौन्दर्य मातव-मन को आकेपित करता हैं। मनुष्य सौन्दयं को देखकर 
अभिभूत होता है, प्रभावित होता है। सोन्दर्य किस प्रकार यह कार्य करता है, इस प्रश्व 
को वे रहस्यवादी बना देते है। वे किसी अदृश्य शवित की कत्पना से इंकार नहीं करवे 
प्रतीत हीते । वे सन्देह की स्थिति प्रकट करते हुए कहते है कि, ' हम यह ठीक नही जानते 
है कि वह किसी अन्य अदृश्य शक्ति की इच्छा से ऐसा करता है या नहीं। कोई अदृश्य 
शक्ति उसके द्वारा हमे चालित, प्रेरित या अभिभूतत करती है या नहीं। यह किसी भी 
मनुष्य की कत्पना या तकें का विपय-मात्र हो सकती है। यह सदा सदिग्ध ही रहेगा कि 
कोई ऐसी शक़ित हे जो सौन्दर्य को साधन भनाकर हमे चालित या अभिभूत करना चाहती 
है परन्तु हम चालित, प्रेरित और अभिभृत होते हैं, यह बात असदिग्ध है ।/* 

वे दूसरा प्रश्न अभिव्यक्ति की सीमा पर करते है । मानव-मन की अनुभूति ही 
इच्छा-शवित है । कलाकार जब अनुभूति की अभिव्यक्ति करना चाहता हे तो बाधा 
उत्पन्न होती है। भाषा मे अनुभूति की अभिव्यक्ति करने की धूर्ण क्षमता नही है, इसलिए 
साहित्यकार अलंकार आदि का सहारा लेता है। इच्छा और क्रिया के इन्द्र को ही वे 
कलाओ का जन्म मानते हैं। उनके अनुभार, “इच्छा अनन्त है, क्रिया सान्‍्त है। इच्छा- 
नांद है--कण्टिमुअम है, क्रियाबिन्दु है--क्वेण्टम है। इच्छा गति हं, क्रिया-स्थिति है। 
गति और स्थिति का यह्‌ इन्द्र चलता रहता है। इसी से रूप बनता है, छद बनता है, 
सगीत बनता है, नृत्य बनता है। इच्छा काल है, क्रिया देश है। इसी देशकाल के इन्द्र से 
जीवन रूप लेता है प्रवाह के रूप मे । इसी से धर्माचरण बनवा है, न॑तिकता बनती है। 
इन सबको छापकर सबको अभिभूत करके, सबकी अन्तग्रथित करके जो सामग्रय भाव है 
वह सौन्दर्य का दूसरा रूप है। यह भाषा मे, छन्द मे, मिथक रूप मे, नृत्य में, गीत मे, मूर्ति 
में, चित्र में, सदाचार में अपने-आपको प्रकट करता है "4 

इस प्रकार द्विवेदी जी च॑तन्य की ही अभिव्यक्ति पर वत देते हैं। चैतन्य के 
कारण ही लालित्य-रचना होती है। "जान पदता हैं यह उत्तका चेतन्य है, अनाविल 


ननजज--+-+ 


. लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावजी-भाग 7, पूृ० 33 
2. उपरिवत्‌, पृ० 35 
3, उपरिबत्‌, पृ० 33 
4. उपरिवत्‌, पृ० 34 


हजारी प्रसाद द्विवेदी का लालित्य-सिद्धान्त / 35 


व्यापक चित्तत्व, उसी का अद्भुत और अवलान्त प्रयत्न है, जो लालित्य-रचना के द्वारा 
नित्य वन्धनजयी होने की क्रिया से प्रकट हो रहा है ।/* 
द्विवेदी जी लालित्य के महत्व को प्रतिपरांदित करने के लिए कला का मुख्य 
प्रयोजन रूप की सृष्टि मानते है। उनके अनुसार, “आपात-दृष्टि से यह जान पड़ेगा कि 
रूप-सर्जना कलाकार का मुख्य उद्देश्य है। अगर कलाकार रूप की सृष्टि नही करता तो 
चह कुछ भी नही करता । कवि, नाटककार, गीतकार, चित्रकार और मू्तिकार का सुरुय 
उद्देश्य है, रूप देना ।”* रूप की अभिव्यक्ति के प्रश्न पर द्विवेदी जी स्पप्टतः मानते हैं कि 
कलाकार 'यथादृष्ट” चित्रण उसी प्रकार नही कर सकता जिस प्रकार कैमरा 'यथादृष्ट' 
चित्र धीचता है। वे एक जर्मन विद्वचित्री लुडविग की आत्मकथा के एक प्रसंग से अपनी 
बात की पुष्टि करते हैँ । एक बार लुडविग अपने तीन मित्रो के साथ तिवोली की सुप्रस्िद्ध 
सुन्दर स्थली का चित्रांकन करने के लिए गए | वहा उन्होने फ्रासीसी चित्रकारों को देखा 
जिनके पास चित्राकन का भारी साज-सामान था । उन्होंने बडी सूक्ष्मताः से उस स्थल का 
चित्रांकत किया। उन चारो चित्रकारों ने जब अपने-अपने चित्रों का मिलान किया दो 
अत्यधिक आश्चर्य हुआ क्योकि चारो चित्र एक-दूसरे से भिन्‍न थे। उदास प्रवृत्ति के 
जित्रकार ने अपने चित्र से नीले रंग पर अधिक जोर दिया था | यही कारण है कि जोला 
ने कलाकृति को “किसी विशिष्ठ मानमिक शक़ित द्वारा देखा हुआ प्रकृति का एक कोना 
कहां था ।? इस प्रकार द्विवेदी जी की स्पष्ट मान्यता है कि आत्म-निरपेक्ष चित्रण प्रयत्त- 
साध्य है। आत्मपरक तत्व पूर्णतः दबाये नही जा सकते । चित्रकला के समान ही काव्य 
में भी आत्मपरक तत्व निश्चित होते हैं। इसका कारण प्रस्तुत करते हुए द्विवेदी जी 
कहते है कि, “आखों की कनीनिका के पीछे उसका मन है और मन को गतिशील बनाने 
वाला है उसका चैतन्य ।* मानव स्वभावतः एक सृप्टा है, इसीलिए वह प्रकृति में भी 
मूर्तियों के दर्शव कर लेता है। “दीवार के अनगढ धब्बो मे भी चित्र खीच लेता है। उसकी 
सृष्टि लीला का ही प्रभाव है कि कलाकार जैसा है--वैसा का अकत नही कर पाता। 
पद-पद पर बह (चैतन्य) अपनी सर्जन-लीला का प्रभाव कलाकार पर डालता है। वह 
प्रत्येक पदार्थ की यथासाध्य अपनी अनुभूति की भाषा मे रूपान्तरित करता रहता है।"* 
यही कारण है कि आधे को देखकर शेप आधे को वह कल्पना कर लेता है। 
द्विवेदी जी इच्छा, ज्ञान और क्रिया को मानव चंतन्य की विशेषता मानते हैं । 
इच्छा-शक्तरि और क्रिया शक्ति को समझाने के पश्चात्‌ वे ज्ञान-शक्ति को भी स्पष्ट करते 
हैं। उसके अनुमार, “मनुष्य के भीतर जो चैतन्य है, वह अपनी इच्छा-शक्ति और क्रिया- 
शवित के माध्यमों से द्रप्टक के स्वरूप को ग्रहण करता है । उसका देखना उसका जानना 





3. लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-भाव 7, पृ० 38 
2. उपरिवत्‌, पृ० 40 

3. उपरिवत््‌, पृ० 4] 

4. उपरिवत्‌, पु० 42 ' 

5. उपखितू, पृ० 42... 


36 / हजारी प्रसाद द्विवेदी कै साहित्य मै लालित्य-यौजना 


भी है। वह दष्टव्य को जानता है। जानने मे केवल द्वष्टव्य का आपातदृष्ट रूप (एपियरेंस) 
ही नही होता और भी बातें होती हैं। यह उसकी ज्ञानशक्ति है।"! 

ड्िवेदी जी की मान्यता यह है कि कलाकार मे इच्छा, क्रिया और ज्ञान की णो 
तीन शक्ञितया निहित हैं, उन्ही के कारण वह्‌ विधयपरक रचना करने में अप्तमर्थ होता है। 
उनके अनुसार विपयप्रक रघना मात्र एक आदर्श, एक शुद्ध बौद्धिक कह्पना है ।? उक्त 
तीनो शक्षितयों के कारण ही कलाकार की रचना में आत्मपरकता का समावेश हो जाता 


है। 

डिविदी जी के अनुसार सहृदय में भी इच्छा, ज्ञान और क्रिया--इन तीनों 
शब्तियों का समावेश रहता है । सहृदय भी कलाकार के समान देखता है, रचता है और 
जानता है। रूपकार की रचना सहृदय की किसी एक शक्ति को अधिक उभार सकती 
है। जब किसी कलाकार की कृति का मूल्याकन किया जाता है तो इस तथ्य का विशेष 
महु/्व होता है कि उस कृति ने सद्ददय की किस शक्ति को विशेष छूप से प्रभावित किया 
है। द्विवेदी जी ने कुछ 'जनवृत्त शास्त्रियों के अनुभव के भाधार पर अपनी बात को प्िद्ध 
किया है। उन जनवृत्तशास्त्रियो ने फोटोग्राफी से अनभिन्न लोगों को ठुछ फोटो दिख्ाये तो 
उन 'आदिम' जाति के लोगो ने फोटो के विभिन्‍न प्रकार के रगो की व्याशपा करने का 
प्रयास किया ।* इसी प्रझार जब बालकों को कोई फोटो-चित्र दिखाया जाता है तो वे पूरी 
कहानी गढने में समर्थ होते हैं! इससे स्पथ्ट होता है कि दर्शक में भी सजनात्मक कला- 
वृत्ति द्वोती है।* हिवेदी जी के अनुसार कलाकार अपने-आपको तटस्थ रखने का प्रयास 
करे, तब भी उसे कुछ कलागत रूढियो और प्रतीको का सहारा लेना पडता है। सहदय 
को यदि कलागत रूढियो और प्रतीको की समझ नहीं होगी तो वह कलागत आनन्द 
की अनुभूति नही कर सकेगा।? अफ्रीका के योस्वा नृत्य में नकली चेहरे मा मास्क को 
उन्हीने इसी प्रकार की कलागत रूढिया माना है जबकि कुछ यूरोप और अमेरिका के 
कला-समीक्षकों में उसकी गलत थ्याव्या की है। दिवेदी णी हर्सकोवित्स की व्याक्ष्या को 
सही मानते हुए कहते हैं कि, “यह प्ररूप अमरीका और यूरोप के विद्वात और सहृदय कला- 
समीक्षकों द्वारा मानंव-चेहरे का रूढीकरण कहा गया है, जिसमे कि चेहरे और सिर के 


. लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रन्थावली-भाग 7, पृ० 43 

2, "कोई भी रूपकार--चाहे वह शब्द-44०पी हो, चित्र-शिल्पी हो या मूत्ति-शिल्पी 
-+किसी वस्तु को विशुद्ध वियय-परक रूप में नहीं भ्रहय कर प्राता। विशुद्ध 
विपय-परकता एक आदर्श मात्र है, एक शुद्ध बोद्धिक कल्पना ।/--उपरिवत्‌, 
प्‌० 43 

3 लालित्य तत्व, हजारी श्रसाद डिवेदी ग्रन्यावली-भाग 7, पृ० 43 

4. “इसी वक्तब्य का एक ध्यान देने योग्य पक्ष यह है कि फोटो-चित्र में दर्शक की 
सर्जनात्मिक कल्पनावृत्ति कल्ावृत्ति काम करती रहती है, जबकि अन्य कला- 
कृतियों मे कलाकार की सर्जनात्मिका भी काम करती रहती है ।--लापित्य 
तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्‍्धावली-भाग 7, प्‌ृ० 44 

5. उपरिवत्‌, पृ० 44 


हजारी असाद द्विवेदी का लालित्य-सिद्धान्त / 37 


अनुषातो को बदलकर पिण्डों की कुशल अभिव्यक्ति दिखायी गयी है। सदा ही यह चर्चा 
इस नकली चेहरे को लम्ब स्थिति में रखकर की गयी है, इस दृष्टिक्रम (परसंपेकिटिव) में 
अवश्य ही इसकी विकृतिया उभर आती हैं जो कि कला की आलोचना के सूक्ष्म विश्तेषण 
को जन्म देती हैं ।/? 

कलाकार और सहूदय दोनो में ही वे प्रतिभा, अभ्यास और निपुणता के तत्व को 
स्वीकार करते हैं । कलाकार अपने चेतन धर्म के अनुसार वस्तु को देखकर अपने शान की 
सीमा से उसे वेष्लित करता है। कुछ बातें वह परम्परा से भी ग्रहण करता है और उसके 
पश्चात्‌ वह अपने तात्कालिक मनोभाव के अनुसार उसे नवीन अर्थ प्रदान करता है। 
“हढियो, अभिप्नायो, प्रतीको और परिपाटी-विहित साज-सज्जा में वहु बहुत-क्रुछ यव्वत्‌ 
काम करता है। इसमे उमका अभ्यास और उसकी निपुणता उसे सफलता प्रदान करती है। 
जिन कलाकारों मे रचना की सहज शक्ति नही होती, वे यही रुक जाते हैं ।”“? इसी प्रकार 
सहृदय में भी कार्य तत्पर सर्जेक विद्यमान रहता है। वह भी वस्तु को नया अथे देते में 
सक्षम होता है। 

आचार्य द्विवेदी यथार्थवादी चित्रण को आदर्श ही मानते हैं। अपनी बात को 
पुष्ट करने के लिए बे रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता को प्रस्तुत करते हैं। कविता में 
झलम की एक संध्या का चित्रण किया गया है । कवि ने आरम्भ में उपमानों के द्वारा यथार्थ 
बित्रण का प्रयास किया है किन्तु उसके पश्चात्‌ कवि की अनुभूतियों का चित्रण है। हिवेदी 
जी कहते है कि, “यथार्थ चित्रण का प्रयास यही तक समाप्त हो जाता है। इसके बाद 
उसके चित्त की अनुभूतिया उद्देल हो 5ठती हैं । वह ऐसा कुछ देखने और सुनने लगता है 
जो अन्य दृप्दा के लिए सभव नही है। अन्य दृष्टा भी वहां कुछ ऐसा अनुभव कर श्कता है 
जो उसका एकान्त निजी हो, परन्तु ऐसा संभव है कि वह अनुभूति को रूप नही दे. पाता । 
कवि अपनी अनुभूति को रूपायित करता है। नये चित्र, नयी ध्वनिया, नये राग, नया 
दर्शन एक-पर-एक इस प्रकार आते-जाते हैं, जैसे कोई चतुर जादुगर एक मूर्ति में से सकड़ो 
भूतियां निकालकर रख देता है।"ं 

उपयुक्त कथन का स्पष्ट अर्थ है कि मानव जब किसी दृश्य को देखता है ती उसकी 
अनुभूतिया ओर ज्ञान उससे जुड जाते हैं। उसके सस्कार भी साथ ही जुड़ते हैं। "मनुष्य 
का सर्जक चित्त उसे अनेक रागों, रूपों, उन्दों, वर्णों में प्रतिफलित करके देखता है 474 
कलाकार के देखने में सामान्य व्यक्ति के देखने से अन्तर होता है। कलाकार अपने ज्ञान 
के मप्यम से बल्तु को देखकर अपने हृदय में उखकत प्रदिद्रिम्द चताता है जर फिर उस 
प्रतिविम्ब को नवीन ढग से रचना के रूप में प्रयुक्त करता है। इस रचना का रूप स्थल 
इन्द्रिमप्राह्म होता है। जानने और देखते की शक्ति अनेक जोवो मे मिलती है किन्तु इच्द्रिय- 





]. लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्िवेदी ग्रत्यावली, भाग 7, पृ० 44 
2. उपरिवत्‌, पू० 45 ड़ 


3. उपरिबत्त्‌, पृ० 45 
4. उपरिवत्‌, पृ० 47 


38 / हारी प्रसाद हिवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


ग्राह्म स्थूल रूप मे रचना करने की शक्ति केवल मानव के पास है। यही शव्रित मानद को 
शेष प्राणियों से भिन्‍न करती है । इस प्रकार द्विवेदी जी मानव की सिसृक्षा को विशेष महत्व 
प्रदान फरते हैं। सर्जनेच्छा की व्यापकता को स्वीकार करके भी सर्जन की क्रिया-शवित को 
विरल ही मानते है ।7 वे सर्जनेच्छा को मानव की इच्छा-शक््ति मानते हैं तथा सर्जन की 
क्रिया-शक्तित को मानव की क्रिया-शक्तति के रूप में देखते हैं । इस प्रकार वे इच्छा-शक्ति 
और क्रिया शक्ति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । 

डिवेदी जी ते मानव की ज्ञान-शज्ित को भी अन्य प्राणियों की ज्ञान-शक्ित से 
भिल्न माना है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वे ग्रीक आचार्यो द्वारा कला को 'अनु- 
करण' मानने के सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हुए एक पाइथायोरियन साधु अपोलो नियस के 
जीवन के एक मामिक प्रसग को भ्रस्तुत करते हैं ॥ अपोलोनियस अपने विश्वस्त शिष्य 
दामिस के साथ भ्रमण करता हुआ भारत आया था। वे दक्षिण भारत के किसी राजा से 
मिलमें गये | जब वे बुलावे को प्रतीक्षा में ये तो उन्होंने राजद्वार के बाहर एक घातुनिमित 
उत्कीर्ण मूर्ति देखी । अपोलोनियस ने अपने शिष्य और साथी दामिस से प्रश्न किया कि 
लोग चित्र क्‍यों बनाते हैं ? स्वभावत; उत्तर आया कि 'अनुकरण के लिए ।' इसके पश्चात्‌ 
उस साधु ने पूछा कि आकाश मे बादलो में चित्र क्‍यों बन जाते हैं ? दोनो ने यह स्वोकार 
किया कि मानत्र अनुकृति मे रुचि रखता है, इसलिए वह मेधो मे आकृति की कल्पना कर 
सेता है। इस प्रकार 'दृष्टा का मन भी अनुकृति का हिस्सेदार” होता है। प्रीक साधुओ की 
यह मान्यता है कि दृष्टा के मठ में भी 'अनुकरणात्मक शक्ित/ होती है, मानव के देखने 
की क्रिया को अन्य जीवो के देखने की क्रिया से विशिष्ट बनाती है। द्विवेदी जी निष्क्प 
निकालते हुए कहते हैं कि-- 

“अपोलोनियस ने यहां जिस वस्तु को “इमिटेटिव फंकल्टी” या अनुकरणात्मक 
प्रवृत्ति कह्म है, वह वस्तुतः मानव-चैतन्य की वह्‌ विशिष्ट शक्ति है जो दुष्टा के चित्त में 
रूप-कल्पना को प्रेरित करती है ॥/3 

ड्िवेदी जी आदिम मनुष्य द्वारा प्रकूति के विभिन्‍न अवयवों में रूप-कल्पना को 
इसी अर्थ में प्रहण करते हैं । उनके अनुसार मानव के पास ऐसी शक्ति है कि जहा अर्थ नही 
है, वहा भी वह अर्थ खोज लेता है । अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे चीन के 





. “इस दृष्टि से मनुष्य की विशेषता उसकी सिसृक्षा अर्थात सज्जन करने की इच्छा 
मे ही है। यह अन्य जीवो में पायी जाने वाली सामान्य इच्छाओ से भिन्‍ने है | 
अन्य जीवो से पायी जाने वाली सामान्य इच्छा उनको प्राथमिक आवश्यकतॉा--- 
आहार आदि--भी इच्छा तक सीमित है। मनुष्य की सर्जनेदछा उस कोटिकी 
नही है। फिर मनुष्य में सर्जनेच्छा तो व्यापक रूप से पायी जाती है, पर स्थूलरुप- 
निर्माण बानी सर्जेन-करिया कुछ हृद तक ही पायी जाती है ।--लावित्य तत्व, 
हँजारी श्रसाद डिवेदी ब्रत्यावली, भाग 7, पू० 48 

2. उपरिबत्‌, पृ० 49 

3. उपरिवत्‌ू, पृ० 49 


हजारी प्रसाद द्विवेदी का लालित्य-सिद्धान्त / 39 


चित्रकार संगति द्वारा श्वैत-युग-शिह को प्राहृृतिक प्रभाव लाने के लिए दी गयी शिक्षा 
का उल्लेख करते है। उसने कहा था कि-- 

“बुरानी दीवारों के धब्दों को देखो, या फिर दीवार पर रेशमी कपडे का टुकड़ा 
सा दो और उसके पुराने होने की प्रक्रिया को देखो। जब रेशम का कपड़ा सड जायेगा 
तो उसमें कुछ भश वच जावेगा, कुछ झोना पड़ जायेगा और कुछ झड जायेगा । जी बच 
जाये उसे पहाड़ बना दो, निम्नतर मार्ग को प।नी बना दो और छेद को दरें बताओ । टूदी 
जगहों को जलधारा वनताओ।॥ हल्की जगहों को अपने नजदीक का और गहरे रण कवि 
जगहों को दूर का हिस्मा बनाओ । सारी बातों को मन में धारण करो। खूब ध्यान से 
देखोगे दो फिर धीरे-धीरे आदमी, चिड़िया, पौधे, दरख्त उसमे दिखने लगेंगे । अब अपनी 
तूली चलाओ॥? 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कई उदाहरणों से इस तथ्य को पुष्ट करते है कि 

ग्रीक जिसे “अनुकरण' कहते हैं, उसमे अर्थ की व्यापकता है। वह सामान्य अनुकरण नही 
है। वे उसे 'अनुभवन की प्रक्रिया” मानते हैँ! उनके अनुसार दृष्टा के मन में सजंनात्मिका 
कल्पना क्रियाशील रहती है। इसी 'सर्जेनात्मिका कल्पना' के कारण रूपकार यथार्थ चित्रण 
नहीं कर पाता। जड तत्व की बाधाओ से भी उसे सघर्ष करना पड़ता है। सर्जनात्मिका 
बृत्ति नाना प्रकार की बाधाओं से सघर्ष करके विजयी भी हो सकती हैं तथा पराजित भी 
रह सकती है। यह कलाकार की शक्ति पर निर्मेर करता है। वे 'एक्स' किरणों के प्रयोग 
को बताते हुए कहते हैं कि, “मनुष्य का चित्त जब पूर्ण रूप से अपने पर आप ही विशय नही 
पा लिता तब तेक वह राजसिक और तामसिक वृत्तियों मे उलन्ना रहता है, तव तक बहू 
चाचल्प का शिकार होता है। इस अवस्था में वह अच्छी रचना नही दे पाता । यह उप्तकी 
आन्तिरिक बाधा है । एक्स--किरणो ने उसको इस आन्तरिक बाघा को भी पकड़ लिया 
हैं। अतः माध्यम के अनुशासन को ओर उसके प्रतिरोध को अधिकाधिक स्वीकार करते 
हुए तथा यथासंभव उस पर भी अनुशासन करते हुए उभय पक्षीय प्रक्रियाओं के बीच ही 
कलाकार उच्चता, कौशल ओर श्रेष्ठता को प्राप्त करता है"? 

आन्चाय॑ दिवेदी कलाओ के सदर्भ में वैज्ञानिक विश्लेषण को स्वोकार करते हुए 
कहते हैं कि आधार-फलक के प्रतिरोध का कलाकार द्वारा सामता करना पड़ता है। 
विभिस्त चित्रो पर डाली गई एक्स किरणो से यह ज्ञात हो भया कि पहले कटि अथवा टांग 
का कोण झुका हुआ बताया गया ओर बाद में उसे ठीक किया गया। कलाकार अपने 

संकल्प के कारण कषपने चित्र से परिवर्तन कर उछे भुल्दर रूप देले णे सफर हो सबठ ) पह 
काये प्रातिभ कलाकार द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है। द्विवेदी जी के शब्दों में 'दीघंकाल 
के मनन-चिस्तत के बाद और अत्यन्त विशिष्ट प्रतिभा के अधिकारी शिल्पी हारा ही 
माध्यम के निजी रूप, छन्द, लय और इगित को समझा जा सकता है । 'माध्यम को 
अनुकूल बनने! को बात इस प्रकार की विशिष्ट प्रतिभा द्वारा सहज साध्य होती है। जिस 





. लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली, भाग 7 ज ०50 
हम उपरिवत्‌, पृ०50 2] 


40 ।/ हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


प्रकार सिद्ध कवि ही विषय के अन्तनिहित छन्द और लय का सन्धान पा सकता है, उसी 
प्रकार घिद्ध मूर्ति-शिल्पी ही माध्यम के अन्तनिहित छद और राग को पहचान सकता 
है ।॥! 

इस प्रकार कलाकार बाह्य जड तत्वों की सहायता लेकर ही अपनी रचना कर 
पाता है। वे इसी आधार पर प्रतिभा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि, “शक्ति या प्रतिभा 
इसी चित्तत्व के गतिमय सर्जनशील रूप का नाम है ।”* स्थिति और गति का द्न्द्र ही रूप 
की रचना करने मे समर्थ होता है । वे अभ्यास और निपुणता को भी इसी आधार पर 
परिभाषित करते हैं, “रूप-रचना के लिए बाह्य जड तत्वों के साथ निपटना पड़ता है, 
उनकी अनुकूलता की याचना करनी पड़ती है। उनसे समझौता करना पडता है। अभ्यास 
और निपुणता इसी प्रक्रिया का नाम है ।/3 जड तत्व प्रतिरोधक है किन्तु अनुकूल बना 
लिये जाने पर सहायक और मित्र बन जाता है । 

आचार्य द्विवेदी जड तत्व के प्रतिरोध को स्पष्ट करते हुए कहते है कि यह जगत्‌ 
नाम और रूप, पद और पदार्थ से बना है। प्राणिशास्त्र के अनुसार गर्म खून वाला मानव 
ही वाक्‌ सम्पत्ति से युक्त है, अन्य प्राणियों के पास इस सम्पत्ति का अभाव है। अन्य 
इन्द्रियो के अथं और उसकी शक्तियां अन्य प्राणियों को भी सुलभ है ओर कुछ उनके 
अधिकारी है किन्तु शब्द-शकित में वे मानव के निकट भी नही हैं। पशु-पक्षी अपने मत के 
भय, उल्लास, सगनेच्छा आदि मनोभावों को व्यवत करने के लिए कुछ विशिष्ट ध्वनियो 
का व्यवहार करते है किन्तु भाषा की शक्ति उनके पास नही है। मानव ने भी आरम्भ में 
इसी प्रकार की ध्वनियों का सहारा लिया होगा? हजारो वर्ष के पश्चात्‌ ही वह वर्ग या 
प्रसार का भेद कर पाया होगा ? आरम्भिक भाषा के बारे मे द्विवेदी जी का मत है कि 
उप्की मूल विशेषता संगीतात्मकता रही होगी ॥ इसका प्रमाण देते हुए वे कहते है कि 
आदिम जातियो की भाषा मे आज भी सगीतात्मकता का गुण अधिक मिलता है। इसलिए 
वे इस परिणाम पर पहुचते हैं कि, “कहने का मतलब यह है कि आदिम मानव की भाषा 
अविभाज्य वर्गं--वैशिष्ट्यवती और लयात्मक थी। सग्रीत आदि मानव का प्रथम 
आविष्कार नही है, प्रथम प्रयत्न--साध्य त्याज्य वस्तु है। वर्ग वेशिष्द्यवती भापा और 
पदार्थों के नामकरण के प्रयत्न ने धीरे-धीरे सगीतात्मक भाषा से मुक्ति पायी है।/* 

वस्तुतः द्विवेदी जी का मत यह है कि सभ्यता की ओर विकसित होने वाले मनुष्य 
ने संगीत--विरहित भाषा की भ्राष्ति का प्रयत्न आरम्भ किया। इसकां कारण प्रस्तुत 
करते हुए वे कहते हैं कि, “पारस्परिक सहयोग और बाह्य जगत से संघपं इन दो उद्देश्यों 
से मनुष्य को 'प्रयोजन' के वश मे आना पडा। केवल अन्तर की आकाक्षाओं की अभि- 
व्यक्ित से वह्‌ आत्मरक्षा नही कर सकता था। काम नही चला तो कामचलाऊ (या 





. लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली, भाग 7, पृ० 53 
2. उपरिवत््‌, पृ० 53 


3 उपरिवत्‌, पृ० 54 
4- सिसुक्षा का स्वरूप, लालित्य तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रल्यावली भाग7, 


पृ० 58 


हजायी प्रसाद द्विवेदी का लालित्य-सिद्धान्त / 47 


प्रयोजनपरक) माध्यम की जरूरत हुई । संघर्ष की बुद्धि और सहयोग की अत्यधिक 
आवश्यकता ने उसे 'संगरीतात्मकता” को छोड़कर गद्यात्मकता की ओर अग्रसर होने के 
लिए बाध्य किया । 
द्विवेदी गी मानव-सभ्यता के विकास और संगीतात्मकता को परस्पर-विरोधी 
स्थिति में चित्रित करते हुए भी मानव के लिए संगीत की परम आवश्यकता को समझते 
हैं। मानव सगीत के लिए व्याकुल था किन्तु प्रयोजनपरक भाषा सगीत से दर ले जा रही 
थी, परिणामतः कविता, अभिनय और चित्रकला आदि का जन्म हुआ ॥* प्रयोजनवती 
गद्यात्मक भाषा की मार से बचने के लिए ही मानव ने विभिन्‍न ललित कलाओं का सूजन 
किया। इस संदर्भ मे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर एक की कविता की कुछ पक्तियों को 
उन्होंने उद्धृत किया है जो इस श्रकार हैं-- 
“हाय, भाषा मनुज की है वंधी केवल अथ के दृढबन्ध मे, 
चवकर लगाती है स्देव मनुष्य को ही घेरकर | अविराम बोझिल 
मानवीय प्रयोजनों से रुद हो आया गिरा का प्राण है ।/3 
आचाय॑ दिवेदी की यह मान्यता है कि भाषा व्याकरण सम्मत होकर प्रतीकात्मक 
शब्दों का संगठन है जो एक भोर बाह्य जगत मे स्थित पदार्षों का प्रेक्षपए करती है तो दूसरी 
ओर वह मानव के अन्तर्जगत की प्रकृति प्रदत्त स्वतन्त्र व्यवस्था के अधीन होती है। भाषा 
की सार्थकता दोनी व्यवेस्थाओ का सामजस्य स्थापित करने मे ही होती है ।! भाषा को 
सार्थक बनाने के लिए ही अनमिल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 'आग से सीचना' 
इसी प्रकार का प्रयोग है । 'आग” और “'सीचने' मे क्रिया के साथ सामंजस्य का अभाव 
होते हुए भी प्रयोजन के कारण लक्षणा और व्यंजना का सहाश देने पर वह सार्थक प्रमोग 
हो जाता है। इससे अर्थ प्रतीति गाढ़ बनती है । वे स्पप्ट कहते है कि--- 
“भाषा सव कहां कह पाती है ? भाज भी हम भावादेश की अवस्था में काकु और 


स्वराघात के तारतम्य के अनुसार कह जाते हैं। हाथ घुमाकर, मुह बनाकर, आंखो की 
विशिष्ट भगियों के द्वारा हम अनकही कहने की कोशिश करते हैं।”/5 


भाषा जो नहीं कह पाती है, उसी को कहने के लिए छद, सुर, लय आदि का 
सहारा लिया जाता है। एक ओर वाह्य जगत्‌ का यथाष॑ है जो प्रयोजनपरक है और 
दूसरी ओर अन्तर्जंगत्‌ की सहजात भावधारा है। इन दोनो के व्याकूल सघ्ष से ही काव्य 
को जन्म मिलता है। हिवेदी जो के अनुसार “कविता समस्त कलाओ की जननी है।!5 वे 
4. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-भाग 7, पृ० 56 
2. उपरिवत्‌ 
3. सिसृक्षा का स्वरूप, लालित्य तत्व, हजारी श्रसाद दिवेदी ग्रन्थावली-7 पृ० 58 
4. “भाषा दोनों व्यवस्थाओ के बीच जब तर सामंजस्य स्थापित नहीं करती तब 
तक चरिताय॑ नही होती ।--आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिसृक्षा का स्वरूप, 
सालित्य तत्व, हजायी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली, भाग 7, पृ० 56 
5, उपखित्‌, पृ० 57 . | 
6. उपरिवत्‌ 


42 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


उसे आदिम मानते हैं तथा कहते हैं कि पद का महत्व पदार्थ प्रे अधिक होने के कारण उसे 
अनुवादित नहीं किया जा सकता। वदार्थे के कारण जब कविता को व्याकरण-सम्मत 
बनाया जाता है तो उप्तकी दरिद्रता ही बढ़ती है । 
वस्तुतः बाह्य जगत्‌ में भाषा के लिए एक तो बाह्य सत्ता की व्यवस्था है और दूसरी 
व्याकरण की । कविता इन दोनो व्यवस्थाओ से तो सचालित होती है किन्तु एक उसकी 
रवय की व्यवस्था भी होती है जो छन्‍्द, लय, यति, तुक आदि की है । इस स्वयं की 
व्यवस्था के द्वारा उसमे 'शब्द' प्रमुष हो जाता है ।? प्राचीन मान्यता के अनुसार शब्द 
ओर पदार्थ की एकता का विश्वास किया जा सकता है । शब्दार्थ की समशीलता कविता 
के द्वारा सिद्ध होती है। इसीलिए आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि 'निस्सन्देह कविता मे शब्द 
मुख्य है, उसमें पदार्थ से अभिन्‍न बनने की रहस्यमयी शक्षित है।”” कविता का शब्द 
रमणीय अथं से युवत है भौर अथं-विरदित काव्य मात्र समीत है। 
इस प्रकार आचार्य द्विवेदी ने काव्य और सगीत का सर्वध स्थापित किया है। 
बाह्य जगत्‌ की व्यवस्था से सम्पृकत शब्द ही काव्य बनेगा कौर असम्पूषत होकर सगीत 
बन जायेगा। 
आचार्य द्विवेदी चिश्र-प्रतीक और शब्द-प्रतीक में अन्तर करते हुए कहते हैं कि 
चित्र-प्रतीक शब्द-प्रतीको के समान प्रक्षेपण नही करते अधवितु वे अर्य की भ्रतीति साक्षात 
रूप से कराते हैं। वें उदाहरणस्वरूप बताते हैं कि “चित्रलिखित घोडा व्यविति-मानस 
में अनुभूत घोड़े की स्मृति जाग्रत करता है ।”* शब्द-प्रतीक समाज द्वारा स्वीकृत भौर 
सकेतित है जबकि चित्र-प्रतीक बाह्य पदार्य स्रे साक्षात सबधित हीता है। उसका बाहां- 
जगत से तर्कसंगत वँचिश्य होता है जिसे 'सादृश्य' की सज्ञा दी जावी है । 
आवाय॑ द्विवेदी के अनुसार शब्द काल के आयाम मे व्यक्त होता है। शब्द के 
उच्चारण मे प्रधम ध्वनि से अन्तिम ध्वनि तक समय व्यतीत होता है । इसीलिए वे उसे 
गतिशील कहते हैं। शब्द की इस गतिशीलता के आधार पर वे कविता के आयाम-काल 
की चर्चा करते हैं। कविता एक आयामी है जबकि चित्र दो आयामी ओर मूर्ति तीन 
आयामभी है ) वाह्म जगत के चार आयाम हैं। इस अन्तर को उपस्थित करते हुए वे 
कहते हैं कि “प्राचीन आगमशास्त्री शब्द, गति ओर काल को एक ही श्रेणी में नही रखते, 
एकार्थेक भी मानते हैं । नाद या शब्द उतके मत से इच्छा-हूप होने से गत्यात्मक है-- 
कृण्टिनुअम । विल्‍्दु या स्थान क्रियारूप होने से स्थित्यात्मक द्ोता है--हवेन्टम। चित्र 
और मूर्ति बिरदु--क्षमवाय हैं। स्थितिशील । कविता नाद--समवाय है--यतिशील । 





. “बच्यपि कविता अर्थ से विच्छिन्न होकर नहीं रह सकती, और तच तो यह है 
कि शब्द और अर्थ के सहित-सहित बने रहते के कारण ही किसी समय इसे 
“साहित्य कहा गया था, पर शब्द उसके मुख्य उपादान हैं ।"--प्रिसृक्षा का 
स्वरूप, लालित्य-तत्व, हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रथावली, पृ० 57-58 

2. उपरिवतू, पृ० 58 

3. उपर्ित्‌, पृ० 58 


हजारी प्रसाद ठिंवेदी का लालित्य-पिंद्धान्त / 43 


_विता का एक आयाम है--काल | चित्र के दो हैं--लम्बाई और चौड़ाई, देह और 
॒स्य्‌ | मू्ति के दील हैं-“लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, देह, अत्य और स्थोत्य | बाहा- 
जगत की सत्ता चार आयामों में है--लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई और काल ।" 
थे डिवेदी जी बाह्य जगत्‌ की सत्ता के चार आयाम बताकर यह प्रमाणित करते 
हुँ कि मानव द्वारा रचित कलाभों के शिल्प में वाह्य-जगत्‌ की सथाय अभिव्यवित संभव 
नही है क्योंकि कविता, चित्र और मूति कला भे से किसो भी कला के चार आयाम नही 
हैँ । वस्तुतः यथायें तो केवल आपेक्षिक तत्व है। कलाकार अन्ययाकरण “डिस्टाशेन' के 
माध्यम से यधारें की अभिव्यवित करता है। चार आयाम वाले जगत को एक, दो या 
तीन आयाप में ददलने के लिए उसे कुछ-न-कुछ छोड़ना पड़ता है, इसलिए वह तथ्यात्मक 
वाह्य-जगत्‌ की सत्ता को बदलता है। यही अन्यथाकरण की प्रक्रिया है। अन्यथाकरण 
करता हुआ भी वह प्रयास करता हैं कि वस्तु बैसी-की-वैसी बनी रहे। कालिदास के 
'अभिनज्ञान शाकुन्तलम मे राजा दुष्यन्त के कथन का उल्लेख करते हुए द्विवेदी जी प्रमाणित 
करते हैं कि कालिदास अस्यथाकरण तो मानते ही थे, वे यह भी स्वीकार करते थे कि 
कताकार कुछ छोड़ता है तो कुछ जोड़ भी देता है।* 
आध्चाय॑ द्विवेदी मातव द्वारा अन्यथाकरण करने की प्रवृत्ति को उसकी इच्छा- 
शक्ति का कार्यास्वयन स्वीकार करते हैं। वे इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 
पशुओं द्वारा भय, उल्लास और संगमेच्छा की अभिव्यक्ति के लिए ही वाकू-शक्ति का 
सहारा लिया जाता है। उसमे ज्ञातृपक्ष और श्रेय पक्ष में भेद करने का विवेक नही, इस 
लिए उसकी भाषा ज्ञावू-नेय विवेक से असम्पृक्त होती है। मानव ने इस भेद की प्राप्त कर 
लिया । “मनुष्य का शारीरिक संगठव ओर मानसिक विकास कुछ इस प्रकार हुआ है कि 
वह ज्ातृ-शैय विवेक में समर्थ ही गया। यही से मनुष्य मनुप्येतर सृष्टि से अलग हो गया। 
उसने शातृ-पक्ष और जैय-पक्ष में भेद किया।शेय के स्वरूप को समझने के कारण 
प्रतीकार के उपाय भी उसे सुझे । इस उपाय के लिए उसने प्रथम वार इच्छा-शक्ति का 
उपयोग किया ( इच्छा-शवित के सहारे उसने क्षेय-जगत्‌ का अस्ययाकरण शुरू किया--- 
अन्यवाकरण, अर्थात ज्ञेय-जयत्‌ के पदार्थों को अपनी सुविधा के अनुसार अन्य रूप देना । 
कदाचित उसने पेड़ की डाल की छोल-छालकर दूर तक फेंक्रे जाने योग्य डण्डा बनाया । 
उसमें पत्पर डालकर कुल्हाडी बनाया //* 
मानव ते जगत्‌ के पदार्थों को अपनी सुविधा के अनुसार अन्य रूप प्रदान करने में 
अपनी इच्छा-शक्िति को अभिव्यक्ति दी | इसमे भाषा दे विशेष रूप से योगदान किया । 
नयेन्‍नये सकेतो के द्वारा ज्ञातृ ओर शेय का अन्दर अधिक स्पष्ट होने लगा। “धीरे-धीरे 





. लालित्य तत्व, ह॒जारी असाद द्विवेदी ग्रंधावली, भाग 7, पृ० 58-59 
2-“धद्यत्साधु न चित्रे स्थात क्रियते तत्तदत्यथा । 
तथापि तस्या लावण्य रेखया किचिंदस्वितम्‌ ॥९ 


-अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
3: हेजागी प्रग्ाद द्विवेदी प्रन्दावली, भाग 7, पृ० 60 


44 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


मनुष्य ने दो प्रकार की तथ्यात्मक सूध्टि को प्रत्यक्ष किया--भावनाजगत्‌ (ज्ात्‌ पक्ष) 
ओर परिदृश्यमान या अनुभुयमात जगत्‌ (जय पक्ष)। एक का ग्रहीता अत:क रण है, दूसरे 
का बहि.करण । एक मनो गम्य है, दूसरा इन्द्रिय-ग्राह्म ।7 
आचार्य द्विवेदी अपने कयन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परिदृश्यमात जगत्‌ 
की सत्यता व्यक्ति पर आधारित न होकर समाज पर आधारित है। स्पूल जगत को 
सत्यता के मानदण्ड निर्धारित करना सरल होता है। वैज्ञानिक प्रगति में समाज का 
विकास ओर परिष्कार तो होता है किन्तु उसके नियम सरल गति के ही हैं। दूसरी ओर 
अंतर्गगत्‌ सूक्ष्म है। सूक्ष्म अनुभूतियों के विश्लेषण और अन्यथाकरण फी प्रत्रिया स्घूल जगत्‌ 
से मिन्‍न द्वोती है । यह होते हुए भी अन्तर्भगत्‌ की सत्यता भी समाज की ही सत्यता है । 
समाज से भिन्‍न अनुभूति तो 'अबनारमल' होती है। “भापा अवनामंल भाव के लिए नही 
बनती, बह समाज-चित्त की अनुयामिनो होती है ॥"* 
आचार्य द्विवेदी के अनुसार मानव की अनुभूतियों समाज-सापेक्ष होकर भी 
व्यवित्त-सापेक्ष अधिक हैं । “अन्तर्जंगत्‌ की अनुभूतियों के लिए जो भाषा बनी है, उससे 
व्यवित-वित्त पूरा-पूरा कभी सतुप्ट नही होता और अधिकाश व्यक्तियों में अन्त्द्वन्द्र बना 
रहता है । ममाज-चित्त को परिवर्तित करना इस क्षेत्र मे कठिन कार्य है। कलाकार को 
यही करना पड़ता है। वाह्य तध्यात्मक जगत्‌ सदा अल्तर्जगत्‌ के व्यविव-चित्त को वैसा 
ही नही दिखता, जैसा स्माज-चित्त उत्ते देखा करता है। अन्यपाकरण की निर्माणोस्मुखी 
प्रक्रिया बाह्य जगत्‌ के समाज स्वीकृव रूपों से सप्रद्दीत जड़खण्डों को भावना के सीमैन्ट से 
जोड़कर सही अर्थों में उपलब्ध कराती है। दुष्टा सिरे यह मही समझता कि वह जान 
रहा है, बल्कि यह अनुभव करता है कि वह देख रहा है, पा रहा है। शञात वस्तु दृष्ट होती 
है, दृष्ट, उपलब्ध । स्पष्ट ही कलाकार अन्ययाहृत बाह्य-जगत्‌ के अनुभवों से उतना 
ही मही देता जितना बाह्य्जगत्‌ में मिलता है, बल्कि उसमे कुछ और जोड़ता है--+ 
रेख्प्ाकिवदन्वितम । यही उसकी रचनात्मक शकित का वैशिष्ट्य है ।”रे 
आचार्य दिवेदी ने स्पष्ट किया है कि सम्यता के विकास के साथ-साथ णो 
जटिलताए उत्पन्न हुईं उनसे अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति में भी अन्तर आया। 
प्रतिभा, अभ्यात्त और नैपुण्य के क्षेत्र मे बहु-विचित्र फलों की उपलब्धि का कारण यही 
है। सगीत से वलकर काब्य, महांकाव्य और उपन्यास तक पहुंचना इस कथन की पुष्दि 
करता है । इसी प्रकार चित्र से मूत्ति तथा अभिनय, नृत्य, माटक से चलकर फिल्म में 
रूपायित होता इसी प्रकार के फलों की उपलब्धि है। वे स्पष्ट कहते हैं कि “जितनी ही 
सापाजिक व्यवस्था जटिल-प्े-जटिलतर होती जाती है, उत्तता ही प्रक्राशत-मरग्िमा 
में बाह्म-जगतू की व्यवस्था का मिश्रण अधिकाधिक मुखर होता जाता है। कविता की 
तुधना में महाकाव्य में और महाकाव्य की तुलना में उपन्यास मे, नृत्य की अपेक्षा नादक 





. हजारी प्रसाद हिवेदी ग्रन्धावली, भाग 7, पृ० 60 
2. उपरिवतू, पृ० 6] 
3. उपरिवत्‌, पु०6 


अब. अं आय कक करके मय 


हजारी प्रसाद ड्िवेदी का लालित्य-स्िद्धान्त / 45 


में और माटक की अपेक्षा फिल्‍म मे, चित्र की अपेक्षा मूर्ति में और मूर्ति की अपेक्षा वस्तु 
में बाह्य-जगत्‌ की व्यवस्था अधिक सवल और मुखर हो जाया करती है।”! 
गद्यात्मक भाषा स्थूल और श्रयौजनवती हैं) गरद्यात्मक भाषा बाह्य मौर 
आत्तरिक योग स्थापित करने में शब्द-प्रतीको का सहारा लेवी है। भाषा में दो 
व्यवस्थाओं का अमुशासन होता है। एक अनुशासन व्याकरण का होता है तो द्वूसरा 
बाह्म-जगत्‌ की व्यवस्था का अनुशासन रहता है। आचाये टदिवेदी के अनुसार शब्दों की 
अर्थ से अभिन्‍नता स्थापित करने की शब्त भी होती है। इस प्रकार लय, छन्‍्द भादि का 
अनुशासन भी रहता है। इस अनुशासन के समाप्त होने पर भाषा गद्यमय हो जाती है 
और उसमे से रस खो जांता है । 
आचार्य द्विवेदी के अनुसार सभी कलाओ में बाह्म-जगत्‌ के अन्यधाकरण की 
एबित होती है किन्तु कविता से बह शवित अधिक रहती है। कविता चार आयामो को 
एक आयाम में बदलने का प्रयास करती है । कविता मानव-मन के आवेगो को शब्दों में 
ढालती है। आवेगो भें गति होती है मौर वह गति काल भे है। आचार्प द्विवेदी इस बात 
को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि “गति काल में ही सभव है, पर कविता 
को केवल काल मे तहों रहना पडता है। आवेगों को वह स्थिर रूप प्रदान करती है। शब्दो 
के जादू के वल पर कविता किसी काल में व्यक्त किये गये आवेग को किसी काल में 
उपस्थित कर सकती है। इसीलिए कविता काल में व्याप्त होने पर भी देश के साथ 
अमम्पृन्त नही रहती । देश तीन आयामी में व्यक्त होता है। परन्तु कविता इन तीन 
आयामों से स्वतेश रहती है । यह्‌ विचित्र बात है पर सत्य है ।/* 
आचार्य द्विवेदी कविता को अन्य कताओं से भिन्‍न इसी अं में मानते हैं कि वह 
चार आयामों को एक आयाम में बदलती है। वह माया के कंचुक “नियति” के आदेश को 
मही मानती । तियति जीव मे सर्वेध्यापक के स्थान पर नियत देशवासी समझने की भ्रांति 
उत्पन्न करती है। कविता काल से रहकर देश में स्थिति प्राप्त करती है, इसीलिए पुराने 
शास्त्रकारो ने उसे “नियतिहतनियमरहिता”२ की सन्ञा प्रदात की है । 
वे संगीत को कविता से भी अधिक सूक्ष्म मानते हैं। संगीत पूर्वावस्था की कता 
है। उसमें व्याकरण का अनुशासन नहीं होता किन्तु रूप और गठन की व्यवस्था होती है। 
परवर्ती क्षंगीतर्मे भाषा महत्वपूर्ण बत गई किन्तु उसमें अविच्छेद्य वर्य-वेशिप्टूय का स्वरूप 
था गया। दोनो का अन्तर प्रस्तुत करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 
“संगीत में तय और तान वर्ण-वैशिष्दूय को मिटाते हैं। अर्थवन्ध से विरहित कविता 


संगीत की कोटि में चली जाती है। अर्थवन्ध से अमुशासित संगीत, कविता की ओर 
अग्रसर होता है ॥"4 





. हजारी श्रस्नाद द्विवेदी ग्रन्यावली, भाग 7, पृ० 62 
2. उपरिबत्‌, पृ० 62-63 

3, उपस्वितू, पू० 63 

4. उपरिवत्‌, पृ० 63 


46 ; हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


आचार्य द्विवेदी गणित और संगीत को चेतना के दो छोर मानते है । एक छोर 
पर सगीत है तो दूसरे छोर पर गणित॥ उनके अनुमार “वाह्म-जगत्‌ में दिन-रात ऋतु 
परिवर्तन और तारामण्डल का नियत आवतंन आदि की अनुऋ्रमता जब मानव के बहुंता- 
परक चित्त से प्रतिफलित होती है तो वह 'अक' को जन्म देती है। जब उसकी व्यवस्था 
बाह्य-जगत्‌ की अनुक्रमता के साथ मिलती है, तो गणितशास्त्र का कारबार शुरू होता है। 
इदता-अधान वाह्य-जयत्‌ में परिदृश्यमान अनुक्रमता जब अहता-्परधान अन्तर्जेयतु के 
श्वास-प्रश्वास, नाड़ी स्पदन से प्रतिभासित अनुक्रमता से मेल खाती है तो 'ताल' का 
उद्भव होता है और सगीत का कारबार शुरू होता है । सगीत बहिजगत्‌ की अनुक्रमता 
का अन्तर्मुष्री प्रतिफलन है, गणित अन्तर्जेग्रत्‌ के अनुक्रम-बोघ का बहिर्मृजी प्रतिफलन है! 
चेतना के एक छोर पर संगीत है, दूसरे पर गणित ।””? 
आचाय॑ हजारी प्रसाद हदविवेदी शब्द को रूढ मानते हैं। उनकी दृष्टि में शब्द 
पदार्थों के प्रक्षेपण में प्रतीक का कार्य करते हैं। वे योगिक शब्दो फो भी हूढ धातुओ, 
रूढ प्रत्ययो तथा रूढ प्रतिपादको के योग से बने होने के कारण उन्हें रूढ ही मानते हैं। 
चित्रकला में सादृश्य के द्वारा अं प्रहण होता है, इसलिए वे श्रतीक नहीं होते | चित्र 
लिखित वस्तु मे भी बाह्म-जगत्‌ का पदार्थ रेखाओ के माध्यम से 'कुछ और' रूप मे 
अभिव्यक्षित पाता है। कलाकार चित्र के द्वारा वैशिष्ट्य-वैचिश्य का सचार करता है और 
दर्शक उससे तादात्म्य स्थापित करता है, इसलिए गये से घृथा करने वाला सम्य मानव 
भी गधे का चित्र अपने कमरे मे लगाता है। वे तादात्म्यीकरण को कला का धर्मे मानते 
हुए कहते है कि “परन्तु चित्र और कविता, दोनो में यही गुण होता है कि वह दृप्टा और | 
श्रोता के 'अहँ' को उस जगह ले जाते हैं जहा चित्रकार या कवि खडा होकर बाह्य-जगत्‌ 
को देखता है। यह तादात्म्यीकरण कलामात्र का विशिष्ट धर्म है।? 
आचार्य द्विवेदी कलाकार दारा आत्माशिव्यजित के प्रथत्त के प्रश्त॒ की चर्चा करते 
हुए कहते हैं कि आत्माभिव्यक्षित भी दो प्रकार की होती है। एक तो जीव का सहज 
धर्म है। लता पुष्पित होकर रूप-वर्ण-गन्ध-रस द्वारा आत्माभिव्यकिति करती है तो मयूर 
उत्मत्त नृत्य के द्वारा आत्माभिव्यक्ति का प्रयास करता है। यह सहज और सोहेश्य होता 
है। युवावस्था में शरीर की उच्चावचता के द्वारा दूसरो को आकपित करने का जो सहज 
गुण उत्पन्न होता है, चह भी बात्माभिव्यकित ही है । प्रकृति ने हूप-रस-गन्ध-वर्ण आदि 
के द्वारा आत्माभिव्यक्ति कै साधन सुलभ करा दिये है। यह सहज धर्म भी सर्देव अपने 
उद्देश्य को पूरा नही कर पाता ॥ “सभ्यता की वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक नियमों के 
विधि-निषेधों का अम्बार धगग जाता है ॥ भाषा इन विधि-निषेधों को दीघ॑स्थायी और , 
बाद में निरुद्देश्य बनाकर भी जिलाये रहती है। यही द्वन्द्र शुरू होता है। मानव द्वारा 
इच्छित समाज-व्यवस्था और प्रकृति द्वारा प्रदत्त सहज धर्म क। संघ शुरू होता है। उत्त 
समय अभिव्यक्ति भी इच्छित प्रयत्नो का माध्यम खोजती है । आत्माभिव्यकित का यह 





. हजारी प्रधाद द्विवेदी ग्रन्थावली, भाग 7, पृ० 63 
2« उपरिचत्‌, 





6 आर रद: मं: आफ कि अहम असर 8 8 कर 22 अर लक 





| 


हजारी प्रसाद द्विवेदी का लालित्य-पिद्धान्त / 47 


इच्छित प्रयत्त ही कलाओं के रूप मे प्रकट होता है। इच्छित हीने के कारण ही वह 
अभ्यास ओर नैपुण्य की अपेक्षा रखती है। कविता मे, चित्र मे, मूर्ति में वह बहुविचित्र 
आभार ग्रहण करती है।'? 

आचार्य द्विवेदी सभ्यता के विकास के साथ ही सहज आत्माभिव्यक्ति में अवरोध 
उत्पन्न होने को कलाओं के लिए महत्वपूर्ण तो मानते हैं किन्तु उसी को पृण्ण श्रेय नद्दी 
देते। वे मियक तत्व को भी महत्वपूर्ण मानते हैँ। मानव के मन मे जब जड और चेतन 
का भेद समझ में आया तो उसने शक्तिस्वरूपा आत्मा की कल्पना की, जहा से मिथक 
तस्व का आविर्भाव हुआ। यही मिथक तत्व जब भाषा में आया तो उसने बाह्य-जगत्‌ की 
व्यवस्था से भिन्न एक कल्पना लोक का निर्माण कर डाला । सम्पता के विकास के साथ 
इस मिथक तत्व को छोडना आरम्भ किया किन्तु उसका मन इस क्षति प्राकृतिक तत्व को 
भूल नहीं सका । रूपक और मातवीकरण के द्वारा वह उसी मिथक तत्व की अभिव्यक्ति 
करता है। गद्यात्मक भाषा के वांछित अभिव्यव्ित में अममर्थे होने के कारण मिथक तत्व 
का सहारा लेना पडता है। वे स्पष्ट करते हैं कि-- 

“बाह्य-जगत्‌ की तकंसगत जानकारी ने उसे अति प्राकृत तत्व को छोड़ने को मजबूर 
किया है, तथापि उसका चित्त उस अतिप्राकृत तत्व की भूल नही पाया है। रूपकों भौर 
मानवीकरण के प्रयासों द्वारा वह उस्ती आदिम मनोभाव को प्रकट करता रहता है | वहू 
अनुभव करता है कि उसके बिना यह्‌ प्रयोजनवती गद्यात्मक भापा--भाषा, जो बाह्य 
जग्रतू की तकंसगत व्यवस्था से युरी तरह बंध गयी है--बहू सब कुछ व्यक्त नही कर 
पाती जिसे वह कहना चाहता है। वह घूम-फिरकर मिथक तत्व का आश्रय लेता है। 
छन्द से, आवेगोच्छन्न भंगिमा से, रंग सामंजस्य से, छाया और आलोक की वक्रिमता से, 
राग से, वह उम्त अनुभूति को व्यक्त करना चाहता है जो भाषा की उस व्यवस्था में अट 
नही पायी है जो तकंसंगत बाह्य-जगत्‌ से बुरी तरह बंधी हुई है ।"? 

आचाय॑ दिवेदी मानव की व्यक्तिगत अनुभूतियों के सामाजीकरण की प्रवृत्ति 
को ही मनुप्यता मानते है। इसे वे मानव का अन्तर्निगूढ धमम कहते हैं। वे गद्यात्मक भाषा 
के विकास को भी उसका सहजात धर्म के रूप की संज्ञा प्रदान करते हैं। इत सहज प्रवृत्ति 
के कारण मनुष्य सोमाबद्ध हो गया | 

"धद्यात्मक भाषा का विकास भी उसी सहजात धमम का रूप है। पर आगे चल- 
कर भनुष्य अपने इसी सहज प्रयत्त का वशवर्ती हो गया। वह सीमा में बंधता गया है 
उसे असन्दोप है। यह असन्तोप--नाल्पे सुखमस्ति--ही उसे उन अभिव्यक्तियों के 
लिए उत्साहित करता है जो सोमा के परे है, जो भाषा की चह्वारदीवारी में बद रहने से 
छटपढा उठती है | सामाजिकीकरण द्वारा उत्ते उस असन्तोष से राहुत मिलती है। इस 
बात का तिपेधात्मक माम “विरेचन' है, वध नाम 'आनद' है ।”* 





]. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, भाग 7, पृ० 65 
2- उपरित्त्‌, पृ० 66 
3. उपरिवत्‌, पृ० 66 


48 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


इस प्रकार द्विवेदी जी विरेचन और आनंद को एक ही मानते हैं। सामाजिकी- 
फरण की भ्रवृत्ति ही विरेचन है और वही आनंद है। इस आनद की थ्राष्ति के लिए ही 
कलाकार अपनी अनुभूतियों का सामाजिकोकरण करता है । 

गंध की भाषा प्रयोजन के निमित्त है। काव्य, चित्र, अभिनय और मूर्ति आदि के 
द्वारा प्रयोजनातीत आनद की अनुभूति ह्वोती है। “काव्य मे, शिल्प मे, मृत्य में, गीत से, 
घ॒मं मे, भवित में मनुष्य को उस अपार भूमा का रस मिलता है जो उसे प्रयोजन की सीमा 
से ऊपर उठाता है। तभी मानो वह उपतियद के ऋषि के शब्दो मे कह उठता है--भूमेव 
सुख, नाल्‍पे सुखमस्ति ।7 

मादव के लिए स्थूल जगतु का विशेष मद्त्व होता है, इसलिए वह उसे छोड 
नही सकता । काव्य में भी स्यूल जगत्‌ सन्निद्ठित रहता है। प्राचीन आवारयों मै शब्द और 
अधे के सहित को इसीलिए काव्य कहा था । अर्य को सत्ता बाह्य-जगत्‌ से जुड़ी रहतो 
है। शब्द कवि के मन की अनुभूति को सहृदय के मत्र तक पहुंचाकर ही सार्थक होता है। 
भावाबेग से युवत शब्दा अधिक व्यंजित करता है। इस शत के अनेक नाभ दिये गये 
जिनमे से एक ब्यजना है ) भब्दार्थ मे निहित आवेग का वाहक छन्द होता है। गद्य की 
भाषा में आवेग नही रहता । जहां गद्य में भी आवेग का कम्पन आ जाता है, वहूं प्रच्छन 
रूप में छन्‍द विद्यमान रहता है । जहा केवल आवेग होता है किन्तु अथे नही होता वहां 
संगीत होता है । इसी लिए सगीत बाह्य-जगत्‌ से नहीं वधा रहृता। काव्य व्यक्ति मानव 
के ऊपरी विभेदों के नीचे की अभेद अवस्था फो प्रमाणित फरता है) 

संगीत और काव्य के प्रभाव का अन्तर बताते हुए आचाय॑ द्विवेदी कहते हैं कि 
संगीत से उत्पल्न कम्पनो के द्वारा उतनी गाढ “नियत” अनुभूति नही हो पाती जितनी 
काव्य के कम्पनो द्वारा होती है। इसी कारण शब्दालकारों की बहुलता वाला काव्य न तो 
संगीत की भवाघ गति से युक्त होता है और न उप्तमे गाढ अनुभूति ही होती है । भर्था- 
लंकायों के द्वारा पाठक के बित्त में अनुभूति सहज हो जाती है 

काव्य और चित्रकला के अन्तर को बताते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि चित्रकार 
रंगो के माध्यम से चित्र मे उसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करता है जिस प्रकार के आवेगध 
कवि शब्दों के चयन द्वारा करता है । कवि का माध्यम कान है और चित्रकार का माध्यम 
आंख । थित्र काव्य के समान वाह्म-जगत्‌ का अर्थ भ्रक्षिप्त नही कर सकता। उसमें अन्तर- 
जगत के भर्यों का प्रक्षेपण होता है॥ उनकी मान्यता है कि-- 

. अपैजस चित्र की रेखा और रग केवल वाह्म-जयत्‌ के सादृश्यमान की व्यजना 
करते हैं वे घटिया किस्म के चित्र होते हैं। वे अभिधेय मात्र का इंगित करके विरत हो 
जाते हैं। रगों और रेखाओ का व्यवस्थापन चित्रकार के अतर्जगत्‌ की कहानी होती है ।”* 

आचार्य द्विवेदी सभी कलाओ में (महाएक' के साथ एकमेक करने की व्याकुलता 
को स्वीकार करके उनमे एकात्मकता स्वीकार करते हैं । सर्वेसाघारण तक अपनी ब्याकुलता 





, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्धावली, भाग 7, पृ० 66-67 
2- उपरिवत्‌, पृ० 69 


हजारो प्रसाद द्विवेदी का लालित्य-सिद्धान्त / 49 


को पहुँचाने को ही वे 'साधारणीकरण' कहते हैं । 
आचायें द्विवेदी काव्य के लिए छन्द को अनिवायें मानते है, प्राचीन छन्दशास्त्रियों 
द्वारा निर्धारित नियम शाश्वत नहीं माने जा सकते । प्रतिभाशाली कंवि भाषा में परि- 
बर्तन होने पर नवीन छन्‍्दों की खोज करते हैं। वे इसे “विद्रोह की सज्ञा भी प्रदान करते 
हैं किन्तु यह निषेधात्मक रूप न होकर गुण ही होता है । 
आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि मानव ने कलाओ के विशुद्ध रूप में मिश्रण भी किया 
है । कविता में विश्रकला की विशेषताओं को प्रस्तुत करने की चेप्टा की गयी किन्तु उसमे 
अपेक्षित सफलता न मिल सकी ॥ इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि मानव मन के 
आवेग असंडय हैं और उनके प्रतीक चिह्ली की संख्या सीमित है। “कभी-कभी घन, ऋण 
या गुणन के चिह्ों के द्वारा आवेग का धैर्य सूचित करने का प्रयास भी किया जाता है। 
पर ये भी अन्ततोगत्वा साधारणीकृत चिह्न ही सिद्ध होते हैं । व्यप्टि चित्त का विशेषीक्ृत 
आवेग समत्टि चित्त के लिए ग्रहणीय बताना कठिन कार्य है।”? कवि साधारणीकरण के 
द्वारा यह कार्य करने का प्रयास करता है । सूक्ष्म भाव व्यंजक शब्द भी कुछ काल के 
पश्चात्‌ जातिवाचक बन जाते हैं। इसलिए कवि हृदय की बात बहुत कम समझ पाते हैं । 
जो समझ लेते हैं, उन्हें सहृदय कहा जाता है। 
कवि और सहृदय दोनो की व्याकुलता का कारण यह है कि वह समप्टि मानव 
का एंक अग है। अद्वेत की प्रवृत्ति के कारण ही मानव कलाओ की रचना करता है। इस 
सम्प्रेषण के कार्य में छन्‍्द का महत्वपूर्ण योगदान होता है। “सगीत मे, काव्य मे, चित्र मे, 
मूत्ति भे छत्द का योग होने से गति आती है, प्राण बाता है, प्रेपण-वेग आता है॥ 'छत्दा 
शब्द का प्रयोग यह बहुत व्यापक अर्थों में किया जा रहा है। उसमें राग, लय, वेग, आवेग 
सभी का समावेश हुआ है। यह 'छत्द' विश्वव्यापी “इच्छा” शक्ति के साथ ताल मिलाकर 
चलने वाला गति-मात्र या वेग-मात्र (विशुद्ध गति) है। छत्द अर्थात मनोयोग इच्छा। 
शास्त्रीय ग्रन्थों में कुछ थोडे-से छन्दों के नाम गिनाये जाते हैं, वे केवल इग्रित मात्र है। सब 
कुछ वे नही हैं, अधिकांश भी नहीं ।/? 
इस प्रकार द्विवेदी जी सर्जनेच्छा ओर छन्द को एक ही मानते हैं। आधुनिक 
सौन्दर्यशास्त्रियों ने आर्ट इस्पत्स' नाम देकर इसे समझाने का प्रयास किया है। इनके 
परिणाम इस प्रकार रहे--“() शिला और स्पेन्सर जैसे मनीपियों का कहना है कि यह 
कला-प्िसृक्षा मानव मन की लौलाधृत्ति या क्रीड़नेच्छा की उपज है। (2) कुछ दूसरे लोग 
कहते हैं कि यह वृत्ति परभ्रतादन द्वारा अपनी ओर आह्ृष्ट करने की इच्छा का दूसरा रूप 
है। बताया गया है कि मार्शल ऐसा ही मानते हैं। (3) यह भी कहा गया है कि यह आत्म- 
प्रदर्शन का ही एक रूप है और वाल्डविन इस मत के प्रवतंक हैं। (4) लेंगफील्ड जैसे 
विचारकों ने इसे क्री ट्नेच्छा और दूसरो को आकर्षण करने योग्य आत्मप्रदर्शन का मिल्षित 
रुप माना है। (5) कुछ लोग इसे मनुष्य में विद्यमान रचनलिंके वो को उन्लयन मानते... 


*%१ (७ <* -उणलदिर 


'प्रे० 


. हजारी अ्रसाद द्िवेदी ग्रन्थावली, भाग 7, पृ० 7। 
2. उपरिवत्‌, पृ० 73 


7 


कम्ल्क 


50 / हजारी प्रत्माद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


हैं। (6) भौर दूबरे लोग (फायड आदि) इसे कामवृत्ति से उत्पन्न मनोग्रन्यियों का उन्नयन 
समझते है 7 

स्वय द्विवेदी जी सम्रध्टि चेतना को सर्जनात्मक मानते हैं । वे चेतन धर्मे के अनुकूल 
होने को ही सुन्दर कहते हैं । वे स्पष्ट कहते हैं कि “जब व्यप्टि का छन्द समप्टिगत छन्द 
से ताल मिलाकर चलता है तो 'सुन्दर' की सृष्टि होती है, जब उससे विरुद्ध दिशा मे जाता 
है तो 'कुत्सित” का जन्म होता है ॥”* 

आयायं द्विवेदी सफल कलाकृति के लिए प्रयत्न और सस्कार की आवश्यकता को 
विनायक धर्म मानते है! भाषा में तो सम्प्रेषणशीलता द्ोती ही है, चित्र और मूर्ति भी 
भर्थ-विशेष का सम्प्रेपण करने की क्षमता रखते है। यह भी वाणी ही का प्रकार है। 

सभ्यता के विकास के साथ ही भापा में वर्य-वेशिष्ट्य का निखार आया। उसी 
प्रकार रूप दर्शन मे रगो के सयीजन में भी निखार आया। शब्द की तुलना में रूप-निर्माण 
में अधिक व्यापकता है । एक शब्द दूसरी भाषा के लिए निरथंक हो सकता है किन्तु रूप 
निर्माण में यह आवश्यक मही है । 

आचाय॑ द्विवेदी शब्द में सांकेतित अर्थ के लिए सामाजिक स्वीकृति की भनिवायंता 
को विवायक तत्व बताते हुए कहते हैं कि “वस्तुत: वर्ग-समूह को विशिष्ट दिशा में मोडने 
का प्रयत्त ही विनायक धर्म है।? भ्राव अन्तजेगतू का सत्य होता है ! इस सत्य को जन- 
सामान्य का सत्य बताने के लिए उसे प्रयत्नपूर्वक सजाना पड़ता है। इसके लिए सामानिक 
'मगल' की भी आवश्यकता होती है । 

“जहा तक कला का क्षेत्र है, बाक्‌ तत्व अर्थात प्रेपणधर्मी साधन अर्थ, रस, छन्द 
भऔर मगल की ओर तभी ले जा सकता है जब उसमे सामाजिक मंगल की बुद्धि से परि- 
सालित विनायक धम एकमेक होकर गुया हुआ हो । इस विनायक धर्म को पाकर वर्य अर्थ 
की ओर, अर्थ रस की ओर ओर रस मगल की ओर जाता है॥/* 

आचार द्विवेदी लालित्य-सर्जेन में भाषा का विशेष योगदान मानते हैं । भाषा का 
विकास बताते हुए द्विवेदी जी कहते है कि शब्द पहले बने और अर्थ बाद मे आरोपित 
हुआ । इसीलिए रोमांच, अथु-वैवण्यं आदि को भाव ही कहां गया । सात्विक भाव को 
वे भाव के साथ उत्पन्न होने वाले भाव ही मानते हैं। सात्विक भाव को उन्होने सहुज और 
अनुभाव को प्रमततसाध्य माना है-- 

“कई बार आलोचको को मगजपच्ची करनी पड़ी है कि समस्त शरीर विकारों 
को भरत ने 'अनुभाव ही क्यो नही कहा । अनुभाव परवर्ती विकात्त है, वे विविकतीकरण 
की शक्ित के बाद उद्भूत हुए हैं। सात्विक भाव अविविक्त वर्णा सहज भाषा के समशील 
है, अर्थ या प्रयोजन के वन्धन में वद्ध नही है। अनुभाव विविशृतवर्णा भाषा अयत्तज या 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, भाग 7, पृ० 74 
2. उपरिवत्‌; पृ० 76 

3, उपरिवत्‌, पृ० 79 

4, उपरिवत्‌, पुृ० 80-8[ 


हजारी प्रसाद दिवेदी का लालित्य-पिद्धान्त / 5 


सहुण होते हैं, सहज--साय-साय पैदा होने वाले । अनुभाव यत्त-साध्य है---इष्ट अर्थ के 
योतक, प्रयातलब्ध 
आचार्य द्विवेदी विविकतीकरण की मानसिक विन्तन का परिणाम मानते है यही 
कारण है कि वे रचनात्मक शक्ति को विविक्तीकरण का जुड़वा भाई की संज्ञा से अभि- 
पिवत करते है । क्रमश: भाषा अर्थ-प्रधान होती गयी जिसके परिणामस्वरूप उसमे गद्या- 
त्मकंताका समावेश हुआ किन्तु इसी प्रक्रिया के कारण छन्द और सगीत का आयोजन भी 
संभव हो सका । 
मिथक तत्व मानव-मन को अभिव्यक्त करने का एकमात्र साधन है, वे मिथक 
तत्व को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि “मिथक वस्तुत: उस सामूहिक मानव की भाव- 
निर्मात्री शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे कुछ मनोविज्ञानी आर्क्रिटाइपल इमेज (आदिम 
विस्‍्व) कहकर सम्तोप कर लेते हैं ।/* सामान्यत: आरंभिक मिथक सम्पूर्ण मानव-जाति मे 
समान ही थे । गद्यात्मक भापा से आज उनका ह्वास हो रहा है किन्तु वही काव्य, नाटक 
और उपन्यास सफल होता है जिसमे मिथक तत्व की सहायता ली जाती है। यही कारण 
है कि उपेक्षित होकर भी मिथक जीवित है ! भाषा जिस भाव को अभिव्यक्त करने में 
असमर्थ होती है, उसे अलकार अभिव्यक्त कर पाते हैं। यह मिथक के सहयोग से ही हो 
चाता है । 
आाचायं द्विवेदी भापा की विविक्तीकरण को ही नवीन विधाओं के विकास का 
कारण मानते हैं। नवीन विधाओ के विकास से लालित्य-सर्जेन के नवीन प्रयासों का 
आरभ हुआ। 
आचाये द्विबेदी ने 'लालित्य-तत्व' में लोक-तत्व का समावेश भी किया है जिसका 


विस्तार उन्होने 'हिन्दी साहित्य की भुमिका', “प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, अपने 
उपन्यासों और निवन्धी में किया है। 


विष्कर्ष : 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आचायें द्विवेदी का लालित्य-सिद्धान्त 
समष्टि-मानव के आधार पर स्थित है जिसमें लोकतत्व और मानवता का समावेश ही 
जाता है । लालित्य तत्व का दूसरा कोण वेदवा (रस आदि) भाषा भर छन्द का है तथा 
तीसरा कोण मिथक का है। इस प्रकार मानव, मिथक, वदनां, भाषा, छन्द, सम्प्रेषणीयता 
का धर्म आदि मिलकर लालित्य-सिद्धांत का निर्माण करते हैं। उनके मूल में आस्था का 
प्रश्न है जिसे उन्होने इच्छा, ज्ञान और क्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आचार हि वेदी 
ने अपने लालित्य तत्व भे सबसे अधिक वल इसी त्रिकोण पर दिया है ) हम इस त्रिकोण 
को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि इच्छा छन्‍्द है, ज्ञान वेदना (रस आदि) और क्रिया 
मिथक (लोकन-्तत्व) है। यह तिकोण मां भगवती ललिता का है जिसका केन्द्र-विन्दु शिव 
५888 है । बिना मगल के दे कुछ नहीं भानते और इस तीनों के मिलन से ही शिव 
होता हैं। 





. हारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्धावली, भाग 7, पृ० 82 
2 उर्परिवत्‌, पृ० 85 


द्वितीय अध्याय 
द्विवेदी जी के निवन्धों में लालित्य-योजना 


विषय-वस्तु का लालित्य : 


विषय-बस्तु की दृष्टि मे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबन्धों मे अत्यधिक 
वैविध्य मिलता है । उन्होने वृक्षो-ऋतुओ सबधी, सांस्कृतिक, साहित्यिक, नैतिक तथा 
ज्योतिप-संवधी विपयो पर निबन्धों की रचना की है। यह विपय वैविध्य ऊपर से ही 
दिखाई पडता है। उनके निवन्धों की अन्तरात्मा मानवता ही है। उनके निबन्धों मे मानव 
केन्द्र मे है, इसलिए वह वैविध्य केस्द्रीपुत विषय की सज्ञा से अभिषिक्त किया जा 
सकता है । 

उनका मानवीय दृष्टिकोण सभी प्रकार के निबन्धों में देखने को मिल जाता है। 
“अशोक के फूल! में वे मानव की जिजीविपा के सम्बन्ध मे कहते हैं कि-- 

“मुझे मानव-जाति की दुर्देम-निमंम धारा के हजारो वर्ष का रूप साफ दिखाई 
दे रहा है। मनुष्य की जीवनी-शक़्ति बड़ी निमंम है, वह सभ्यता भर सस्कृति के वृया 
मोहो को रोंदती चली आ रही हैं । न जाने कितने धर्माचारो, विश्वाप्तो, उत्सतों और 
ब्रतो को धोती-बहाती यह जीवन-धारा आगे बढी है। संशयों से मनुष्य ने नयी शक्ति 
पायी है ।/! 

'शिरीप के फूल! में उन्होने गाधी जी की महानता को प्रतिपादित किमा-- 
“पिरीप वायुमण्डल से रस खीघकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गाधी भी वायु- 
मण्डल से रस छीचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था ।//! 'कुटज' मे 
उन्होने परवश ब्यक्ति को ही दु खी बताया है तो 'देवदारु' मे जाति का मोल्र करने वाले 
लोगो पर व्यग्य किया गया है। “आम फिर बोरा गये' मे वे साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में 
अपने आशावादी और मानवीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते है-- 

“आज इस देश में हिन्दू और सुसलमाव इसी प्रकार के लज्जाजतक सधर्ष में 


. ह॒जारी प्रसाद हिवेदी ग्रन्थाचली, भाग 9, पृ० 23 
2. उपरिवत्‌, पृ० 28 


द्विवेदी जी के निवन्धों मे लालित्यन्योजना / 53 


व्यापुत हैं। बच्चों और स्त्रियों को मार डालना, चलती गाड़ी से फेंक देना, मनोहर घरों 
में आग लगा देना मामूली बातें हो गयी हैं । मेरा मन कहता है कि ये सब बातें भुवा दी 
जायेंगी । दोनों दलों की अच्छी बातें ले ली जायेंगी, बुरी वा्ते छोड़ दी जायेंगी। पुराने 
इतिहास की ओर दृष्टि ले जाता हू ती वर्तमान इतिहास निराशाजनक नहीं मालूम होता । 
कभी-कभी निकम्मी आदतो से भी आराम मिलता है।! 

प्वसन्त आ ग्रया है में उन्होने बत्ताया है क्रि “कमजोरो में भावुकता ज्यादा 
होती है।”? इसी प्रकार 'जीवेम शरद: शतम्‌' में वे कहते हैं कि “इसलिए कर्म तो ऐसा 
ही होना चाहिए जो मनुष्य जीवन के उच्चतर लक्ष्य के अनुकूल हो।“? वे अपनी 

मानवीय दृष्टि को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि “हमे कोई ऐसी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी 
कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जरूरत भर अन्न, वस्त्र और शिक्षा मित जाय और उसे 
जितने की जरूरत है उससे अधिक सग्रह करने का अवसर ही नही मिले ।"* 

उनका मानवत्रावादी और समाजवादी दृष्टिकोण आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्था 

पर चोट भी करता है। वे सत्ताधारी दल और विरोधी दल--दोनो की ही आलोचना 
करने से मही चूकते ) 'बरसो भी' में वे स्पष्ट शब्दों में कोड़ा फटकारते हैं---/धरती प्र 
कुछ पार्टियां गरज रही हैं, बरस नही पयेंगी, कुछ नही गरज रही है, मे भी नही बरसेंगी | 
जनता के लिए दोनो वराबर हैं। ज॑से नागनाथ वैसे सांपनाथ ।”* 

बृक्षो और ऋतुओं सब्रंधी निवन्धों में ही नही ज्योतिष-सबंधी निबन्धों मे भी 
उन्होंने मानव को विशेष महत्व प्रदान किया है । 'ज्योतिविज्ञान' में वे कहते हैं कि-- 

“सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में जाति-पाति की कैसी जबर्दस्त पैठ है। पुराना 
भारतीय अपने को संसार का श्रेष्ठ मनुष्य मानता था। दूसरे देश के निवासियों को बह 
म्लेच्छ से अधिक मानने को तैयार नही था, पर ऐसा मानना ठीक नहीं है संसार के हर 
भाग में मनीपी और विद्वान्‌ पैदा होते हैं, हो सकते है। आज का आधुनिक मनुष्य इस 
प्रकार नही सोचता । उसे यह दृष्टि अवेज्ञानिक ही लगती है।”९ 

सांस्कृतिक निवनन्‍्धों मे भी उतके मानवेता और समानता के सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन हुआ है । “तस्क्ृति भर साहित्य” में वे लिखते हैं कि--- 

“समय ने पलटा खाया है। वैज्ञानिकों ने मानवीय प्रकृति और विश्व-प्रकृति का 
निलिप्त भाव से विश्लेषण किया है। देखा गया है कि जगत्‌ में एक ही शाश्वत मानव 
मस्तिष्क काम कर रहा है। आज तक ससार गलतफहमी का शिकार बना रहा है। आज 
उसके पास इतने साधन हैं कि पुरानी गलतफहमी अगर उसी बेग से चलती रही, तो 


. हणारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली, भाग 9, पृ० 46 
2. उपरितू, पृ० 5 

3. उपरिवत्‌, पृ० 6] 

4. उपरिवतू, पृ० 64 

5. उपरिवत्‌, पू० 77 

6. उपस्थित, वृ० 732-33 


54 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना ग 


उपका परिणाम भयंकर होगा ।/”? 

द्विवेदी जी तो “अर्थापवाक! मे प्रत्यय पर विचार करते-करते 'लड़कियो' और 
“बहुओ' की सामाजिक स्थिति पर विचार करने लगते हैं-- 

“संस्कृत के व्याकरणशास्त्रियो ने भाषा को परिनिष्ठित रूप देने के लिए 'म' 
और “व श्रुति-नियमों का पालन किया है! भाषा को परिनिष्ठित रूप देने के लिए इस 
प्रकार की कठोरता आवश्यक है ॥ वर्तमान साहित्यिक हिन्दी में इन नियमों का पालन 
कठेरता से नही किया जाता । “लड़कियो' के लिए जो नियम है “वहुओ' के लिए वेसा 
नही है। 'लड़कियो' में तो 'य' श्रुति का पालन किया गया है, पर बहुओ में 'ब/ का पालन 
नही किया है। इस देश में चिरकाल से 'बहुओ' की अपेक्षा लड़कियों से पक्षपात किया 
जाता है, परन्तु कम-से-कम व्याकरण की दुनिया मे तो ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए । 
अस्तु ।/? 
हे द्विवेदी जी साहित्य सेबधी निवन्धो में तो साहित्य का लक्ष्य ही मनुष्य को मानते 
हैं । उनके अनुप्तार--- 

"वास्तव मे हमारे अध्ययन की सामग्री प्रत्यक्ष मनुष्य है। अपने इतिहास में इसी 
मनुष्य की धारावाहिक जययात्रा की कहानी पढ़ी है, साहित्य में इसी के आावेगो, उद्देगो 
और उल्लासो का स्पन्दन देखा है, राजनीति मे इसकी लुका-छिपी के खेल का देशन किया 
है, अपेशास्त्र मे इसकी रीढ़ की शक्ति का अध्ययन किया है। यह मनुष्य ही वास्तविक 
लक्ष्य है।/* 
५ आचार हजारी प्रसाद हिवेदी के निबन्धों के वेविध्य का कारण यह है कि उन्होने 
मात्र अन्तःप्रे रणा से निबन्ध-रचना नही की अपितु पत्र-पत्रिकाओं की मांग, विश्वविद्यालयों 
के भाषण और विभिन्‍न अध्यक्षीय भाषणो के निमित्त भी निबन्‍्ध लिखे। इसी को उम्होते 
थुद्ध-ब्राक्मण' की संज्ञा प्रदात की है- 

“वे जो किसी दूसरे के इशारे से विनियुकत होकर कलम घसीटते हैं। इन्हीं 
भाग्यवचितों को मै 'शूद्र-ब्राह्मण' कहता हू । मैं इसी श्रेणी का हू ।”४ 

द्विवेदी जी ने हिंदी मे 47 निबन्धों की रचता की है । एक निबन्ध भोजपुरी मे 
और एक सस्कृत भाषा मे भी लिखा है। इन निबन्धो मे वुक्षो, ऋतुओ, सस्कृति, ज्योतिष, 
साहित्य, साहित्यकार, हिंदी भाषा, राष्ट्रीय चेतना और नैतिकता से सबधित विषयों को 
लिया गया है। 

(() दुझ्षों सबंधी निवन्ध : आचार्य हमारी प्रसाद द्विवेदी पर संस्कृत साहित्य 
का विशेष प्रभाव या। उन्होंने कालिदास तथा अन्य कवियों द्वारा अपने काव्य में चित्रित 





]. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-9, पृ० 220 

2. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावलो-0, पृ० 267-268 

3. मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्‍्थावली-0, पृ० 34 

4. जिन्दगी और मोत के दस्ताबेज, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रत्यावली-]0, 


पृ० 73-4 


हिवेदी जी के निबन्धों मे लालित्य-योजना / 55 


वृक्षों को अपने निवन्‍्धों का विषय वनाया। (अशोक के फूल', 'शिरीप के फूल, 'कुट्जा, 
'देवदा्ं, आम फिर वौरा गये' शीप॑क निवन्ध वृक्ष संबंधी हैं ! 

कालिदास ने अशोक के फूल का चित्रण अपने काव्यो में किया है। ह्विवेदी जी ने 
उसी से प्रेरणा लेकर निबन्धन किया। “ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के 
पूर्वे भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नही जानता था, परन्तु कालिदास के काव्यो 
में यह जिस शोभा और सौकुमाये का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहां था ।”7 

“अशोक के फूल' का प्रतिपाद्य प्राचीन भारतीय सस्कृति है। कन्द्प और गन्धर्वे 
को वे पर्याय मावकर उस जाति के प्रभाव को काम के एक वाण 'अशोक के फूल' के रूप 
में चित्रित करते हैं। “कन्दर्प यद्यपि कामदेव का नाम हो गया है, तथापि है बह गन्धर्व 
का ही पर्याय । शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते रहते थे 
ओर बुद्धदेव से भी टवकर लेकर लोट आये थे | लेकिन कन्दपप देवता हार मानने वाले जीव 
नथे। बार-बार हारने पर भी वे झुके नही । नये-नये अस्थ्रों का प्रयोग करते रहे । अशोक 
शायद अन्तिम अस्त्र था | वोद-धर्म को इस नये अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शव 
मार्ग को अभिभूत कर दिया और शवित-साघना को शुका दिया। वज्रयान इसका सबूत 
है, कौल-साधना इसका प्रमाण है ओर कापालिक मत इसका गवाह है ।/”? 

ह्विवेदी जी के मतानुसार अशोक के फूल और कन्दर्प की मान्यता सामन्तकालीन 
थी। समय के परिवर्तन से जीवन के लिए अनावश्यक वस्तुओं से छूटकारा मिल जाता है। 
“भशोक के फूल' की भी वही नियति हुई है। आज जिसे आवश्यक समझा जा रहा है, 
भविष्य में उप्तमे से कितना बचा रहेगा, कहा नही जा सकता। 

“आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या ऐसी ही बनी रहेगी ? सञ्राटो- 
सामत्तों ने जिस आचार-निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो 
गयी, धर्माचार्यों ने जिस्त ज्ञान और वैराग्य को इतना महाध॑ समझा था, वह समाप्त हो 
गया, मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस-राशि उमडी थी, वह वाप्प 
की भांति उड़ गयी तो क्या यह मध्य-युय के ककाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का 
कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के भ्रत्येक पदाधात में घरती घसकेगी। उत्तके 
कुष्ठनृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ-न-कुछ लपेटकर ले जायेगी। सव बदलेगा, सब विकृत 
होगा--सब मवीन वनैगा । 

गद्दी स्थिति 'शिरोप के फूल' को भी है। कालिदास ने शक्षुन्तला के कानों में 
शिरीप का पुष्प पहनाया, वे उसे बहुत कोमल मानते थे ओर बृह॒त्संहिता में उसे मंगल- 
जनक माता गया है |? इसी कारण द्विवेदी जी ने उस पर निवन्ध की रचना कौ। थे 
शिरीप को फवकड़ मानते हैं तथा कवि बनने के लिए फक्कड़ाना मस्ती को आवश्यक बताते 


१. हजारी प्रसाद दिवेदो ग्रन्यावली-9, पृ० 9 
2. उपरिवत्‌, पृ० 20 
3. उपरिवत्‌, पृ० 24 
4. उपरिवत्‌, पृ० 49 


56 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


हैं। जीवन का रस वायुमण्डल से खीचकर वह जीवित रहता है भर महात्मा गाधी ने 
भी यही किया घा-- 

“शिरीपतर सचमुच पक्के अवधूत की भाति मेरे मन मे ऐसी तरगें जगा देता है 
जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप मे इतना सरस वह कैसे बना रहता 
है ? क्या ये वाह्य परिवर्तव--धूप, वर्षा, आंधी, लू--अपनै-आप में सत्य नहीं है ? हमारे 
देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूट-पाट, खून-खच्चर का ववण्डर बह गया 
है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीप रह सका है | अपने देश का एक 
यूढ्ा रह सका था। क्यो मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यो सभव हुआ ? क्योकि शिरीप भी 
अवधूत है । शिरोप वाघ्युमडल से रस खोचकर इतना फीमल और इतना कठोर हो सका 
था। मैं जब-जंब शिरीप की ओर देखता हु तब-सब हुक उठती है--हाय, वह अवधूत 
आज कह्टा है ।? 

कुटज का चित्रण भी कालिदास ने किया है। द्विवेदी जी इस निवन्ध के आरम में 
ही नाम और रूप की चर्चा करके रूप फो व्यकवित-सत्य और नाम को समाज-सत्प स्थापित 
करते हैं। उसकी जीवनी-शक्िति फी प्रशस्ता करते हैं। वह नि.स्वरार्थ और निर्भीक होकर 
जी रहा है-- 

“कुटज कया केवल जी रहा है ? वह दूसरे के द्वारधर भीय मागने नही जाता, 
कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं ही जाता, मीति ओर धर्म का उपदेश 
नही देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों 
को अपमानित करने के लिए ग्रद्दो की खुशामद नही करता, आत्मोरनति के हेतु नीलम नहीं 
धारण करता, भंगूठियों की लडी नही पहनता, दात नही निषोरता, बगलें नहीं क्षाकता । 
जौता है और शान से जीता है--कहे वास्ते, किस उद्देश्य से ? कोई नही जानता ।"* 

देवदारु हिमालय का सुप्रसिद्ध वृक्ष है। इस निबन्ध मे द्विवेदी जी मे 'अ्थ की 
लय! के सिद्धान्त के स्थान पर “अर्थ की तुक! के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । भाषा को 
वे अर्थ से बंधा हुआ मानते हैं। उनके अनुसार उसकी स्वच्छन्द सचार की शक्ित क्षीण हो 
रही है। दूसरी ओर मिषक स्वच्छन्द विवरण करता है। उनकी दृष्टि मे वक्ता जितना 
कहना चाहता है, शब्द उतना बता नही पाता 

“सुन्दर शब्द का प्रयोग करके मैं जो कहता चाहता हूँ वह कहा प्रकट हो पा 
रहा है ? कह्दना तो बहुत चाहता हू, कोई समझे भी तो। नहीं, शब्द उतना ही बता पाता 

है जितना लीग समझते हैं। वबता जो कहना चाहता है उतना कहा बता पाता है वह ?/* 

आम फिर बौदा गये” मे कालिदास द्वारा आम्र-मजरटी के सकुचाने का वर्णन 
करना ही द्विवेदी जी की प्रेरणा है। इस निवन्ध मे बसंत का चित्रण भी किया गया है। 
इसमें साम्प्रदायिकता का विरोध किया गया है। आयों और अयुरो के संघर्ष की कथा के 





4, हजारी प्रसाद ्विवेदी ग्र्थावली, 9, पृ० 28 
2. उपरिवत्‌, पृ० 33 
3. उपरिवत्‌, पृ० 42 


द्विवेदी जी के निवन्धों में लालित्य-्योजना / 57 


भाष्यम से मानव की विजय-यात्रा को प्रस्तुत किया है। 

“न जाने भनुष्य के हाथों विधाता की सृष्टि में अभी क्या-क्या परिवतंन होने 
वाले हैं। आज जो दु्भिक्ष और अन्न-सकट का हाद्दाकार चित्त को मथ रहा है, वह 
शाश्वत होकर नही आया है। मनुष्य उस पर विजयी होगा । कितने अव्यवहार्य पदार्थों 
को उसने व्यवहायें बनाया है, कितनी खटाई उसके हाथो 'अमृत' बनी है। कौन जाने यह 

. महान्‌ 'गोधूम' लता (गेह) किसी दिन सचमुच गायों को लगने वाले मच्छरों को भगाने 
के लिए घुआं पैदा करने के काम आती हो ? निराश होने की कोई वात नही है । मनुष्य 
इस विश्व का दुर्जेय प्राणी है ॥।? 

(#) ऋतु सम्बन्धी : आचार ठिवेदी का ललित व्यक्तित्व वृक्षो संबंधी विबन्धों 
के पश्चात्‌ ऋतु सध्वन्धी निवन्धों में ही अभिव्यक्ति पा सका है। “बसत आ गया हा 
'आत्मदान का सन्देशवाहक बसम्त”, “प्राचीन भारत में मदनीत्सव', “वर्षाधनपति से 
घनश्याम तक', (वरसो भी', 'सौन्दर्य-सुष्टि में प्रकृति की सहायता” आदि निवन्ध ऋतुओ 
संबंधी निवन्ध है । इनमे से कुछ निबन्ध तो हृदय से प्रस्फूटित हैं और कुछ पत्न-पत्रिकाओो 
की माग को देखकर ही लिखे गये प्रतीत होते हैं।॥ इन निवन्धों मे द्विवेदी जी ने विभिन्‍न 
ऋतुओं के स्ाथ भानव की उच्च आकांक्षाओं का चित्रण किया है। त्याग, बलिदान और 
सत्कर्म ही मनुष्य की विशेषताएं हैं । वे मावव के स्वार्थी रूप की डटकर आलोचना करते 

“परती भौर आसमान में कुछ सांठ-गांठ है । शायद हमेशा ही रहा है। यहां भी 
लोग कहते हैं कि अन्न की कमी नहीों है, पर मिल नही रहा है । राशन की दुकानें खाली 
हैं, चोर बाजार भरे हैं--सव है, सिर पर से उड़ रहा है--केवल मिलता नहीं है। 
मखदारों में पढ़ता हू अच्छी व्यवस्था होने जा रही है, भांखें देखती हैं, हो नही पा रही 
है। आसमान के ग्रह और धरती के ग्रह एक ही समान चुप्पी साधे हैं ॥ नया होने वाला 
है ? अकाल की डरावनी छाया बादलों की मादक छाया के समान ही 'घनघोर' है। लोगो 
का कहना है कि किसान 'त्राहि-श्राहि' कर रहे हैं । कौन श्राण करेगा ।/? 

(॥0) पर्व सम्बन्धी : आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पर्व संबंधी निबन्धों 
की रचना भी की है। “आलोक-पर्व की ज्योतिर्मय देवी', 'अन्धकार से जूझना है, 
“दीपावली : सामाजिक मंगलेच्छा का श्रत्ििमापवे', नया वर्ष आ गया आदि निवन्ध 
इसी कीटि के हैं। इन निवन्धों मे भी उन्होंने मनुष्य की सामाजिक मंग्रलेच्छा को ही 

““८*४व किया है । 

“चारों और जब अभाव का करुण हाद्ाकार सुनायी दे रहा है, दीपावली अपना 
मेगल-सन्देश लेकर आयी है। कई हजार वर्ष पहले मनुष्य ने सामूहिक रूप से समृद्ध 
होने का संकल्प किया था। वह संकल्प आज भी जी रहा है । बयो न मनुष्य अब ड्च्छा 
के दाद प्रयत्त शुह करे ? सामाजिक मंगलेच्छा को आज तक कोई नही दवा सका, बह्‌ 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्दावली-9, पृ० 49 
2. बरसों भी हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-4, प्‌० 77 7. 
यह 


58 । ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


न मरी, न बूढी हुई, जबकि न जाने कितनी व्यक्तिगत आर्काक्षाएं मरकर भूत हो ग्रयौ, 
कितने व्यक्तिगत प्रयत्न हमेशा के लिए समाप्त हो गये 77 

(९) नीति सम्बन्धी : आपने नीति सम्बन्धी मिबन्‍्धों की रचना भी की है। 
उनके नीति सम्बन्धी प्रमुख निबन्ध है---'प्रायश्चित्त की घडी', 'आन्तरिक शुचिता की 
आवश्यकता है', 'जीवेम शरदः शतम्‌' आदि । इस भ्रकार के निबन्धों के विषय नैतिक 
हैं । वे भीतरी शुचिता पर बल देते हुए कहते हैं कि-- 

“जिस प्रकार भौतिक पदार्थ के उत्पादन के लिए आवश्यक है कि हम अपनी 
समूची उत्पादन-शक्षित का परिपूर्ण उपयोग करें, उसी प्रकार आन्तरिक शुचिता और 
बाहरी संयम के लिए हमे नवीन ओर पुरातन समस्त उपलब्ध साधनों का उपयोग करवा 

चाहिए । दोनो मे समता बनी रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि हम बाहरी बातो पर अधिक 
जोर देकर भीतरी शुचिता की उपेक्षा कर दें । इसके लिए हमे उत्तम साहित्य के सृजब, 
प्रचार और प्रसार की ब्यवस्था करनी चाहिए। एकागी उन्नति लाभजनक नहीं हो 
सकती । जब तक हमारा भीदर पविश्न नही होता तब तक हम उन्‍नत और सभ्य नहीं 
हो सकेंगे ।”** 
इसी प्रकार वे मानव-जीवन को उत्तम लक्ष्यो के अनुकूल बनाने पर बल देते हुए 
ऐसे कर्म करने की ओर इगित करते है जो शास्त्र द्वारा समर्पित हो सकें-- 

“यह जीवन मनुष्य के उत्तम लक्ष्यों के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा कम जो 
दुसरे के लिए कष्टदायक हो, समाज के यथार्थ मंगल का बाधक और मनुष्यता के लिए 
प्रतिकूल हो, कभी शास्त्र द्वारा समर्पित मही हो सकेगा । इसलिए कर्म तो ऐसा ही होना 
चाहिए जो मनुप्य जीवन के उच्चतर लक्ष्य के अनुकूल हो। साथ ही उसमे दैव्य का 
भाव नही आना चाहिए ।"३ 

(९) सस्क्ृति संबंधी निवन्ध : द्विवेदी जी ने अनेक सांस्कृतिक तिवन्धो की रचता 
की है। इनमे प्रमुख हैं--'धमंस्यतत्व निहित ग्रुहायाम्‌', 'भारतीय सस्कृति की देन', 
'प॑स्केतियो का सगम', 'भारतीय सस्कृति और हिन्दी का प्राचीन साहित्य', (सभ्यता ओर 
संस्कृति", भारतीय संस्कृति का स्वरूप, संस्कृति ओर साहित्य! श्ादि । 

आपके सांस्कृतिक निबन्धों में भारत की भ्राचीन सस्क्ृति के प्रति विशिष्ट मोह 
झलकता है। इसी लिए डॉ० जयनाथ 'नलिन' ने आरोप लगाया कि “भारतीय अतीत की 

गरिमा के प्रति आप अत्यन्त श्रद्धावान हैं--प्राचीन को नवीन से मिलाने का प्रयास भी 
आपकी रचनाओ में मिलता है। लेकिन प्राचीन को बुद्धिदाद की कसौटी पर परखने का 


दीपावली : सामाजिक मंगलेच्छा का प्रतिसा-पववे', हजारी श्रस्ताद द्विवेदी 
प्रन्यावली-9, पृ० 88 

2. आन्तरिक शुचिता भी आवश्यक है”, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली, भाग 9, 
बृ० 435 

« 'जीवेम शरद : शतम्‌', हजारी प्रसाद द्विवेदी अ्न्थावली-9, पृ० 6 


] 


द्विवेदी जी के निवन्धों में लालित्य-्योजना / 59 


प्रथत्व कम है, उसका समर्थन अधिक ।77 हि 

बस्तुत: जहां तक प्राचीन संस्कृति को घरोहर मानकर उसका समर्थत करने का 
प्रश्न है, वहां तक 'नलिन' जी की वात संत्य है किन्तु केवल प्राचीन की स्वीकृति दिवेदी 
जी में नही है। वे आधुनिकता की स्वीकृति के पक्ष मे भी हैं । सत्य पूर्व का हो या पश्चिम 
का, वे उसे स्वीकार करने के पक्ष में हैं--- 

“हमारा मूल वबतव्य यही है कि हमें पूर्व या पश्चिम या भारतीय-अभारतीय 
आदि कृत्रिम विभाजनो के अर्थधहीन परिवेध्टनो से अपने को घेरे नही रखना चाहिए । 
अगर जहूरत हो वो तथाकथित आध्यात्मिक विशेषणों से विशिष्यमाण आचारो और 
मनोविकारो को अतिक्रमण करके भी विश्वजनीन सत्य को जानने की कोशिश करनी 
चाहिए ।/* 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक चिन्तन में जो समाज के उपयुक्त है, 
उसे स्वीकार करने के पक्ष मे अवश्य हैं किन्तु प्राचीन भारतीय सस्क्ृति के महत्व को 
आकने में वे किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दिखाते । भारतीय प्राचीन संस्कृति का 
विधिष्ट महत्व रहा है, उप्तने सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया है | वे स्पष्ट शब्दों मे 
कहते हैं कि-+ 

“आरतव् ने एशिया और यूरोप के देशों को अपनी धमं-साधना की उत्तम 
चस्तुए दान दी हैं॥ उसने अहिसा और मंत्री का सम्देश दिया है, क्षुद्र दृनियावी स्वार्थों की 
उपेक्षा करके विशाल आध्यात्मिक अनुभूतियों का उपदेश दिया है और उससे जिन बातों 
को ग्रहण किया है वे भी उसी भ्रकार मह्दान्‌ और दीर्घ॑स्थायी रही हैं।"* 

(श) साहित्य संबंधी : साहित्य एवं साहित्य के सिद्धान्त सम्बन्धी निवन्धों में 
ह्िवेदी जी ने साहित्य-मर्मेश होने का प्रमाण दिया है । उनके साहित्य सबंधी निमन्धों में 
प्रमुख हैं->समालोचक की डाक', 'साहित्य का मया कदम', “आलोचना का स्वातंत्रूय 
मान, "क्या आपने मेरी रचना पढ़ी हैं, 'मनुप्य की सर्वोत्तम कृति : साहित्य, 'मनुष्य ही 
साहित्य का लक्ष्य है', 'साहित्य की साधना', 'साहित्य का प्रयीजब : लोक कह्याण', 
साहित्य के नये मूल्य/, 'भाधुनिक साहित्य : नयी मान्यवाए', 'साहित्य में मौलिकता का' 
प्रश्न', “साहित्य में व्यक्ति और समप्टि/, साहित्य की सम्प्रेपणीयता', 'साहित्यकारों का 

दायित्व” आदि । 

साहित्य संबंधी निवन्धों में वे मानव-कल्याण और लोक-कल्याण पर ही विशेष 
बल देते हैं । सामाजिक मंगल-विघान को वे साहित्य का लक्ष्य मानते हुए कहते हैं कि-- 

ह “शाहित्कारो ने यह अनुभव किया है कि हमारे लिखने का लक्ष्य सामाजिक 
भनुष्य' का मगल-विधान है । मनुष्य एक है। विपमताएं मनुष्य-मात्र को प्रभावित 


>++++._.तततु 


. जयनाथ 'नलिन', हिन्दी निबन्ध के आलोक शिखर, पृ० 88 

2. संस्कृति जोर साहित्य, हजारो प्रसाद द्विंवेदो ग्रस्थावसी, भाग 9, पु० 22( 

3. भारतीय संस्कृति की देन', हजारी प्रसाद हिवेदी ग्रन्यावली, भाग 9, . 
प्‌० 207 


60 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजवा 


करती हैं। सारी मनुष्य जाति को अखण्डनीय और अविच्छेदनीय 'एक! मानकर ही हम 
उस सामाजिक मंगल का मार्ग सोच सकते हैं, जिसे उपलब्ध किये बिना मनुष्यता का 
भ्राण नहीं है। हमने 'मनृप्य' को, सामाजिक मनुष्य को--इसी मर्त्यंत्रोक मे सुखी और 
समृद्ध, अज्ञान और परमुखापेक्षिता से मुक्त बनाने के महान्‌ सिद्धान्त को स्वीकार कर 
लिया है 7 

आचधाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रयोजन के रूप में लोक कल्याण को 
ही प्रतिष्टित करने के पक्ष मे हैं। यही नही वे मानव को सभी प्रकार के शोषण से मुक्त 
देखने के भाकांक्षी है। वे स्पष्ट कहते हैं कि-- 

“हमारे साहित्यकार ने निश्चित रूप से मनृष्य की महिमा स्वीकार कर ली है। 
अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है--सब प्रकार के शोषणों से मुक्ति का। अग्रली 
मानवीय सस्क्ृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खडी होगी ।/* 

(५॥) हिन्दी भाषा संबंधी : हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी भाषा संबंधी अनेक 
निवन्धों की रचना की है, जिनमे उल्लेखनीय है--'विश्वभापा हिन्दी”, 'हिन्दी और 
अन्य भाषाओं का सम्बन्ध , हिन्दी मे शोध का प्रश्न', सहज भाषा का प्रश्न", 'हिन्दी का 
वर्तमान और भविष्य” आदि । 

आचाय॑ द्विवेदी हिन्दी भाषा के साथ अन्य प्रान्तीय भाषाओं के विकास के पक्ष 
में थे। वे इसे भारतीय जनता का जत्मसिद्ध अधिकार मानते थे-- 

“यदि हम सचमुच भारतवर्ष की भापाओ को उन्‍नत और समृद्ध बनाता चाहते 
हैं भौर अपने देशवासियों को देशी भाषा के माध्यम से शिक्षित और सुसंस्क्रत बनाना 
चाहते हैं तथा देशी भाषा के द्वारा उनके क्षगढ़ो का फैसला सुनाना चाहते हैं तो यह 
कम-से-कम करणीय काये है । मैं दृढ़तास के साथ कहना चाहता हू कि यह भारतीय 
जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई सरकार इसकी उपेक्षा नही कर सकती । देश की 
जनता को अपनी भाषा में उच्चतर ज्ञान प्राप्त करने, कौशल सीखने ओर न्याय प्राप्त 
करने का जन्मसिद्ध अधिकार है | किसी कठिनाई का बहाना बनाकर इस अधिकार की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती ।//3 

आचार्य द्विवेदी ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी के प्रचलन को देशी भाषाओं की 
कीमत पर जारी रखने का विरोध किया है। उन्होने सरकार और सरकारी मशीनरी पर 

भी व्यग्य किया है-- 

“जनता का शासन केवल बात की बात है। जनता की भाषा का नारा केवल 
बोट प्राप्त करने वालों के लटको में से एक है! शासन की मशीन नारों पर नहीं चलती, 
फाइलों पर नोट लिखने की विद्या बड़ी मेहनत से सीखी जाती है । जनता की सुविधा 


फल वद के के नकल 
] 'साहित्य की साधना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-0, पृ० 4[ 


2 "आधुनिक साहित्य: नयी मान्यवाएं', हजारी श्रस्राद द्विवेदी ग्रन्थावली-0, 


चु० 8 
3, हिन्दी का वर्तमात और भविष्य, इजायी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-0, पृ० 3] 


ह्विवेदी जी के निबन्धों में लालित्यन्योजना / 64 


की थोथी दलील पर परिवर्तन नही किया जा सकता ॥77 
(शा) महापुरुषों सबंधी : भाचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी में धामिक, साहित्यिक 
और राजनैतिक महापुरुषों के जीवन और उनके कृतित्व पर भी निवन्धों की रचना को 
है। उमके महापुरुषों पर लिखे गये प्रमुख निवन्ध है---'मुझी प्रेमचन्द', “निराला जी, 
'सुमित्रानंदन पन्‍्त', 'नयी चेतना का गायक चला गया', (दिनकर जी अमर हैं, 'कथाकार 
रेणु का विलक्षण वैशिष्ट्य', 'चाणक्य या कौटिल्य', 'ज्योतिविद्‌ आरयेभट', “राजा राम 
मोहन राय, 'बंकिमचन्द्र', महात्मा के महाप्रयाण के बाद', “राष्ट्रीय एकता के प्रतीक 
शिव' आदि । 
दिवेदीजी ने उद महामानवो पर अपने निवन्धों की रचना की जिनसे वे प्रभावित 
थे। जिन साहित्यकारों का व्यक्तित्व और साहित्य महान्‌ था, उन्ही पर उन्होने अपनी 
कलम चलायी । प्रेमचन्द का मानव-प्रेम, सेवाभाव और त्याय उन्हें आकपित करता है-- 
“प्रेमचन्द के मत से प्रेम एक पावन वस्तु है। वह मानसिक मन्दगी को दूर करता 
है, मिध्याचार को हटा देता है और नयी ज्योति से तामसिकता का ध्वस करता है। यह 
बात उनकी किसी भी कहानी और किस्ती भी उपन्यास मे देखी जा सकती है। यह प्रेभ 
ही मनुष्य को सेवा और त्याग की ओर अग्रसर करता है ।/* 
आपने कुछ निबन्धों में संस्मरण का भी प्रयोग किया है। 'निराला केवल छन्द थे! 
में सस्मरणात्मक शैली का प्रयोग करते हुए उन्हीने निराला के जीवन की कई घटनाओं 
का चित्रण किया है। एक धटना उल्लेख्य है--+ 
“एक बार मुझे देखकर कहने लगे, लगते तो ऐसे हो जैसे क्तरत किया करते 
हो?' मैंने धीरे से कहा, हा, करता तो हू । तो बोले, 'फिर क्या गंगा पार कर सकते 
हो?! मैंने कह दिया, “हां, कर सकता हूं।” अभी एक मिनट भी नही हुआ था कि 
वह तो वस्त्र समेत गगा मे कूद पड़े ओर बात-की-बात भे कही-के-कही पहुंचे । मैंने भी 
तैरना शुरू किया लेकिन उनका क्या मुकाबला था, तो मैंने थोडी दुर जाकर कहा कि, 
"मैं हार मानता हूं! बस फिर क्‍या था, वह लोट आये ओर मुझे माव में बिठाकर ले 
आये और बड़े स्नेह से बातें करते हुए हम लोग महादेवी जी के यहा पहुचे ।”3 
(9) राष्ट्रीय भावना के निवन्ध--ड्विवेदी जी ने राप्ट्रीय भावना सम्बन्धी कुछ 
निबनन्‍्धों की रचना भी की है। इनमें प्रमुख हैं---/स्वतन्त्रता संघर्ष का इतिहास”, 'सकीर्ण- 
ताओों पर हथोड़े की चोट, “राष्ट्रीय सकट और हमारा दायित्व”, लड़ाई खत्म हो गई, 
*छब्बीस जनवरी : गणतन्त्र दिवस' आदि । 
प्रस्तुत निबन्धो मे द्विवेदीजी ने राष्ट्र-प्रेम, शांति, अहिसा, लोकतन्त्र आदि मूल्यों 
की प्रतिष्ठा की है। सन्‌ 97] ई० के भारत-पाकिस्तान युद्ध और बंगलादेश की 


. 'फिर से सोचने की आवश्यकता है', हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-20, 
पु० 292 

2. 'मुन्शी प्रेमचन्द', उपरिवत्‌, पूृ० 326 

3. हजारीभ्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-0, पृ० 328 5 


62 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


स्वतन्त्रता पर आधारित निवन्ध लड़ाई खत्म हो गयी! एक उत्हृष्ट निबन्ध है।इस 
निबन्ध में इतिहात और भुगोल का अन्तर करते हुए वे कहते हैं कि-- 

“इतिहास इच्छा है, यति है, भूगोल क्रिया है, स्थिति है । मनुप्य की सामुहिक 
इच्छा जब जड़ता से ठकराती है, तब इतिहास भागे बढ़ता है। जम स्थिति उस पर 
हावी हो जाती है, तव इतिहापत पीछे हटता है, लड़पडाता है, फिसलता है और जब 
गति तीद्र हरेती है गौर स्थिति को पछाड़ देती है, तब भूगोल लड़यड्ाता है, टूटता है, 
पिखता है ॥/7 

(5) ज्योतिष-सम्बन्धी निवन्ध--आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी स्वयं ज्योतिष 
शास्त्र के ज्ञाता थे । आरस्म में उनकी मनोकामना एक ज्योतिषी बनने की ही थी । यही 
कारण है कि उन्होने गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष पर भी तिबन्धों की रचना 

की। उतके इस प्रकारकै प्रमुप निवन्ध हैं--व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारीप्रसाद द्विवेदी', 
ब्रह्माड का विस्तार', 'किठु-दर्शन', प्राचीन ज्योतिष, ज्योतिविज्ञान', 'भारतीए फ़ित 
ज्योतिष! आदि। 

आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी ने स्वथ स्वीकार किया है कि वे एक ज्योतिषी 
बनने की कामना करते थे । “बनने चला था ज्योतिषी, बन गया हिन्दी का लेखक । जो 
लिखना चाहा था वह नही लिणा, अप्रत्याशित रुप से कुछ ऐसा लिखा गया जिमकी 
करपना भी मन में नहीं थी ।/ 

हिवेदीजी गणित ज्योतिष के भी शाता थे और उन्हे दृश्यादृश्यवाद' के रूप में 
प्रचलित गणना-पद्धति पसन्द नही थी । उन्होने उसके विरोध में एक निबन्ध सनातन 
घर्म! नामक पत्र मे लिखा था जिसके आधार पर उन्हे इन्दौर मे अखिल भारतीय ज्योतिप- 
सम्मेलन में सर्वेसम्मत पंचांग बनाने की निर्णायक समिति का सदस्य बताया गया था 
किल्तु अपने गुरुजी प० रामयत्त ओक्षाजो के भी वहां उपस्थित होकर अपना पद्षा रखने 
के कारण वे नही जा सके थे । आपने ज्योतिय-विशान के आदान-प्रदान फरने की क्षमता 
के आधार पर उसकी उदारता मे मानवता के दर्शन किये-- 

“यह शास्त्र मनुष्य के ज्ञान-क्षेत्र के मिलन का अद्भुत निदर्शन है। जो लोग आज 
डुविधा में पड़े हुए है, उन्हे यह बात आश्वस्त करती है कि यह जो कुचित विकट 
भूकुडियो का अभिनय चल रहा है, यह जो दन्त-दप्ट्र अधरोप्ठो के ह्वारा सघपं का भयकर 

लक्षण स्पष्ट हो रहा है, बह सब क्षणिक है । कठोर संघर्षों के भीतर भी मानव की मिलन- 
भूमि तैयार हो रही दै । ज्योतिप-शास्त्र यह आशाकर सन्देश ही देता है। हमारी संस्कृति 
की उसने विश्वसस्कृति बनने में अद्भुत सहायता पहुंचाई है। उसने मनुप्य को आगे बढ़ने 
का साधन पस्तुत किया है, मिलन का क्षेत्र तैयार किया है और मनुष्य की उच्चतर वृत्तियों 
के प्रति हमारी आस्था को दृढ़ किया है।/रै 





. हजारीध्रसाद हिवेदी ग्रन्यावली-0, पृ० 432 
2. जिन्दगी और मौत के दस्तावेज, ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-9, पृ०43 
3. प्राचीन ज्योतिर्षा, हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-9, पृ० 30 


द्विवेदी जी के निबन्धों में लालित्य-योजना / 63 


(अं) भौगोलिक नियन्ध--ठिवेदोजी ने भौगोलिक विधयों पर भी लिवन्धों की 
इचना की है | 'हिमालय', “बैशाली' आदि निबन्ध इसी कोटि के हैं। इन निवन्धों में 
उन्होंने प्राचीन इतिहास की महिमा को ही प्रस्तुत किया है। इतिहांस के माध्यम से उन्होंने 
मानव को जय-यात्रा को ही प्रस्तुत किया है-- 

“इतिहास के अवशेष उसकी विजय-यात्रा के उल्लास में मत्त होकर चला था, 
पर उसे बाधाओं के आगे झुकना पड़ा । वह दूसरी ओर मुड़ यया । रुका नही, हारा मेही, 
मरा नही । इतिहास उन मोड़ों की कहानी सुनाता है, उन वाघाओं का रूप दिखाता है, 
ममुष्य की दुर्देम जययात्रा की कया कह जाता है। आज इस पुष्प अवसर पर हम इतिह्मत्त 
से प्रेरणा लेने आये हैं-- भविष्य के निर्माण की, मनुष्य के दुर्दान्त विजियी पा की, अस्थिरता 
के पोषक तत्वों को उन्मूलन करने क्री लालसा की। वैशाली हमारा आलोक स्तम्भ 
हो ॥!! 

उपर्यूवत विवेचन से यह स्पष्ट है कि आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी 
निवन्ध-रचना में विपयों का वैविध्य अवश्य प्रस्तुत किया है, किन्तु उनका केस्द्रीय भाव 
अथवा बीज-भाव मानव-कल्याण ही है। आपका लालित्य-पिद्धान्त इसी बीज-भाव का 
प्रस्फुदन है। वे प्राचीन परम्परा और आधुनिकता के समन्वय के आकांक्षी रहे हैं॥ यह 
समन्वय ही मानव का कल्याण करने मे समर्थ है । प्राचीन परम्परा और इतिहास तो 
“शव! है, साधक को उसका मुख अपनी ओर फेरना होगा, तभी सुफल मिल सकता है।* 
वे स्वयं कद्ते हैं कि-- 

“मनुष्य केवल सांस लेकर अन्न ग्रहण करके जीने वाला यंत्र नही है । उसका 
आधे से अधिक अ्तित्व परम्परा के भीतर छिपा हुआ है। उसकी उपेक्षा करके भनुष्य 
की सुखी नहीं बनाया जा सकता और उसका अन्ध अनुयायी बनाकर उस्ते गतिहीन भौर 
प्गु कर दिया जायेगा। परम्परा मनुष्य को उसके परिपूर्ण रूप में समझने में सहायता 
करती है । आधुनिकता उसके बिता सम्भव नहीं है। परम्परा आधुनिकता को आधार 

' देती है, उसे शुप्क और नीरस बुद्धिविलास बनने से बचाती है, उसके प्रयासों को भर्थ 
देती है, उसे असयत और विश्वृंखल उन्माद से बचाती है । ये दोनो परस्पर-विरोधी नही, 
परस्पर-पुरक हैं |” 
भावध्रवणता और लालित्य 


आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने वैयवितक निबन्धों मे तो भावप्रवणता को शैली 
के रूप मे ही स्वीकार किया है किन्तु अन्यत्र भी उन्होने जहा भी अवसर मिला है, भाव- 
प्रवणता के द्वारा अपने कथ्य की अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है। वैयवितक निवन्धों 
में 'अशोक के फूल', 'शिरीप के फूल', 'कुटज', 'देवदार”', “आम फिर घौरा गये, 'वसन्त 


>जत+--__-- 
!. वैशाली, हजारीप्रसाद हिवेदी ग्रन्यावली-9, पृ० 57 
2. शव-साधना, हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-9, पृ० 352 
3. परम्परा और आधुनिकता, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्न्यावली-9, पृ० 363 


64 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


आ गया है', "मेरी जन्मभूमि', नया वर्ष बा गगा', नायून वयो बढते हैं', 'एदिः 
चिन्तन, 'एक कुत्ता और एक मैना' आदि उल्लेस्य है। 

हिवेदीजी जिस विपय पर निवन्ध लिखते है, उस पर 'स्व' की प्रतिक्रिया 
द्वारा भाव-प्रवणता को जन्‍म देते हैं । लालित्य तिद्धान्त भाव-प्रवणता को सभी कल। 
का मूल स्थापित करता है। वेयवितक निबन्धों की एक प्रमुख विशेषता भाव-प्रवण् 
होती है। यही कारण है कि आचाय॑ टिवेदीजी के निवन्धों में वह श्रमुप रूप से विधम 
है । अशोक के फूल को देखकर ही उनका मन उदास हो जाता है-- 

“लेकिन पष्पित अशोक को देखकर मेरा मत उदास हो जाता है। इसलिए मे 
कि सुन्दर बस्तुओ को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कृछ लो 
की मिलता है। वे बहुत दरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया, उसके जीवन के अेंहि 
मुह॒तें तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती ॥ फिर ! 
मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। अम्नली कारण वो मेरे अत्तर्यामी ! 
जानते होगे, कुछ थोडा-सा मैं भी अनुमान कर सका हू ।/! 

'शिरीप के फूल! को देखकर तो वे उसकी मस्ती और फवकडपन के आधार ५ 
उसे अवधूत की संज्ञा से ही अभिषिवत कर देते हैं । सरसता पाने के लिए अवधूत होर 
आवश्यक है और उसके सभी ग्रुण शिरीय मे मिल जाते है--- 

“एक-एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीप एक अद्भुत अवधूत है 
दुःख हो या सुख, वह हार नहीं मावता । न ऊधो का लेना, न माधों का दैना । जब घरद 
और आसमान जलते रहते हैं, तब भी ये हजरत न जाने कहा से अपना रस्त खीचते रह 
हैं। मौज में आंठो याम मस्त रहते हैं। एक बनस्पति-शास्त्री मे मुझे बताया है कि य। 
बस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमण्डल से अपना रस बीचता है । जरूर सीचता होगा। नहूं 
तो भयंकर हू के समय इतने क्रोमच तन्तुज्ञाल ओर ऐसे सुठु मार केसर को कैसे उप 
सकता था ? अवधूतों के मुह से ही ससार को सबसे सरस रचनाएं निकली हैं । कवीः 
बहुत कुछ इस शिरीप के समान ही थे, मस्त और वेपरवाह, पर सरस और मादक । 
कॉलिंदास भी जरूर अनासस्त योगी रहे होगे। शिरीप के फूल फ़लकड़ाना मस्ती से है 
उपज सकते हैं और “मेघदुत” का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय 
में उमड़ सकता है ।/ 

आवचायें द्विवेदी कुटज की अपराजेय जीवनी-शक्ति की धोयणा करते हुए नहीं 
अथातते | मनोहर कुसुम-स्तवको से झ्वराये, उल्लास-लोल चारस्मित बुटज की देखकर 
उनका भी भर आता है। उसका सौंदर्य वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि--- 

“बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारो और कुप्रित यमराज के दाष्ण 
निःश्वास के समान घधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है, दुर्जेन के चित्त से भी 
अधिरू कठोर परापाण की कारा में रद्ध अनज्नात जलसोत से बश्वस रस खीचकर सरत्त बना 





4. हजारीध्रमाद द्िवेदों ग्रन्यावली-9, एृ० 9 
2, उपसिित्‌, पृ० 27 


द्विवेदी जी के निबन्धों मे लालित्य-योजना / 65 


हुआ है और शूर्द के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरिकान्तार मे भी ऐसा मस्त बना है 
कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी-शक्षित है ! प्राण ही प्राण को पुल्नकित करता 
है, जीवनी-शक्ति ही जीवनी-शक्त को प्रेरणा देती है ।! कि 

कुटज के समान ही उन्होने देवदाढ के सौस्दय्य का भी वर्णन किया है। देवदार 
नाम महाभारत से भी पुरावा है। वह ऊचा इतना द्वोता है कि पास वाली चोटी से भी 
ऊपर उठ जाता है मानी वह झूलोक को भेदने की लालसा अपने मन में समेटे हुए हैं । 
उसकी झुकी शायाएं मानो मत्यंतोक को ही अभवदान देती हैं । बे आगे कहते है कि--- 

“पेड़ वया है, किसी सुलझे हुए. कवि के चित्त का मू्तिमाव उन्द है--धरती के 
आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्यला को सावधानी से सभालता 
हुआ, विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छन्द ] कंसी शान है, ग्रुबत्वाकरपेण के 
जड़-बेग वे अभिभूत करने की कैसी स्पर्टा है--आ्रण के आवेग की कैसी उल्लासकर 
अभिव्यकित है। देवताओं का दुलारा पेड़ नही तो यह बया है ?”* 

बक्षी, ऋतुओ और पर्व॑-सम्बन्धी निवन्‍्धों मे ती भाव-प्रवणता के दर्शन होते ही 
हैं, अन्य निबन्धों में भी उन्होंने जहां भी बन पडा है, भाव-प्रवणता का चित्रण किया है। 
भह्दत्मा गांधी को मृत्यु पर लिखा गया निबन्ध बह चला गया' का आरम्भ ही इस प्रकार 
का है-: 

“बह चला गया', वह ब्रह्मचयें का विजय-केतन, धर्म का मूतिमान विग्रह, संयम 
बी घवल पताका, बैराग्य का प्रसन्‍न वेशव, सत्य का अवतार, ऑहिसा का रुप, प्रेप्त का 
आकार, कीर्ति का कैलाश, भक्ति का उल्लास हमारे बीच से चला गया। इतिहास ने इतनी 
क्षीण काया में इतना बड़ा प्राण नहीं देखा था । धरित्री ने इतने अल्प अवकाश भे इतना 
बड़ा प्रकाश नेही देखा था, मनुप्पता ने इतना बड़ा विजयोत्लास कभी अनुभव सही किया 
था। वह हसता हुआ आया, झुलाता हुआ चला गया। तपस्या का शुभ हिमालय गल 
गया, सारा ससतार उस शीतल वारिधारा से आई है। संसार के इस कोने से उस कोने 
तक एक ही मर्मभेदी आवाज आ रही है--वह चला गया, गाधी चला गया।* 

“लड़ाई खत्म हो गयी' शीर्षक निबन्ध मे )97] ई० के युद्ध का वर्णव इसी प्रकार 
डिया गया है। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों की बात पढ़-सुनकर लेखक का 
तापमान बढ़ जाता है। डॉक्टर उसे रक्तचाप को संज्ञा देते हैं--- 

“लगता है कि जब इतिद्वास-विधाता का रय जरा तैज द्ोता है, तव उप्तकी धर- 
घराहट मैरे रक्त को प्रभावित अवश्य करती है । मेरे कृपालु चिकित्सक उस घड़कन को 
अनेक मामो से बताते हैं, पर मेरे अन्तर्यामी कहते रहते हैं--यह्‌ सुम्दारी धड़कन नही है, 
कह कुछ पट रहा है, कुछ मिट रहा है ) हाय रे भाग्य, इतिहास विधाता की सड़क बया 
मेरी धयनियो मे ही गुजरती है ? जब उनकी भव तनती हैं तभी भेरी आांचें लाल हो 





, हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्न्यावली-9, पृ० 32 
2. उपरियत्‌, पृ० 34 
3. उपरियतू, पु० 403 १०0 


66 / हजायी प्रसाद द्विवेदी के घाहित्य में लासित्य-योजना 


जाती हैं, जब उनके मन में रोप की ऊष्मा उदित होती है तभी मेरा तापमान बढ़ जाता 
है। इस वार बह कुछ अधिक छुद्ध जान पड़ते हैं॥ मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी अतरात्मा 
साक्षी है ।/! 


बौद्धिकता में सौन्दर्य-तत्व का योग 

आचार हजारीप्रसाद द्विवेदी के अधिकांश निदन्ध बौद्धिक हैं। उन्होंने अपने 
वैयक्तिक और ललित निबन्धों में भी बौद्धिकता को प्रमुखता दी है । 'अशोक के फूल! 
में वे मनुष्य की दुदंम जिजीविया को ही केस्द्रीय विचार मानकर निवर्ध का ताता-बाता 
बुनते हैं । भारतीय संस्कृति मे ८ जाने कितने नवीन तत्वों वो भ्वीकार किया भया और 
पुरानों को फटकार दिया यया । जो भी मानवीय जिजीविपा के उपयुक्त था, वह शेप बच 
रहा ओर णो व्यय हो गया था, उसे फेंक दिया गयां-- 

“सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण-भर बाधा उपस्थित करता है, धर्माच्यर 
फा सस्‍्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर दस दुर्देम घारा भे सव कुछ 
बह जाते हैं । जितना कुछ इस जीवनी-शकित को समर्थ बनाता है, उतना उसका अगर बन 
जाता है--बाकी फ्रेंक दिया जांता है ।? 

'शिरीप के फूल! में उनका बौद्धिक मत कहता है कि कवि मनने के लिए 
फववाडाना मस्ती आवश्यक है । जिप्तमे मस्ती नही वह कवि बन ही नही सकता--- 

“जो कवि अनासकत नेह्वी रह सका, जो फतकड़ नही बन सका, जो किये-कराये 
का लेखा-जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी वया कवि है ? कहते हैं कर्णाट-राज की 
प्रिया विज्जिका देवी ने गवेपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्म थे, दुसरे वाल्मीकि और 
तीसरे ध्यास। एक ने वेदी को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत 
को । इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णोट*राज की 
प्यारी रानी उनके सिर वर अपना बाबा चरण रखती हू--“तेपां यूहिर्त ददामि वामचरणं 
कर्णाटराजप्रिया !” मैं जानता हू कि इस उपालम्भ से दुनिया का कोई कवि हारा नदी 
हैं, पर इसका मतलब यह नही कि कोई लजाये नही तो उसे डांटा भी न जाये । मैं कहता 
हू कि कवि बनना है मेरे दोस्तो, तो फवकड़ बनो। शिरीप की मस्ती की ओर देखो । 
लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नही । मरने दो !”* 

'कुटज' में भी बौद्धिकता के प्रदेशन होते हैं। भयानक गर्भी में पवेत पर जो पौधे 
जी रहे हैं मौर हस रहे हैं, उन्हें वे वेहया मानकर अनायास ही कह उठते हैं-- 

“कभी-कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़े काफी गहरे पैठी 
रहती हैं। मे भी प्रापाण की छाती फ़ाडकर न जाने किस अतल गद्धर से अपना भोग्य 





. हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावल्ली-0, पू० 437 
2. उपरिवत्‌-9, पृ० 23 
3. उपरिवत्‌, पृ० 27 


ट्विवेदी जी के निवन्धों में लालित्य-योजना / 67 


खीच लाते हैं ।7 
इसी प्रकार वे रूप और नाम की तुलना करते हैं। वृक्ष का नाम याद नहीं माता 
तो वे कहते हैं कि नाम के बिना रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। वे कहते हैं कि-+ 

“नाम इसलिए बड़ा नही है कि वह नाम है। वह इसलिए वडा होता है कि उसे 
सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति-सत्य है, नाम समाज-संत्य । नाम उस 
पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है, आधुनिक शिक्षित लोग जिसे 
'पतोशल सैक्सन' कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, 
इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टिन्मानव की चित्त-गगा में स्‍्नात !/5 

इसी प्रकार आचार दिवेदी 'कुटजा शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हैं । 
कुटज का अर्थ होता है जो बुद से पैदा हुआ। कुट घड़े की भी कहते हैं और घर को भी । 
अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहा जाता था। वे अगस्त्य को घड़े से उत्पन्न स्वीकार नही 
करते | संस्कृत में दासी के लिए “कुटहारिका', 'कुटकारिका', 'कुटनी' आदि कहा जाता 
है। दे दासो-पुत्र हो सकते थे ? 'कुटज' वृक्ष के सम्बन्ध भे तो यह भी सम्भव नहीं । दे 
अपने मन की बात बुद्धि की तराजू पर तौलते हुए कहते हैं कि--- 

“मुझे तो इसी भें सदेह है कि यह आर्यभाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक 
भाषाशास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरन्त 
उसकी कुलीनता पर शक कर बंठते थे। संस्कृत में 'कुटज' रूप भी मिलता है और 'कुटच' 
भी | मिलने को तो 'कूटज' भी मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का है ? आये 
जाति का तो नही जान पड़ता । सिलवां लेवी कह गये हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों 
और खैती-बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा-परिवार के हैं।”'* 

आचाय॑ द्विवेदी के ललित निवन्धों में 'देवदार' को सर्वश्रेष्ठ निबन्ध की संज्ञा दी 
जा सकती है । उसमे तो बोद्धिकता का श्रयोगाधिक्य ही है । लेखक ने अर्थ की लय का 
विरोध करते हुए अर्थ की तुक के मिद्धान्त की ही स्थापना कर दी । वे कहते हैं कि “मेरे 
अन्तर्यामी कहते हैं कि तुक तो अर्थ में रहता है, लय में नहीं रहता ।/४ उनकी दृष्टि में 
जो सबको लगे, वही अर्थ है, वही तुक है-- 

“प्रत्येक व्यवित के मन में कुछ-न-कुछ लगता रहता है। मजेदार बात यह है 
कि व्यक्ति का लगना अलग-अलग होता है। “अ-लग” अर्थात्‌ जो न लगे। लगता हैं पर 
नहीं लगता, यह भो कोई तुक की बात हुई ? तुक की बात तव होती जब 'अलग' लगना 
न होता। इसीलिए कहता हूं कि तुक अर्थ में होता है।*““जो सबको लगे सो अर्थ, एक 
को लगे, बाकी को न लगे तो अनर्थ ।”* 


. हजारोप्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-9, पू० 29 

2. उपरिवत्‌, पृ० 30 

3. उपरिबवत्‌ पृ० 3[ 

4. उपरिवत्‌, पु० 36 कट 
5. उपरिबत्‌, १० 37-38 200 


जा 


68 / हजारी प्रसाद दिवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


अर्थ पर विचार करते-करते वे (मिथक पर विचार करने लगते हैं। 'मियका 
गणष्पें हैं जो भाषा को अपूर्णता को भरने का प्रयास है-- 

“आदिकाल से मनुष्य गप्प रचता भा रहा है, अब भी रचे जा रहा है। आजकल 
हम लोग ऐतिहासिक युग मे जीने का दावा करते हैं । पुरावा मनुष्य 'मिथकीय युग' में 
रहता था, जहां वह भाषा के माध्यम को अपूर्ण समझता था वह्दा मिथकीय तत्वों से 
काम लेता था। मियक गप्पें--भाषा की अपूर्णता को भरते का प्रयास है । आज भी क्या 
हम मियकीय तत्वों से प्रभावित नही हैं ? भाषा बुरी तरह अथे से बधी हुई है। उत्तमें 
स्वच्छन्द सचार की शक़ित क्षीण से क्रीणतर होती जा रही है। मियकर स्वच्छःद विचरण 
करता है ॥"! 

इसो प्रकार टिवेदीजी ने कवि, साधारणीकरण और सहृदय पर भी विचार किया 
है। कवि अपनी अनुभूति को दूसरी तक पहुचाने की क्षमता रफता है। किसी-म-किसी 
प्रकार वह अपने कथ्य को पाठक या श्रोत्ता तक पहुंचाता है और जब प्राठक या थ्रोता 
कवि की अनुभूति के साथ तारतम्य विद्य लेता है तो सद्ददय कहलाता है-- 

“जिसमें शवित होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कोशल में वह 
इस बात को कहते का प्रयत्व करता है, फिर भी शब्दों का सहारा ती उसे रोना ही पढ़ता 
है। शब्द सदा सामान्य अधथ॑ को प्रकट करते हैं, कवि विशिष्ट अर्प देना घाहता है। वह 
छन्दों के सहारे, उपमान-योजना के बल पर, स्वेनि-साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का 
साधारणीकरण करता है) तो भी कया सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं ? बिल्कुल 
नही । कोर्ड बडभागी होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ 
तांख मिला पाती है। कवि के हृदय के साथ जिसका हृदय मिल जाये उसे 'सहृदय! कहा 
जाता है।/* 

सहूदय पर विचार करने के पश्चात्‌ वे प्रेपणधर्मिता पर भी विचार करते है! 
मौमांसकों का मत था कि शब्द का अर्थ वक़ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसे वे 
विवक्षा कहते थें। आचाय॑ ह॒जारीप्रसाद द्विवेदी मीमास्कों कै इस मत का विरोध करते 
हैं। उनके अनुतार सुन्दर” शब्द से वह अर्थ ध्वनित नही हो पावा यो उनका हृदय कहता 
चाहता है मही वयरण है कि वे अपने निम्न निष्कर्ष को प्रस्तुत करते हैं-- 

“महीं, शब्द उतना ही बता पाता है जितना लोग समझते हैं। वक्‍्ता जो कहना 
चाहता है उतना कहा बता पाता है वहू ? दुनिया में कवियों की जो कदर है, वह इसलिए 
है कि जो अनुमत करते हैं उसे श्रोता के चित्त में प्रविष्ट भी करा सकते है | प्रेपणधर्मिता 
उनके कहे का एक प्रधान ग्रुण है ।”? 

आम फिर बौरा गये' में वे यातुधान! और “ममाज' जैसे शब्दो पर विचार 
करने लगते हैं। भागवत पुराण! मे वरयित शम्बद असुर जिसका नाम सम्बर, सावर और 


. हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रत्थावली-9, पृ० 40 
2. उपरिवत्‌, पृ० 4! 
3. उपरिवत्‌,पृ० 42 


द्विवेदी जी के निबन्धों मे लालित्य-्योजना / 69 


शाबर भो मिलता है, एक जादू विद्या का आचाय॑ था। इसी आधार पर वे 'यातुधान' 
शब्द पर विचार करते हैं-- 

“यह इन्द्रजाल या जादू विद्या का आचार्य माना जाता है अर्थात 'यातुधान' है 
यातु और जादू शब्द एक ही शब्द के भि्न-भिन्‍न रूप हैं ॥ एक भारतवर्ष का है, दुमरा 
ईरान का । ऐसे अनेक शब्द हैं ।ईरान में थोड़ा बदल गये हैं और हम लोग उन्हे विदेशी 
समझने लगे हैं । 'खुदा' शब्द असल में वेदिक 'स्वधा' शब्द का भाई है । 'नमाज' भी 
संस्कृत 'नमस्‌” का सगा-सम्बन्धी है। यातुधान' को ठीौक-ठीक फारसी वश मे सजा दें तो 
जादू दा' हो जायेगा ॥/7 

आपने आम पर विचार करते-करते कामदेव पर विचार किया और फिर कन्दर्प 
शब्द के द्वारा गन्धवों पर विचार करने लगे । आये मौर अनायें जातियो के संघर्ष पर 
विचार करते हुए आप कहते हैं कि--- 

“आरयों को इस देश में सबसे अधिक संधर्ष असुरो से ही करना पडा था। दैत्यो, 
दानवों भौर राक्षसों से भी उनकी बजी थी, पर असुरो से निपटने में उन्हे बडी शक्ति 
लगानी पड़ी थी । वे थे भी बहुत उन्नत + हर तरह से थे सभ्य थे । उन्होने बड़े-बढ़े नगर 
बसाये थे | महल बनाये थे, जल-स्थल पर अधिकार जमा लिया था। गश्धर्वों, यक्षो मौर 
किन्नरों से आयों को कभी विशेष नहीं लड़ना पड़ा था। ये जातियां अधिक शातिप्रिय 
थी। बिलासिता की मात्रा इनमे कुछ अधिक थी। कामदेबता या कन्दर्प वस्तुतः गन्धर्व 

ही हैं। केवल उच्चारण बदल गया है। ये लोग आरयों से मिल गये ये । असुरों ने इनसे 
बदला लिया था। पर अन्त तक असुर विजयी नही हुए। उनका संघर्ष असफल छिद्ध 
हुआ ।! 

वृक्षो भौर ऋतुओ सम्बन्धी निबन्धों के अतिरिक्त लिखे गये निवन्धों में को प्रीढ़ 
बोद्धिकता के दर्शन हीते हैं। आचाये द्विवेदीजी की वौद्धिकता का सौन्दर्य उनके मानवीय- 
कल्याण की भावना में छिप्रा हुआ है ! वे मानव समानता, मानवीय जिजीविपा और 
मानव-कल्याण की गाथा गाने वाले साहित्यकार हैं। उनके निबन्धों की यह भात्मा है। 
हि तो मानव घ्म के ही पक्षपाती हैं । “मानव-धर्म” शीपंक निवन्ध मे वे स्पष्ट कहते हैं 

कि--- 

“ससार के श्रेष्ठ मनीधियों ने घोषणा की है कि मनुष्य एक है और इसीलिए मूल 
मानवधर्म भी एक ही है। यह इस युग की आवश्यकता नहीं है, किन्तु युग का अनुभूत 
सत्य है । पहले भी दीघे दृष्टि वाले मनीषियों ने इस बात को अपने-अपने ढंग से कहा था, 
परन्तु आज यह सत्य अधिक व्यापक होकर अनुभूत हुआ है । इसीलिए विभिन्‍न राष्ट्रीय 
इकाइयो में पाई जाने वाली सस्कृतियो में और धामिक सम्प्रदायो के विश्वासो मे समस्वय 
करने की चर्चा चल पड़ी है ।”* 





. हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्पावली-9, पू० 46 
2. उपरिवत्‌, पृ० 46-47 
3. उपरिवत्‌, पृ० 382 


70 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


साहित्यिक-सास्कृतिक, राजनैतिक, राष्ट्रभापा भौर ज्योतिष सम्बन्धी निबन्ध 
तो स्पष्टतः ही वीद्धिक निवन्ध हैं । इनको बोड्धिकता समृह और समाज के लिए प्रतिबद्ध 
है। सामाजिक, राष्ट्रीय कल्याण से बडा कल्याण मानव-कल्याण है । यही उनकी 
बीड्धिकता का सीन्दयय है और यही निवन्धों का लालित्य है । 


कल्पना-तत्व में लालित्य 

कल्पना-तत्व स्वय में लालित्य हीता है, उसमें रचना-घरमिता होती है और अभि- 
व्यकित पाकर बह साहित्य बन जाता है। आचार्य द्विवेदी ने अपने ललित निबस्धों मे 
कल्पना-तत्व का विशेष सहारा लिया है। जब वे प्राचीन संस्कृति के अधेरे कोने में झाकते 
है तो कल्पना के नेत्रो को खोलकर ही कुछ देख पाते है । “आम फिर बौरा गये' में वे आम 
ओर बिच्छू के सम्बन्ध को लेकर विचलित हो उठते है । कहा जाता है कि आम्र-मजरी 
के आते ही उसे हथेली पर रगड़ लिया जाये तो वर्ष भर बिच्छू का ढक कार्य नहीं करता। 
लेखक ने भी बचपन में अनेक बार उसे हथेली पर रगड़ा था । दोनों के पारस्परिक सम्बन्धी 
पर विचार करते हुए वे आयों और अनारयों के अन्तिम युद्ध की कल्पना करते हैं । उस युद्ध 
में कामावतार प्रधुम्त और श्रीकृष्ण की विजय हुई थी । वे कहते हैं कि-- 

“शिवजी की सेना प्रथम बार पराजित हुर्द। कैसे ओर कब प्रद्युम्त ने भाम्र- 
कोरको का बाण सन्धान किया और बेचारां बिच्छू पशस्त हुआ, यह कहानी इतिह्ञास्त मे 
दबी रह गयी। लेकिन लोग जाते गये हैं और बच्चों की दुनिया को भी पता लग ही 
गया है"! 
आचार्य द्विवेदी के निवन्धों की यह विशेषता है कि जब वे कल्पना की उड़ान भरते 
हैं तो उनका शब्द ओर वावय-सौन्दर्य की छठा अनुपम हो उठती है । तत्सम शब्दो के प्रयोग 
का बहुल्‍य हो जाता है और वाक्य की लड़्ियां मुक्ताहार की लड़ियो के समान बन जाती 
हैं। 'रै कवि एक बार सम्हाल' के आरम्भ में ही वे कल्पना की णो उड़ान भरता चाहते 
हैं, वह हमारे कथन की पुष्टि करने वाली है--- 

“आज मेरी कल्पने ! उड़ चल पुनः उस देश में, जिसमे मलब-मकरनद-वासित 
वायु के हिलोल से हैं हिल रहे दुलंलित काचन-पञ्म, इठलाते तवीन मराल-देम्पति परम 
उत्सुकता सह्दित बद्धोपभुक्त मृणाल-कवलो से परस्पर को समादृत कर रहे, चिवकन मधृण 
सुस्निग्ध वषु गजशाव लेकर मैं सुगन्धित वारि देता प्यार से ढरका करेणु-विलासिती के 
गाल पर, उन्मद-घटुल जल-कुक्कुटो की पाति नाना भांति कल-कल्लोल से करती हृदय 
अधभिभुता / ४ 
आचाय॑ द्विवेदी कालिदास के काव्य मे अशोक के फूल को मिली गरिमा और 
उसके पश्चात उसकी विस्मृति को देखकर कल्पना के लोक मे खो जाना चाहते हैं। वे कहते 


हैं कि-- 


. हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-9, पृ० 48 
2. उपरिबत्‌, पृू० 234 


हिवेदी जी के निबन्धों में लालित्य-्योजना / 7 


“मेरा मन उमड़-घुमड़कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारो वर्षों पर बरस 
जाना चाहता है क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी ? सहृदयता क्या लुप्त हो गयी 
थी ? कविता क्या सो गयी थी ?”! 

शिवालिक की चर्चा करते हुए वे 'कुटज” मे हिमालय की कल्पना घिव के जठा- 
जूट से करते हैं। हिमालय और समाधिस्थ शिव की क्षमता की कल्पना उन्होंने उचित 
ही की है-- 

“शिवालिक का क्‍या अर्थ है? 'शिवालिक' या शिव के जटाजूट का निचला 
हिस्‍सा तो नही है ? लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाती जा ही इतनी सूखी, नी रस 
और कठोर हो सकती है। वैसे, अलकनन्दा का स्रोत यहा से काफी दूरी पर है, लेकिन 
शिव का अलक से दूर-दूर तक छितराया ही रहता होगा ।””* 

डदिवेदी जी 'देवदार में देवदार के नाम पर विचार करते हुए उसे देवता का काठ 
मानते हैं। वे कल्पना करते हैं कि भगवान्‌ शिव ने जब काम को भस्म किया होगा तब 
देवदारु निविकार रहा होगा, इसीलिए उसका नाम देवता के काठ के रूप मे रखा गया 
होगा-- 

“महादेव ने आंखें मूद ली थी, देवदारु मे खोल रखी थी। महादेव मे भी जब 
आख खोल दी तो तुक बिगड़ गया, छन्दोभग हो गया, त्रैलोक्य को मदविद्धल करने वाला 
देवता भस्म हो गया | उसका फूलो का तूषीर जल गया, रत्नजटित धनुष दूट गया। सब 

गड़बड हो गया। सोचता हू---उस समय देवदारु की क्या हालत हुई होगी ? कया इतनी 
ही फाकड़ाना मस्ती से झूम रहा होगा? क्या ऐसा ही बेलोस खड़ा होगा ? शायद हा, 
व्योकि शिव की समाधि टूटी थी, देवदार का ताण्डव रस भाव विवजित महानृत्त--नही 
दूदा था। देवता की तुलना मे वह निविकार रहा--काठ बना हुआ । कौन जाने इसी 
कहानी को सुनकर किसी ने उसे 'देवता का काठ' (देवदार) नाम दे दिया हो । फवकड़ हो 
तो अपने लिए हो बावा, मनुष्य के लिए तो मिरे काठ हो, दया नहीं, माया नही, मोह 
नही, आसक्ति नहीं, निरे काठ । ऐसों से तो देवता ही भला ! कहीं-न-कही उसमे दिल तो 
है। मगर यह भी कैसे कह्दा जाये | देवता के दिल होता तो लाज-शरम भी होती, लाज- 
शरम होतो तो भाखो की पलक भी झंपती । लेकिन देवता है कि ताकता रहता है, पत्रकें 
उसकी झंपती हो नही । एक क्षण के लिए उसने आंखें मूदी कि अन्य हुआ | बहुत साव- 
घान, सदा जाग्रत "३ 

आयचायें दिवेदी मे जहां भी अवसर मिला है, कल्पना का सहारा लिया है। 'पंडितो 
की पचायत' मे पहले वे अपने कल्पना के मेत्रो से मह्मगणक आचायें वराहमिहिर को 
न्यायासन की पीठ पर बैंडे हुए देखते हैं और सूर्य-सिद्धान्त को सर्वश्रेष्ठ श्रमाणित करते 
हुए चित्रित करते हैं | उसके पश्चात्‌ टीका-युग के भारत की कल्पना करते हैं-- 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रव्यावली-9, पृ० 20 
2. उपरिवतू, पृ० 29 
3- उपरिवत्‌, पृ० 36-37 


72 । हजारी प्रस्ताद दिवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


“मुझे साफ दिखाई दिया, भारतवर्ष की पदष्वस्त संस्कृति हेमाद्ि के सामने घड़ी 
है, चेहरा उदास पड़ गया है, अश्नुक्षु्ध-नयन कोटरशायी से दिख रहे हैं, वदन-कमल 
मुरक्षा गया है। हेमाद्ि का सुख-मण्डल गम्भीर है, भूदेश किचित कूचित हो गये हैं, विशाल 
ललाट पर चिन्ता की रेखाएं उमड़ आयी हैं, अधरोप्ठ दातों के नीचे आ गया है--वे 
किसी सुद्द्‌र की वस्तु पर दृष्टि लगाये हैं 77 


दिवेदी जी का व्यंग्य 

भाचायं द्विवेदी शोषण, अत्याचार, अन्याय और असमानता के विरोधी तथा 
मानवता के पक्षधर लेयफ हैं, इसलिए वे व्यग को एक अस्त्र के रूप में भ्रयोग करते हैं। 
कुटज में उन्होंने घुशामदी ओर चाटुकारो पर अच्छा व्यग्य किया है--+ 

/'कुटज क्या केवल जी रहा है ? वह दूसरे के द्वार पर भीख मागमे नहीं जाता, 
कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नही हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश 
नही देता फिरता, अपनी उन्‍्तति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फ़िरता, दूसरी 
को अपमानित करने के लिए ग्रहों की घुशामद नही करता, आत्मोन्नति के हेतु नीलम 
नही धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निषोरता, बगलें नही 
पझांकता ।/£ 

“देवदार मे आपने भूतो की तेईस किस्म ग्रितायी जिनमें एक किस्म मुड़कट्टा भी 
है । उसके मूड नहीं होता, छाती पर मशाल की तरह जलती क्षार्ें होती हैं और वह घोड़े 
पर बैठकर चलता है । द्विवेदी जी बुद्धिहीन मानव की इस मुड्टकुट्टे भूत से ही तुलना करने 
लगते हैं-- 

“आज देवदार के जगल में बठा हू । लाख-लाख मुडकट्टो को गुलाम बना सकता 
हूं । भूतो में जैसे मुड़कट्टे होते हैं, आदमियो में भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की चीज 
उनके पास होती ही नही, मस्तक ही नही तो मस्तिष्क कहा, लता ही कट गयी तो फूल 
की सभावना ही कहां रही--लताया पूर्वलूनावा प्रसुतस्योंद्भवः कुह: !' कया इन मुड़- 
कट्टों को देवदार की लकड़ी से पराभूत किया जा सकता है ? करने का प्रयत्न द्वी तो कर 
रहा हूं, परन्तु पढित जी के पास तो फचफची गायत्री थी, वह कहां पाऊ ?”3 

वबरसो भी' शीर्षक निबन्ध में वे राजनैतिक दलों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं 
कि “धरती पर कुछ पार्टियां गरज रही हैं, बरस मही पायेंगी, कुछ नही गरज रही हैं, वे 
भी नही वरसेंगी। जनता के लिए दोनो बरावर हैं। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ |” 
“प्रमवान्‌ महाकाल का कुष्ठ नृत्य! में वे स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ उत्पन्म शत्रुओ के बारे मे 
कहते हैं कि “कुछ तो ऐसे नंगे हैं कि राम-राम कहने के सिवा कुछ दूसरा सूझता ही नही । 


. हजायी प्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-9, पू० 457 
2, उपरिवत्‌, पृ० 33 
3. उपरिवत्‌, पृ० 39 
4. उपरिित्‌, पृ० 77 


डिवेदी जी के निबन्धों में लालित्य-योजता / 73 


कुछ ऐसे काइयां है कि बस मुंह में राम बगल में छुरी । इन सबके साथ निबदना है ।"** 
जिप्ते धर्म-कर्म से कोई वास्ता नही, उससे उलना हमारे लिए बड़ा कठिन होगा। रक्त 
में वेहपाई न हो तो उधार भागने से घोड़े ही मिलेगी ?”४ “हब्यकि दिमाग खाली है! में 
हिन्दू और मुसलमान के रूप में बंटने और अपनी पुरानी परुम्भराओ को भूलने पर सुन्दर 
व्यंग्य किया गया है, “इस अभागे देश में जो मुसलमान भी नही, ईसाई भी नहीं, वह हिन्दू 
होता है। वह पठान--युवक पाणिनि और यास्क॒ का वंशज है, पर चूकि बहू मुसलमान 
है, इसलिए बह हिन्दू नही ।/2 

आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबन्ध “आपने मेरी रचना पढी ?' शुद्ध हास्य- 
व्यग्य का निबन्ध है । वे साहित्यकारों की गम्भीर मुखमुदा को देखकर और उसमे विनोद- 
प्रियता का अभाव पाकर कह उठते हैं कि-- 

“आप दुर्दान्‍्त डाकू के दिल में विनोद-प्रियता भर दीजिए, वह लोकतन्त्र का 
लीडर हो जायगा, आप समाज सुधारक के उत्साही कार्यकर्त्ता के हृदय मे किसी प्रकार 
विनोद का इजेक्शन दे दीजिए, वह अश्बारनवीस हो जायेगा, और यद्यपि कठिन है, फिर 
भी किसी युवित से उदीयमान छायावादी कवि की माडी में थोड़ा विनोद भर दीजिए, वह 
किप्ती फिल्म कम्पनी का अभिनेता हो जायेगा ॥/३ 

वेब्यंग के स्वर को और भ्रधिक आगे बढाते हैं। उन्हे गम्भीर मुश्धमुद्रा का 
साहित्यकार बनमानुप, जैज, गैडा और गधे की थरेणी का ही प्रतीत होता है । कलकत्ते के 
विड़ियाधर मे बन्दी वनमानुष उन्हें सबसे अधिक गम्भीर और तत्व-चिन्तक प्रतीत होता 
है । वे कहते हैं कि--- 

“में कभी-कभी सोचता हूं आदिम युग का मनुष्य जबकि वह वानरी योतरि से 
मानवी योनि मे नया-वया आया था--कुछ इस कलकतिये वनमानुप की भाति गम्भीर 
रहा होगा। मगर यह भी कंसे कहूं ? जेव्रा और गैडा भी मुझे कम गम्भीर नही लगते तथा 
गधे और ऊंट भी इस सूची रो अलग मही किये जा सकते 4 

बाचार्य द्विवेदी गधा को उदास होने के कारण नकारात्मक मानते हैं किन्तु वन- 
मानुष में तत्व-चिन्तक जैसी गम्भीरता है, इसलिए दोनों की समानता का प्रश्न ही नही 
उठता । उनकी दृष्टि में आदिम मानव साम्यवादी था । पूंजी के संचय और साधन जुट 
जाने पर ही हंसता-हुसाना आरम्भ हुआ होगा, इसलिए हंसना-हंसाना पूजीवादी मनो- 
वृत्ति का परिचायक है। वे कहते हैं कि-- .। । 

“इस युग के हिन्दी साहित्यिक जो हसना-हसाना नापसंद करते हैं, उसका कारण 
शायद यह्‌ है कि वे पूंजीवादी बुर्जुआ मनोवृत्ति को मन-ही-मन घृणा करने लगे हैं। उनकी 
मुक्ति शायद इस प्रकार है--चूक़ि संसार के सभी लोग हंस नही सकते, इसलिए हसी एक 
++-++त+- 

. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्धावली-9, पू० 459 - 
2. उपरिवत्‌, पृ० 46 

3. हजारी प्रसाद ढिवेदी ग्रन्थावली-0 पु० 424 

4. उपखितू, पृ० 25 * 


74 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


गुनाह है और चूक़ि संसार के सभी लोग योड़ा-वहुत रो सकते हैं, इसलिए रोना ही वास्त- 
बिक धर्म है। फिर भी भविकरांश साहित्यिक रोते महीं, केवल रोनी यूरत बनाये रहते 
हैं। जिसे थोड़ा-सा भी गणित सिखाया गया हो, यह बहुत आसानी से उस आचरण की 
युक्तियुक्तता समझ सकता है। मैं समझ रहा हूँ 7! 

आचार्य दिवेदी साहित्य की दुनिया मे केवल समालोचक को ही रहस्यवादी जीव 
मानते हैं। वे रहस्यवादी समालोचक की तुलना काशी के मर्दनी मुहल्ले की सड़क पर 
साधना करने वाले रहमत अली फकीर से करते हैं जो आकाश की भोर मुह उठाकर लात, 
मुक्के, घूसे का प्रह्मर करता है। वे कहते हैं कि-- 

“आसमान में निरस्तर मुंबका मारने से कम परिश्रम मही हैं और मैं निश्चित 
जानता हू कि रहस्यवरादी भालोचना लिखना कुछ ह॒सी-सेल नही है। पुस्तक को छुआ तक 
नही, और गब्ालोचना ऐसी लिखो त्रैसोक्प विकम्पित ! यह बयां कम साधना है ।/* 


व्यक्तित्व 

भाचाय॑े हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व सांस्कृतिक कहा जा शकता है। “गंगा 
की अविरल प्रवाहित धारा की भांति सदा पविन्न, मनुष्य की दुर्देम जिजीविपां का यह 
आलिपक अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि, अतल स्पर्शी प्रतिभा, मामिक चिस्तन-उदार मत एक 
व्यापक मानवतावादी भावना का ईश्वर है।”* आचाये द्विवेदी का व्यक्ततित्य भारत 
के प्राचीन और नवीन चिन्तन, लालित्य-भावना, सहृदयता, पाण्डित्य उदारता और 
मानवता का विराट समस्वय हे । यही कारण है कि उनके विवन्धों में उनके इसी व्यविवत्व 
के दर्शन होते हैं! उनकी यह निजी विशेषता है कि वे अपने निबन्धों में निजी विचार और 
निज की विशेषताओं की अभिव्यक्ति करके भी अपने व्यव्तित्व की अभिव्यक्तित करते हैं।* 

उनका विम्तन, पाण्डित्य और प्राचीन संस्कृति का गहन ज्ञान तो सभी निवन्धों 
में अभिव्यक्तित था सका है किन्तु व्यक्तिपरक निबन्धों मे तो उनकी निजता पाठक के साथ 
सहज तादात्म्य स्थापित करने में समर्थ है। कही दे अपने बारे मे बात करते प्रतीत होते हैं, 
कही पाठक से बात करते प्रतीत होते हैं, कही वे उसे गुदगुदाते हैं और कह्दों भगतापूर्ण 
व्यवहार भी करते प्रतीत होते हैं । विभिन्‍न स्थितियों पर व्यग्य के द्वारा भी उन्होंने अपने 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की है। 

निवन्ध की सबसे बड़ी विशेदता तिवन्धकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ही 
होती है। 'अशोक के फूल' में वे अशोक के फूल को देखकर उदास हो उठते हैं और इस 
प्रकार अपनी निजता की छाप छोडते है । उसके पश्चात्‌ तो उनका पाण्डित्य और सांस्कृ- 
लिक व्यक्वित्य अभिव्यक्त होने लगता है। इतिहास-पुर्व की घटनाओ को विश्रित करते 


3. हजारी प्रसाद ढिवेदी ग्रन्यावली-0, पृ० 26 

2. उपरिवन्‌, पृ० 27 

3. डॉ० मु०ब०शहा, हिन्दी निवन्धो का शैलीयत अख्ययत, पृ० 473 
4, डॉ० जयनाथ नलिन', हिन्दी निबन्ध के आलोक शिखर, पृ० 90 


+ द्विवेदी जी के निवन्धों में लालित्य-योजना / 75 


हुए वे कह उठते हैं-- 

“'कछ बातें तो मेरे मत्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और 
गन्धरवों के देवता--कुवेर, सोम, अप्सराएं--यद्यपि बाद के ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी स्वीकृत 
हैं, तथापि पुराने साहित्य मे उपदेवता के रूप में ही मिलते हैं।"! 

'शिरौप के फूल! का तो आरम्भ ही वे व्यक्तिपरक ढंग से करते हैं। इस प्रकार 
के आरम्भ से निवन्धकार और पाठक के मध्य ममतामय सम्बन्ध स्थापित होता है। 

“यहां बेठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे-पीछे, दायें-बायें, शिरीप के अनेक 
पेड़ हैं। बैठ वी जलती धूप मे, जबकि घरित्री विर्धूम अग्निकुण्ड बनी हुई थी, शिरीप 
नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था । कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकते की 
हिम्मत करते हैं। कण्किर और आरमग्वध (अमलतास) की वात में भूल नहीं रहा हूं ।/£ 

'कुटज' की जीवनी-शक्ति और सौन्दर्य की चर्चा करके वे अपने ही गरिमामय 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करते हैं 

“यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनो में 
अपनी अपराजैय जीवनी-शवित की घोषणा कर रहा है। इसीलिए यह इतना आकर्षक 
है। नाम है कि हजारो बं से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आये और गये । 
दुनिया उनको भूल गयी, वे दुनिया को भूल गये । मगर कुटज है कि संस्कृत की मिरन्‍्तर 
स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो वैठा ही है। और रूप की तो बात ही वया 
है। बलिहारी है इस मादक शोभा की ।/*३ 

'देवदार/ में तो आचाये ट्विवेदी का सर्वांग व्यवितत्व ही मुखरित हुआ है। 
साहित्यिक भौर सांस्कृतिक चिन्तन की दृष्टि से तो यह निवन्ध सर्वश्रेष्ठ है ही, निजता की 
अभिव्यवित भी सार्थक ओर सफल ढग से हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर्वत 
पर ही बैठकर निबंध लिख रहे हैं। उसके बाद वे अर्थ की 'तुक' के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
भी करते हैं-- 

जहा बैठकर लिख रहा हूं, वहां से ऊपर ओर नीचे पंत पृष्ठ पर देवदार वृक्षों 
की सोपान-परम्परा-सी दीख रही है। कंसी मोहक शोभा है। वृक्ष और भी है, लोगो ने 
नाम भी बताये हैं, पर सब छिप गये हैं। दिखते हैं आकाशचुम्बी देवदार। ऐसा लगता है 
कि ऊपर वाले देवदार वृक्षों की फुनंगी पर से लुढका दिया जाऊं तो फूनग्रियों पर ही 
सोदता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता हू, अनायास । पर ऐसा लगता ही भर है। 
भगवान्‌ न करे कोई सचसुच लुढका दे । हड्डी-पसली चूर हो जायेगी। जो कुछ लगता है 
वह सचमुच हो जाये तो अनर्थ हो जाये । लगने मे बहुत-सी बातें गलत लगती है। इसी- 
लिए कहता हूं कि लगना अर्थ नही होता, कई बार अनर्प होता है। अर्थ वास्तविकता है, 
चास्तविक जगत्‌ की सचाई है; लगता है सो मन का विकल्प है, अन्तर्जेगत की स्पृह्ा मान 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-9, पृ० 2 
2. उपखित्‌, पृ० 37 
3. उपरिदत्‌, पृ० 22 / ३ 


76 | हजारी प्रसाद दिवेदी के साहित्य मे प्ालित्य-योजना 


है, छन्द है। दोनो मे कही ताल-तुक मिल जाता तो काम की बात होती। नहीं मिलता, 
यह सेद की बात है। ताल-तुक मिलना अर्थ है, न मिलना अनर्ष है।”? 

'आम फिरवोरा गये! मे द्विवेदी जी कह्दते हैं कि वसंतपंचमी के आगमन से पूर्व ही 
आम्र-मंजरी आ जाने पर उसे हयेली में रगड़ने से वर्ष भर बिच्छू के दश का प्रभाव नही 
रहता है। लेखक मे स्वय वचपन में अनेक वार अपनी हथेली पर आम्र-मजरी रगड़ी यी। 
गत वर्ष के सम्बन्ध में बात करते हुए वे कहते हैं कि-- 

“दरसाल भो मैंने वसन्तपचमी के पहले आम्रमुवुल देखे पे। पर बड़ी जल्दी वे 
भुरझा गये। उप्ती आम को दुयारा फूलता पड़ा । मुझ्ते वड़ा अदुभुत लगा। आागे-आगे बयों 
फूलते हो बावा, जरा रुकके ही फूलते । फोन ऐसी यात्रा बिगड़ी जाती थी। मेरे एक मित्र 
में कहा या कि मुझे ऐसा लगता है कि नव वधू के समात यह बिचारी बाम्नमजरी जरा-सा 
झाँसने बाहर तिकन्नी और सामने हमारे जैसे मनहूसो को देखकर लजा गयौ। वस्तुताः 
यह मेरे मित्र वी कल्पना थी। अगर सच होती तो मैं कही मुंह दिखाने लायक न रहता। 
पर मुझे इतिहास की थात याद आ गयी। उमसे मैं आश्वस्त हुआ, मनहूस कहाते की 
बदनामी से बच गया | वह इतिहास मनो रंजक है। सुनाता हूं।”* 

यहां लेखक धाठक से वार्तालाप करता प्रतीत होता है। अपने बारे में और आम्र- 
मंजरी के बारे मे तो बहता ही है, वह भाम के वृक्ष से भी बात करता है और पाठक से 
भी । लेखक के इतिहाप-भान की सूचना भी मिम्त जाती है। 

'ह॒त्मा के महाप्रयाण के बाद” मे लेखक पर गाधी चित्तन का प्रभाव स्पप्ट रूप 
से परिलक्षित होता है। तेखक उस महान्‌ शक्ति-पुज को अपने भीतर देख पाने में समर्थ 

“में क्षण-मर के लिए कभी उसका साक्षात्कार प्रा जाता हु और उस पर से मेरा 
विश्वास हो गया है कि वह विशाल शक्ति-पुज मेरे भीतर है। जब-जब मैंने महाश्माजी 
फो विरोधों और उपद्याप्ती की उपेक्षा करके अपने मत पर स्थिर रहते देवा है, तबनन्‍्तद 
सोच में पड़ जाता रहा हुँ। आधिरी दिनी में मैं समझने छगा था कि मह्ठात्मा जी नित्य 
उस महाम्‌ शक्षिति-पुज को पकड़े रह सकते हैं भौर इसीलिए इतने महान्‌ और तेजस्त्री बने 

रहते हैं ।”* + 
“लड़ाई खत्म हो गयी' का आरभ तो पूर्णतः ही वैधवितक है। अपनी अस्वस्पता 
के माध्यम से लेखक 972 ई० के भारत-पाकिस्तान युद्ध और बंग्ला देश की स्वतत्रता 
का वर्णन करता है । 
“मार्च से मैं अग्वस्थ हो गया और मार्च में ही इतिहास की गति में तेजी भा 
गयी। न जाने भेरे स्वास्थ्य और इतिहास में क्‍या संर्वध है कि जब इतिहास जरा वेग ' 
पकड़ता है तभी मेरे शरीर के नाना जाति के कीटाणुओ मे भी हलचल पैदा हो जाती है। 





[. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रत्यावली-9, पृ० 37 
2. उपरिवत्‌, पृू० 43-44 
3. उपरियत, पृ० 47[ 


डिवेदी जी के निवन्धी में सालित्यन्योजना / 77 


947 ई० में भी यही हुआ था और ]972 ई० में भी यही हुआ। सगता है कि जय 
इलिहास विधाता का रथ जया तेज होता है, तव उसकी घरपराहट मेरे रक्त को प्रभावित 
अवश्य करती है। मेरे कुपसु चिकित्सक उस धड़कन को अनेक नामों से बताते हैं, पर मेरे 
बन्तर्यामी कहते रहते हैं--मह तुम्हारी धड़कन मही है। कही कुछ पंट रहा है, एुछ पिट 
रहा है, बुछ मिट रहा है। द्वाय रे भाग्य, इमिहास-विधाता की सड़क गया मेरी धमनियों 
में ही गुजरती है ?”! 


पाया 


आचार्य हारी प्रसाद दिवेदी की भाषा दो बरकार को है--एक तत्सम प्रधान 
भाषा और दूसरी सामान्य वोलचाल के शब्दों रे युक्‍ात भाषा। गामास्यत- उनकी भाषा 
का झूकाव तत्समप्रधानता की ओर है।? उन्होंने स्वयं सहज भाषा का प्रश्च' शीपक 
मिंवन्ध में भाषा की सहजता पर विचार किया है। उनका दृष्टिकोण है कि सहज भाषा 
का अर्थ-सहज ही महान्‌ बना देने वाली भाषा से होता है। वे वाजारू भाषा के साहित्य- 
प्रयोग के पक्षपाती नहीं ये। उनको दृष्टि में “बाजार की भाषा को, मोटे प्रयो गनो की 
भाषा को मैं छोटी नहीं कहता, परन्तु मनुष्य को उन्नत बनाने के लिए जो भाषा प्रयोग 
की जायेगी वह उससे भिन्‍न होगी ।7? बे भाषा को तभी सहज मानते हैं, जब साहित्यकार 
भी सहज बस जाये, जिसके लिए बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। 


सरल भाषा का रुप 


आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ललित निवर्धों में सरल भाषा का प्रयोग 
किया है। उन्होंने प्रचलित अरबी-फारसी के शब्दों को स्वीकार करने मे किसी प्रफार की 
हक नही दिखायी है। 'छुटज' में वे रहीम की चर्चा करते समय इसी प्रकार के शब्द 
भीर वाक्‍यों का प्रयोग करते हैं। ., न 

“बुटण के ये सुन्दर फूल बहुत बुरे तो नहीं है। जो कालिदाश के काम आया 
हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए । मिली कम है। पर इज्जत तो नसीब की बात है । 
रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हू। दरियादिल आदमी थे, पाया सो 
सुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलव से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली' 
फेंक देती है। सुना है, रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था।/४ 

'बसन्त भा गया शीर्षक निवस्ध में भी उन्होने सामान्य भाषा का प्रयोग किया 
है। प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करते समय वे उसे हृदयंगम करते हैं भोर सहज रूप मे 
सहज भाषा वनाकर उसकी अभिव्यक्तित करते हैं। ऐसे समय उनकी भाषा का लालित्य 


. ढॉँ० जयनाथ 'नलिन', हिन्दी निवन्ध के आलोक शिखर, पृ० 93 
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-]6; पू० 27] * 
3. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्धावल्ली-9, पृ०:३0-3] + 
4. उपरिवत्‌, पृ० 43[ 


48 / हजारी प्रसाद दिवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


अनुपम हो जाता है-- 

“पढता-लिश्ता हूँ। यही पेशा है। सो दुनिया के बारे में पोधियों के सट्दारे ही 
थोड़ा-बहुत जानता हूं। पढ़ा हूं, हिन्दुस्तान के जवानों में कोई उमग नही है, इत्यादि 
इत्यादि । इधर देयता हूं कि पेड़-पौधे भौर भी बुरे हैं। सारी दुनिया में हल्ला हो गया 
कि वसन्‍्त आ गया । पर इन कमबछ्तो को यबर ही नही ।/! 

“बरसों भी! में भी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत निबन्ध में 
तो द्विवेदी जी ने 'प्रैशर' तथा 'वैल्ट' जैसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है-- 

“जानकार लोगो से पूछने पर दो कारण मालूम हुए । एक ने बताया कि 'पैशर' 
कम हो गया है। प्रेशर माने दवाव। सारी दुनिया को तो नही मालूम, पर इस देश में 
प्रेशर बिना कोई काम नहीं होता। आसमान में जो घद रहा है, वह धरती पर काफी 
अरे में घट रहा है। आसमान क्या धरती से नयी हिकमरतें सीख रहा है, या वहां का भी 
यही चाल है? मुझे सनदेह्द नहीं कि इस विशेषज्ञ की बात ही दीक है । पर आसमान पर 
कंसे प्रेशर ढाला जाय ! एक-दूसरे विशेषज्ञ मे बताया कि मानसून का बैल्ट अफ्रीका 
महाद्वीप की ओर खिसक गया है” 


तत्सम प्रधान भाषा 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यिक और सास तिक निवस्धों में तत्सम शब्द 
प्रधान भाषा का प्रयोग करते हैं। वे स्वय इसी प्रकार की भाषा की ज्ञान की भाषा मानने 
के पक्षपाती हैँ। एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

“यह सर्वेभूत का आत्यन्तिक कल्याण साहित्य का चरम लक्ष्य है। जो साहित्य 
केवल कल्पसा-विल्ास है, जो केवल समय काटने के लिए लिया जाता है, वह बड़ी चीज 
नही है। वडी चौज वह है, जो मनुष्य आहार-निद्रा आदि पशु-सामास्य धरावस से ऊपर 
उठावा है। मनुष्य का शरीर दुर्लभ वस्तु है, इसे पाना ही कम तप का फल नहीं है, पर इसे 
महात्‌ लक्ष्य की ओर उस्मुष करना और भी थेष्ठ कार्य है ।”* 


काव्यात्मक भाषा 
आचायं दिवेदी हृदय से कवि थे, इसलिए उनकी भाषा में काथ्यात्मकता के दर्शन 
भी हो जाते हैं। वेयक्तिक निवन्धों में मह प्रवृत्ति देखने को मिल्रती है। 'रे कवि, एक 
बार सभाल' शीर्षक निबन्ध तो पूर्णतः ही काव्यात्मक हैं। लेक प्राचीन सौन्द्य की 
कहपना करते हुए लिछता है कि--* 
“मन मे रमे हैं पूर्व युग के स्वणं--मणिमय सोध, मरकत खजित, श्रीड़ा्शल, 
लाक्षा-ललित कृट्टिम भूमि ककंण-मुग्ध नवल मयूर, सित गजदन्तनीयशायि विपंचिका, 
4. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रयावली- 0, पृ० 57 
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थादली-9, पृ० 77 
3. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रत्थावली- 0, पृ० 34 


द्विवेदी जी के निबस्धों में लालित्य-योजना । 79 


कुबलय मनोहर नयत, बाल मराल-मन्थर गमन, ककृण-किकणी का क्वणन, मृद्ुता, 
चारुता, शालीवता का अति अपूर्व विधान,--आंखें देखती हैं, ठठरियो के ढा5, चिथयडो 
के धृषास्पद दूह, गन्दे रेगते शव से ठिदृरते प्राण, रुग्ण-विशीर्ण भट्दी कान्ति, मैं हू स्वयं 
निज प्रतिवाद, करती हैं हृदय मे भाव-धाराएं सुब्ाती हैं परस्पर को, कि मैं वन गया 
धोबी के जुगगसित जन्तु-सा घर-घाट से विच्छिन्न, मैं हू उभयतो विधभ्रप्ट, अधर कलंक 
रंक दिशंकू । 7! 

आधायं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबन्धों मे ओज गुण, माधुयं गुण और प्रसाद 
गुण का प्रयोग समुचित रूप से किया गया है। सामान्यतः प्रसाद गुण उनकी विशेषता है! 

प्रसाद गुण--भाषके साहित्यिक, सास्‍्कृतिक तथा महानू-विभूतियों से सवधित 
निवम्ध प्रसाद गुण प्रधान हैं। एक उदाहरण दुष्टव्य है-- 

“इन दिनो साहित्य की सबसे नयी प्रवृत्ति 'प्रगतिवाद' की है। 'प्रगतिवाद' वैसे 
तो सामान्य शब्द है और जिस किसी आगे बढने वाली प्रवृत्ति को इस नाम से पुकारा जा 
सकता है। किन्तु फिर भी इसका प्रयोग एक निश्चित अ्थ॑ में होने लगा है। 'प्रयतिवादी 
साहित्य” माक्‍्से से प्रचारित तत्वदर्शन पर आधारित है ।/? 

साधुये गुण--आचार्य द्विवेदी मानव-जिजीविया के गायक है, इसलिए उनके 
तिबन्धों में माधुय गुण का प्रयोग कम ही किया गया है। कही-कही उन्होने माधुय गुण के 
द्वारा अपनी भावनाओं को चित्रित किया है। अशोक के फूल मे कामदेव के घनुप के टूट- 
कर गिरने में माधुये गुण ही है-- 

“जहां मूठ थी, वह्‌ स्थान स्वम-मणि से बना था, वह दूटकर घरती पर गिरा 
और चम्पे का फूल बन गया । हीरे का बना हुआ जो नाह-स्थान था, वह दूटकर गिरा 
भौर मौलसरी के मनोहर पुष्पों मे बदल गया ! अच्छा ही हुआ। इन्द्र नीलमणियों का 
बना हुआ कोटि-देश भी टूट गया और सुन्दर पाटल-पुष्पो में परिवर्तित हो गया । यह भी 
बुश नही हुआ । लेकिन सबसे सुन्दर वात यह हुई कि चन्द्रकान्त-मणियों का बना हुआ 
अध्य देश टूटफर चमेली वन गया ओर विंद्रम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गयी, 
स्वगें को जीतने वाला कठोर धनुप जो घरती पर गिरा तो कोमल फूलो में बदल गया। 
स्वर्गीय बस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नही होती ॥"१ 

ओज गुण--आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानव-कल्याण, जिजीविया $ 2:४४ 
हैं, इसलिए थे भोज गुण प्रधान भाषा का प्रयोग करते हैं। उतके अनेक निर्वद्टी £ मा।दव 
की दुदे जिजीविपा का वर्णन किया है। 'बोलो, काव्य के मर्मज्' तो एड थ)श्व/-मः 
निबन्ध ही है। वे क्राति और छिन्नमस्ता का आद्धान करते हुए कहते हैं %.. 

“क्रान्ति आवे ओर कर दे चूर इन उन्मत्त रणबाके जवानी $? 2#-४ दौड़ 
को, जाग उदये छिन्नमस्ता शत ले देवत्व का हथिपार, कुछ मौस्दर्द ४7 मदर, ड्छ 


हि 





. हजादी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-9, पृ० 234 
2. हारी प्रसाद दिवेदी, भाग-0, पु+ [44 
3. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-9, पृ० 2 


80 | हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


माधुमं-पारावार, कुछ मातृत्व का वरदान हो अवतार इस अद्भुत छबोली ज्योति का, 
जिसके बदन के तेज से झुलसे अहमिका और महिंप समान निर्धन-छर-वन्य मरत्व मदमाते 
पिशाचों का, जगत हो शान्त, हो निम्नन्‍्त, मारी का अमर वरदान जागे 477 


शब्द-चयन और लालित्य : 


आचार्प हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबन्धों मे शब्द-चयन के द्वारा लालित्य 
उत्वन्न करमे की चेप्टा करते हैं। 'दिवदाद' मे तो प्रत्येक वुक्ष के व्यक्तित्व को भिन्‍ने बताते 
हुए वे जो शब्दावलो प्रयुक्त करते हैं, उसमे सह्ृदव पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सकता ६८ 

“इनके लिए वह खूसट, यह पाधा, वह सूम, वह्‌ प्विप्नोटां, सवरेला, वह घपर* 
गंगा, वहू गदशौना, वह जिटखिटा, यह झबकी, यह झुमरेला, वह छोकरा, वह नटखदा, 
चह चुनमुन, वह बाकुरा, वह बौरंगी, सब समान हैं।”” 

इसी प्रकार वे 'कूटज' में चूसकर', “रगडकर', चूसकर', 'धूमकर', आदि शब्दों 
के प्रयोग द्वारा भाषा में लालित्य उपश्थित करते हैं-- 

'कुदोर पापाण को भेदकर, पाताल की छाती घीरकर अपना भोग्य सप्रह करो, 
बायुमण्डल को घूसकर, झडा-दूफाल को रगड़कर, अपना श्राप्य बसु लो, आकाश को 
चूमकर, अवकाश की लहरो में झूमकर, उल्लास खीघच लो ॥/3 

आचाय॑ द्विवेदी ने संस्कृत के अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। कही-कही 
तो वे संस्कृत के अनुसार विभवितयों तक का प्रयीष करने से नही हिचकते। कुछ शब्द 
यहाँ प्रस्तुत है :-7 

'कुज्घटिकाच्ठन्ल', निगष्पात्‌ नगण्यतर', 'अर्ध॑क्षुदाकृति', 'तत:किम', 'कोलीन्य', 
"भावाभावविनिर्मुक्त', 'वार्तावु, गोधुम', “लक्ष्य-दुदिग्ध', 'चिद्धिपयक', 'इस्दियग्राह्म, 
“अहमहर्मिका ५ वागमोपधावस्था', 'प्रभास्वर दुत्यभूता', 'आवरतनृत्य', 'येन-केन-प्रफारेणा, 
व्दझ्षकारमानेण' आदि । 

इसी प्रकार आप अरबी फारसी के प्रवलित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ 
प्रयुक्त शब्द इस अकार हैं---खूंसट', 'कदर', 'कम्बस्त', 'दकियानूस', 'सल्तमत', 
“मिजाजपुर्जी', गहिदायत', “गलतवयानी', 'जालिम', 'खुदगर्जी', 'जिन्दगी', दिमाग, 
धृनफाफा/, बयावत', “आदमीनुमा', 'खत', 'मजबून' गादि। 

आपने भाषा की सहजता के लिए देशज शब्दों का प्रयोग भी किया है--- विखाप', 

वदरसाल', 'देतुकी', 'अटकलपन्चू', खंडूरे', 'दूठ', 'घिगार-पढार', कब्रेरा' आदि। 
डिवेंदी जी ने बोलचाल के अनेक अग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। कुछ 
आब्द हैं--प्रैसर, (बेल्ट, “ए्रिस्ट्रोकेसी', 'कल्चर', 'टेविल-टॉक, 'सब्जेव्टिव, 





किक कल अल 
. इजारी प्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-9, पृ० 236-237 
2« उपरिवत्‌, पृ० 40-4 
3. उपरिवत्‌, १० 32 


द्विवेदी जी के निबन्धों में लालित्य-योजना / 8 


'आब्जेविटव', 'पैरासाइट', 'माडने', 'अपूडेट', आटिस्ट', पॉजिटिव, लॉ एण्ड ऑर्डर', 
'डेस्काइव', 'जुडीशियल', 'क्रिटिसिज्म' बादि) 
शेली 

आचार्य द्विवेदी जी ने श्रायः सभी शैलियों मे निवन्धों की रचना की है। आपके 
निवन्ध-वैविध्य की चर्चा हम कर चुके हैं। उसी वेविश्य के कारण शैलीगत वैविध्य भी 
इनके निबन्धों की विशेषता बन गया है। भावात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, वर्णना- 
त्मक तथा हास्य व्यस्यास्मक सभी शैलियों में आपने निबन्धों की रचना की है। एक 
निबन्ध तो उन्होने वार्तालाप शैली में भी लिखा है| 

भावात्मक शैली : आचार्य द्विवेदी जी ने भावात्मक शैली मे अनेक निबन्धों 
को रचना की है जिनमे प्रमुख निवन्ध हैं--“अशोक के फूल, “कूटज', “आम फिर बोरा 
गये', 'वह चला गया', 'महापुरुष के प्रयाण के वाद', 'नाखून वयो बढते हे', 'जब दिमाग 
खाली है', 'मेरी जन्मभूमि', 'ठाकुर जी को बटोर', (गतिशील चिन्तन', 'पडितो की पंचा- 
पत', 'सत्य का महसूल', 'क्या आपने मेरी रचना पढी” आदि । 

आचार्य द्विवेदी के भावात्मक शैली मे लिखे गये निवन्धों पर विचार करते हुए 
डॉ० मु० ब० शहा ने अपनो मत प्रकट किया है कि ' “लेखक के मन की भुक्त भटकन' 
इन निवन्धों में बह भाव-रस उंड्रेल देती है जो हमारे हृदय और मस्तिष्क को केवल सुभा 
ही नही लेता, अनेक स्थानों पर सोच में डुबोकर छोड़ भी देता है। भावात्मकता के दो 
स्तर स्पष्ट रूप में इन निबन्धों मे दिखाई देते हैं। एक वह, जिसमे प्रलाप एवं नाठकीयता 
है तथा दूसरी वह जो आवेगमयी है परन्तु अत्यन्त आकर्षक, संयतत, उच्च स्तरीय एवं 
संदर्भभयी है।”! 

आचार्य दिवेदी प्रलाप एवं नाटकीयता के द्वारा जब भावात्मक शैली का प्रयोग 
करते हैं तो 'हाप-हाय', 'घन्य-धन्य' जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं । हिंदी के भावात्मक 
निबन्धो की यह प्राचीन परम्परा थी, जिसे डॉ० जयनाथ लिन मे 'भारतेन्दुकालीन बूढी 
शैली का नाम दिया है। “वह चला गया शीपक नियन्ध में वे कहते हैं कि “हाय, जो 
महापु्ष चला गया उसने इस रहस्य को समझा यह (४१ आगे जाकर तो वे 'घन्य' की रट 
ही लगा देते हैं-- 

“पर धन्य है वह देश, जिसने गांधो को पैदा किया, धन्य है वह भूमि जिसने गांधी 
को घारण किया, धन्य है वह जन-समाज, जिसके लिए उसमे अपने को नि.रेप भाव से 
दे दिया ।/4 


आवेगमयी शैली मे लिखे गये उनके भावात्मक निबन्ध उत्कृष्ट है । उनमे द्विवेदी जी 


. हिंदी निवन्धों का शैलीगत अध्ययन, पु० 399 
2- हिंदी निबन्ध के आलोक शिखर, पृ० ]24 

3. हजारो प्रसाद द्विवेदी ग्रम्थावली-9, पृ० 404 
4. उपसिवितू, पृ० 405 * 


82 / हजारो प्रसाद डिवेदी के साहित्य में तालित्य-योजना 


का व्यक्तित्व मुखरित होता है।” यह व्यक्तित्व 'अशीक के फूल 'की तरह रागाकुल, घिरीप 
की तरह अवधूव, 'कुटज' की तरह वीहड़ मनमोौजी और देवदार' की तरह ब्योमकेश है 
वह बंत की अगवानी के लिए सबसे आगे जाने को आतुर है, वह त्रिपुर सुन्दरी के पद- 
संचार की आकांक्षा में पुलकित होने वाला है, वह निदाघ्र के ताप पर ठठाकर हयता है, 
पर हल्‍्की-सी दुर्भावना के स्पर्श से कुम्हला जाता है, बह “कठोर परापाण को भेद कर, 
पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य सग्रह करता है', 'वायुमण्डल को चुसकर श्राप्य' 
बसूलता है, “आकाश को चूमकर उल्लास सोच” लाता है, परन्तु इसके साथ ही बह 
चारूस्मित है, वह मेध के तिए, आत्मदानी के लिए प्रधम अध्ये है, वह 'मुडक्ट्टो को 
पराभूत करने वाला हिमातय की गरिमा का साक्षी है, पर अपने व्यकितत्व को प्रेषणीय 
बनाने के लोभ में समझौता करने को तनिक भी प्रस्तुत नहीं ।”! 

वस्तुत; हजायी प्र्ाद द्विवेदी फक्‍कड़ाना प्रवृत्ति के अवधूत हैं। उनका शास्त्रीय 
ज्ञान जब बगाली लातित्य से मिलकर इस श्रवृत्ति मे ढलता है, तभी भावात्मक निबन्धों 
की सृष्टि होती है । उनके मन में छिपा अवधूत ही अपने गाव जाते हुए समुद्रगुप्त के रथ 
में बेंठकर जाने और सामतवाद बनाम समाजवाद की कल्पना कर सकता है। गग।म॑या 
के रास्ता बदल लेने में वह साम्यवाद खोज लेता है-- 

"मेरे दाहिती भोर गया मैया लापरवाही से वह रही थी। 88 महीने पहले ही 
इन्द्दोने भी साम्यवाद का प्रचार किया था। आसपास के ग्रावों के धनी-दरिद्र सबको एक 
समान भूमि पर ला खडा किया था। अब ये विधान्त भाव से वह रही थी। मैंने उतको 
अनजान में ही एक बार प्रणाम कर लिया । मेरे मत मे उत्त समय एक अटूठ निरवच्छिन्न 
परम्परा के प्रति एक कोमल भाव रहा होगा | उस समय मैं एक बार याद करता था उन 
चाख-लाख अनुद्गतन्यौवना कुमारी ललनाओ को, जिन्होंने अनादिकाल से भभिलपित 
वर की कामना से गया मैया के इस स्रोत मे लाप-लाख मागल्य-दीप बहा दिये होगे। फिर 
याद आयी मुवितकाम महात्माओं की जिनके तप:पूत ललाट का असर्य प्रश्चिपात गया की 
प्रत्येक तरग ढोनी जा रही थी । अन्त मे याद आयी गुप्तकाल की ललनाएं जिनके वदन- 
धन्द्र के लोधुरेणु से नित्य गंगा का जल पाण्डुरित हो जाता रहा होगा, जिनके चंचल 
लीता-विलाध से बाह्य प्रकृति का हृदय चटुल भावों से भर जाता रहा होगा, गज-शावक 
उत्सुकता के साथ करेणुका को पक्रजरेणुगन्धी गण्डुपजल पिला दिया करता होगा, 
अद्धोपभुक्त मृणालू यण्ड से ही चक्रवाक युवा प्रिया को संभावित करने लग जाता होगा, 
क्षण-भर के लिए सेकतघारी हसमिथुत पीछे फिरकर स्तब्ध हो रहते होगे“? 

विदारात्मक-शैली : आचार्य हजारो अ्रसाद द्विवेदी ने विचारात्मक शैली में अनेक 
निबन्धों की रचना की है । प्राचीन सस्कृत साहित्य और सस्कृति, मायों और निर्गुनियो 
कय साहिंत्य, रवीस्द्रनाप टैगोर और गद्ात्मा गांधी का जीवन-दर्शन उनके विधारों को 
प्रौदता प्रदान करने वाले तत्व हैं। वे जिस विपय पर भी विचार करते हैं, उस पर अत्यन्त 


» .. ]. सं० शिवप्रसाद सिंह, शान्ति निकेतन से शिवालिक तक, पृ० 344 
2. हजारी प्रसाद दिवेदी प्रस्यावली-9, पृ० 432 


द्विवेदी जी के निबन्धों में लालित्य-योजना / 83 


सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं। वे प्रत्यय विचारक भी हैं। उनके निवन्धों को यह 
विशेषता है कि “वह मनुष्य के हर अनुभव को छेडता है, उसकी हर सांस्कृतिक उपलब्धि 
के मर्म को गुदगुदाता है भर प्रकृति के हर विवर्तेत को कुरेदता है, और मनुष्य उसकी 
परम्परा और देशकाल को जोड़ने का जुगाड़ करता रहता है। द्विवेदी के निवन्धों का 
संयोजन तंत्र इसी व्यक्तित्व का ही सहज परिणाम है, इसीलिए वह सायास ढला नही 
ज्गता, इसो के सहारे साधारण-सा विम्ब जाने कितनी वस्तुओं को, कितनी विचार- 
घाराओ को जोड़ने का माध्यम बन जाता है ॥/! 

आचार्य द्विवेदी के साहित्यिक और सांस्कृतिक निबन्ध इसी कोटि के है। 
साहित्यिक निवन्ध भी दो प्रकार के हैं--(3) साहित्य की मान्यताओ सम्बन्धी, तथा (2) 
साहित्य-समीक्षा सम्बन्धी | उनके साहित्य सम्बन्धी निबन्ध हैं--'मनुष्य की सर्वोत्तम 
कृति; साहित्य, 'मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है', 'साहित्य की साधना", 'साहित्य का 
प्रयोजन : लोक-कत्याण', साहित्य का नया कदम, साहित्य के नये मूल्य', आधुनिक 
साहित्य : नयी मान्यताएं', साहित्य मे मौलिकता का प्रश्न', साहित्य में व्यक्ति और 
स्मष्टि', 'साहित्य की सम्प्रेपणीयता ', 'साहित्यकारों का दायित्व', साहित्य का इतिहास', 
“आलीचना का स्वतश्र मान, काव्य कला', महिलाओ की लिखी कहानियां”, चार 
हिल्‍्दी कवि', 'कपाकार रेणु का विलक्षण वेशिप्ट्य' आदि! इसी प्रकार सास्कृतिक 
निवन्ध है--'सभ्यता और संस्कृति', 'भारतीय संस्कृति की देन', 'भारतीय संस्कृति का 
स्वृरूप', 'सत्कूनि और साहित्य” आदि ! 

आयार्य द्विवेदी मनुष्य को ही साहित्य का केन्द्र-बिन्दु मानते हैं और साहित्य को 
दे मानव की सर्वोत्तम कृति की संज्ञा प्रदान करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं--- 

“वास्तव में हमारे अध्ययन की सामग्री प्रत्यक्ष मनुष्य है। आपने इतिहास में 
इमी मनुष्य की धारावाहिक जययात्रा की कहानी पढ़ी है, साहित्य में इसी के आवेगों, 
पद्ेयों और उल्लासों का स्पन्दन देखा है, राजनीति में इसकी लुका-छिपी के खेल का 
दर्शन ढ़िया है, अथंशास्‍्त्र भे इसको रीढ की शवित का अध्ययन किया है । यह मनुष्य हीः 
वास्तविक लट्ष्य है।”/£ 

.. आय द्विवेदी अब “साहित्य को केवल कल्पना-विलास की सामग्री” मानने के 
दम नहीं हैं । यही कारण है कि वे साहित्य के प्रयोजन मे लोक-कल्याण को अरतिष्ठित 
करते हैं। मनुध्यता के अतिरिकत कोई दूसरा प्रथोजन उन्हें स्वीकार नही है। 'आधुनिक 
साहित्य : नयी मान्यताएं” शीर्षक निवन्ध में वे मानव-समानता को भावी कदम मानते 

“अपनी मानवीय संस्कृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर 
पढ़ी होगी। इतिहास के अनुभव इसी की मिद्धि के साधन बनकर कल्याणकर और 
जीवनप्रद हो। सकने हैं। इस प्रकार हमारी चित्तगत उन्मुक्तता पर एक नया अंकुश और 
4. स० शिवप्रसाद मिंह, शाति निकेतन से शिवालिक, पृ० 346 
2. हजारी प्रसाद दिवेदी प्रन्थावली-]0, पृ० 34 


84 ( द्वगारी प्रसाद द्िवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


बैठ रहा है---व्यक्ति-माभव के स्थान पर समप्टि-मानव का प्राधान्य। परन्तु साथ ही 
उसने मनुष्य को अधिक व्यापक आदर्श और अधिक प्रभावोत्पादके उत्साह दिया है । जब- 
जब ऐसे बड़े आंदर्श के साथ मनुष्य का योग होता है तब-तव साहित्य मय्रे काव्य रूपों की 
उद्भावना करता है, नये बाह्य आकारों को प्रकट करता है और जन-जींवन में नवीन 
आशा और विश्वास का संचार करता है ॥77 

भारतीय संस्कृति समन्‍्वयात्मक रही है ! विदेशी आक्रमणकारियों से उसने बहुत 
कुछ ब्रहप किया और प्रस्णय का बहुत कुछ छोड़ा । आक्षाये द्विवेदी संस्कृति और 
साहित्य' के आरंभ में विचारात्मक-शैली में अपनी बात प्रस्तुत करते है 

“बंदिक युग से लेकर ईसा की उन्‍नीसवी शताब्दी तक निरन्तर समन्वय की चेष्टा 
ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है । कर्म-प्रधांन वैदिक घ॒र्मं के साथ जब वेराग्य प्रधान 
अध्यात्मवादी क्षार्यतरो का संधर्ष हुआ, तो इस सरकृति ने बड़ी शी प्षता के साथ मौनव- 
जीवन को घार आयामों में बांटकर समन्वय कर लिया ।7? 

क्षाचायं डिवेदी ने अपने विचारात्मक नियन्धों में विभिन्न कथाओं, जनशुतियों 
ओर सोक-मान्यताओ का भ्रयौग करके लालित्य बनाये रखा है। डॉ० मु० ब० शहदाके 
अनुसार “आचाये द्विवेदी के व्य्वितत्व की सहजता एव उन्मुक्तता उनको वैचारिक शैज्ली 
में भी उत्तर आयी । अतः भाषा का एवं विचारों का सम्पूर्ण कसाव तथा गठन वहाँ 
अपेक्षाकृत केभ मिलता है। विशुद्ध वैचारिक विपय स्थापना! में भी लालित्य उतका साथ 
नही छोडता ॥/”5 

विवरधात्मक शैली : आचाय हंजारी प्रताद द्विवेदी ने विवरणात्मक निवन्धों की 
रचना बहुत कम की है। कोरे विवरण उसके व्यक्तित्व के अनुरूप नही हैं। 'केठु दर्शन” में 
पुच्छत तारे का यर्णन॑ उन्होंने इस शैली के अन्वर्यत प्रस्तुत किया है-- 

“यहू हस्त नक्षत्र उदित हुआ। पांचों भेगुलियों साफ़ दिश्व रही हैं। इसके पास 
ही कुद्दासे-सा दिखायी दिया । घूमकेतु की यह पूछ थी। हिन्दी में इसे पुड्ठल् तारा कहा 
जाता है, इसीलिए मैं भी इस झाइनुमा पतांका को पूंछ कह रहा हूँ। असल में यह पूंछ 
नही है। प्राचीन आचार्यों ने 'पुच्छल तारा! को केतु (पताका), घूमकैतु (धुएं की पताका) 
और 'शियी' (चोटी वाला) कहा है ।/* 

चर्भनात्मक शैली : आचाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुद्ध वर्णवात्मक मिबन्ध कम 
ही लिखे हैं । उनके भांवात्मक और दैय॑व्रितक विबस्धों में विभिन्‍न भ्रकार के वर्णन हैं। 
यही कारण है कि 'शिरीप के फूल, "आम फिर बौरा गये', ब्रह्माण्ड का विस्तार', बसंत 
भा गया', देवदाद', अशोक के फूल' भादि निवन्धों को वर्णनात्मक निबन्धों की संज्ञा दे 
दी जाती है। अशोक के फूल' का आरम्भ ही वर्णनात्मक शैल्री मे किया गया है-- 





, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-40, पृ० 8[ 

2. उपरिवतू, भाग 9, पुृ० 27 

3. द्विन्‍्दी निवन्धों का शैत्चीगत अध्ययन, पू० 42 
4. हजारी श्रत्ताद द्विवेदी प्रन्यावली-9, पृ० 23 


हिवेदी जी के निबन्धो सें लालित्य-योजना / 85 


अशोक मे फिर फूल भा गये हैं। इन छोटे-छोटे, लाल-लाल पुष्पो के भनोहर 
स्तबको मे कैसा मोहन भाव है। बहुत सोच-समझकर कन्दर्प देवता मे लाखो मनोहर पृष्पो 
को छोड़कर पति पांच को ही अपने तुणी र मे स्थान देने योग्य समझा था ।/? 

'शिरीप के फूल' का आरम्भ भी इसी प्रकार का है। द्विवेदी जी शिरीप फे पुष्पो 
का वर्णन करते हुए कहते है कि ग्रीप्म मे शिरीप ऊपर से लेकर नीचे तक पुष्पो से लद 
गया है । इसके पश्चात्‌ वे इस छायादार वृक्ष का वर्णन करते है--- 

'शिरीप के वृक्ष बडे और छायादार होते हैँ । पुराने भारत का रईस ? जिन 
मंगलजनक वृक्षो को अपनी वृक्ष-बाटिका की चहारदीवारी के पास लगाया करता था, 
उनसे एक शिरीप भी (बृहत्सहिता, 55/3) । अशोक, अरिप्ट, पुन्नाग और शिरीप के 
छायादार और धनमसृण हरीतिमा से परिवेष्टित वृक्ष-बाटिका जरूर बडी मनोहर दिखती 
होगी ।!१ 

वस्तुत: वर्णनात्मक शैली मे वैयक्तिक निबन्ध लिखे जाने के कारण विभिन्‍न 
शैलियो का मिश्रण हो गया है। वर्णनात्मक और भावात्मक शैलियों के समन्वय से उनके 
निवन्धों मे जो लालित्य आया है, वह अनुपम है । 

हास्य-व्यंग्पात्मक शेली : आचायें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यद्यपि ह॒स्य-व्यग्यात्मक 
शैली मे 'आपने भेरी रचना पढी” शीपषंक निबन्ध लिखा है किन्तु वे जहा भी अवसर 
पाते हैं, हास्य-ब्यग्य का सहारा लेने से नहीं चूकते। 'देवदार' मे वे एक पडित जी की 

कथा के द्वारा हवास्य-व्यंग्य की उत्पत्ति करते है--- 

“हमारे गांव मे एक पंडित जी थे । अपने को महाविद्वान मानते थे। विद्या उनके 
मूंहूे से फताफच निकला करती थी। शास्त्रार्थ में वे बड़े-बड़े दिग्गजों को हरा देते थे । 
विद्या के जोर से नहीं, फचफचाहट के आधात से। प्रतिपक्षी मुह पोछता हुआ भागता 
धा। अगर कुछ बैठे का हुआ तो देहिक-बल से जय-पराजय का निश्चय होता था ।/३ 
निष्कर्षे 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानव की उद्दाम जिजीविपा, मानव समानता, 
मानव के विकासगामी होने के उद्देश्य को लेकर चलते पाले निवन्धकार हैं। उनके 
साहित्य सिद्धान्त का केन्द्र-बिन्दु मानव के और इसलिए साहित्य संस्कृति तथा सभी 
प्रकार के निवन्धों का चरम उद्देश्य मानव कल्याण की भित्ति पर आधारित है। उनका 
मानव-कल्याण ही लोक-कल्याण है। यह लोक वह लोक है जहां केवल शुद्ध मानव निशोष 
रह जाता है, वह न बिन्दु होता है म मुसलमान द्ोता है, म ईसाई होता है। इन सबसे 
परे वहू केवल मानव होता है और यह मानव ही उनके लालित्य साहित्य का केसद्रीय 
बिन्दु है। इसी को प्रतिष्ठित कर वे कलाओं की प्रतिस्थापना के स्वीकृति भ्रदान करते हैं। 


. ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-9, पृ० 49 
2. उपरियत्‌, पृ० 26 
3. उपरिवत्‌, पु० 38539 


86 / हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य में लालित्य-योजना 


केन्द्रीय बिन्दु के मिद जाते पर परिधि स्वयं नष्ट हो जाती है इसलिए मानव को कैन्द्रीय 
बिन्दु न मानने पर साहित्य और कलाओ की परिधि का अस्तित्व ही मिट जाता है। यह 
विन्तन सहज मानव का ही हो सकता है और निश्चित रूप से हंजारी प्रसाद द्विवेदी का 
व्यक्तित्व एक सहज मानव का था। वे सच्चे साधक, सच्चे रघना-फर्मी ओर सच्चे सहृदय 
थे। यही कारण है कि उनके निबन्‍्ध एक ओर वैयतितक हैं तो दूसरी और विचारप्रधान। 
वर्णनात्मक निवम्धों में भावात्मक-छली वा इतना सुन्दर समन्वय अन्यप्न दुलंभ है। 
उनके विवन्ध तो ललित हैं हो उनके व्यक्तित्व में भी लासित्य तत्व का पूर्ण समावेश है। 
थे सभी कलाओो के सच्चे सहृदय हैं । 


तृतीय अध्याय 
द्विवेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-विधान 
उपन्यासों में प्रयुक्त नारी-सोन्दर्य ओर लालित्य-विधान 


आचाय हजायी प्रसाद हविदी पर सस्कृत साहित्य का अत्यधिक प्रभाव था, इसलिए 
वे जब भी तारी-सौन्दय का वर्णन करते हैं, वह प्रभाव स्पष्ट रूप में ध्वनित होता है । 
अपने प्रथम उपन्यास में तो उन्होंने इस प्रकार के सोन्दर्ग-बर्णन करते समय नीचे पाद- 
टिप्पणी भी दे दी जिससे वह्‌ वर्णन प्रामाणिक प्रतीत हो । सर्प्रथम वे निउनिया का 
सौन्दयं-वर्णन इसी पद्धति से करते हैं-- 

“उसका बायां हाय कटिदेश पर न्यस्त था, ककण कलाई पर सरक आया था, 
दाहिना हाथ शिधिल श्यामा लता के समान झूल पड़ा था, उसकी कमनीय देह-लता 
नृत्य-मग से जरा झुक गमी थी, मुखमण्डल श्रम-विन्दुओं से परिपूर्ण था। मुझे 
'मालविकासिमिशत्र' की मालविका याद आ गयी। मैंने हसते हुए कालिदास का वह 
श्लोक पढ़ दिया । निपुणिका संस्कृत नहीं जानती थी, उसने क्या जाने क्या समझा। 
उसके अधरो पर जरा-सी स्मित-रेखा प्रकट हो आयी और कुछ देर के लिए उसकी आंखें 
शुक गयीं। उसी समय उसके शिधिल कवरीबन्ध से एक मल्लिका-पुष्प गिर गया और 
इस अपराध का दण्ड उसे तुरमत मिल गया। तिपुणिका अपने पादांगुष्ठो से उसे इधर- 
उधर रगहने सगी ॥/7 है 

कालिदास के श्लोक को ये पाद-टिप्पणी मे प्रस्तुत कर देते हैं। वह एलोक इस 
प्रकार है-- 
“वाम॑ सपिस्तिमितवलय॑ म्यस्तहूस्त्र नितम्वे 
हत्या श्यामा-विदपि-सदुर्शयुस्तमुक्तं द्वितीय । 
पादागुष्ठालुलित मुसुमे कुट्टिमे परातियाह्षं 
मृत्यादस्पा: श्थितमतित रॉ कान्तमुज्वायताक्षम्‌ ॥77 
आधाये हजारी प्रगाद द्विवेदी मारो-देह को देव-मंदिर के समान पद्चित मानते हैं 
ओर बाणभट्ट भी उसे पवित्र हो मानते हैं। भट्टितो के सौर्दयं-वर्णन से उसी पवित्रता 
है दर्शन होते हैं । माधभट्ट उस सोस्दययु को देखकर द्वी आरंभ में सोचता है कि वह सौन्दर्य 





]. हजारी प्रभाद दिवेदी ग्रन्यायसी-, पु० 30 


88 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-यीजना 


पापी व्यक्ति के मन में भी भक्ति का संचार कर सकते में समय है। उसके पश्चात्‌ शर्य, 
मुक्ता, मृणाल, चन्द्र किरण, सुधाचूर्ण, रजत-रज, कुटज, बुन्द भौर सिन्धुवार के सयीजन 
को उपमसान रूप से अर्ठुत करता है-- 

उसको देखकर अत्यन्त पतित ब्यक्षित के हृदय मे भो भक्ति उत्पन्न हुए बिना 
नही रह सकती । उसके सारे शरीर से स्वच्छ कान्ति प्रवाहित हो रही थी। अत्यन्त 
घवल प्रभापुज से उसका शरीर एक प्रकार ढका हुआ-सा ही जान पड़ता था, मानों वह 
स्फटिकयूह में आबद्ध हो, या दुग्ध-सलिल मे तिमस्न हो, या विमल चीनाशुक से समादूत 
हो या दरृण मे प्रतिबिम्वित हो, मा शरद्कालीन मेघपुंज में अन्तरित चर्द्रकला हो। 
उसकी धवल-कान्ति दर्शक के नयन-मार्य से हृदय मे प्रविष्ट होकर समस्त कलुप को 
ध्वल्ित कर देती थी, मानो स्वमेन्दाकिनी की घवलधारा समस्त कलुप-फालिमा का 
क्षालन कर रही हो । मेरे मत से वार-वार यह प्रश्त उठता रहा कि इतनी पविश्र रूप- 
राशि किस प्रकार इस कलुप धरित्री मे सभव हुई । निश्चय ही मह धर्म के हृदय से 
निकली हुई है। मानो विधाता ने शंख से खोदकर, मुक्‍्ता से खींचकर, मृणाल से सवार 
कर, चन्द्रकिरणों के कूचंक रे प्रक्षालित कर, सुध[चूर्ण से धोकर, रजत-रज से पोष्ठकर, 
कुटज, कुर्द भौर सिन्धूवार पृष्पो की धवल कान्ति से सजाकर ही उसका निर्माण किया 
या। 

आचाय॑ द्विवेदी ने उक्त वर्णन 'कादम्बरी' की महाशवेता के सौन्दय-चित्रण के 
अनुरूप किया है और इस वर्णन पर पाद-टिप्पणी देकर स्वय स्वीकार भी कर लिया है। 
द्विवेदी जो ने भट्टिनी के सीन्दय- चित्रण से 'नियेधरूए तत्व” नारी का ही वर्णन किया 
है। वे नारी-सौन्दर्य को सम्मान का पात्र प्रतिष्ठित करते हैं। वह भोगरूपा नहीं है, वह 
पवित्र है। शोभा, कान्ति, लावण्य और माधुये के सम्माव की आवश्यकता का वे प्रतिपादव 
करते हैं तथा विश्नम, विच्छति, हेला, विल्लोल आदि हावों के महृत्व को अनुचित 
ढहयते हैं ।/ इस प्रकार तारी-सौ न्दये के श्रति उनका दृष्टिकोध रीतिकराल क्रे विपरीत 
ठद्रता है । 
अगार-रस के कवियो ने सद्य/:स्नावा मायिका के अनुपम चित्र उपस्थित किये हैं 
किन्तु वे सभी उद्दीपन के निमित्त किये यये हैं। आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नारी के 
लावण्य और माधु्य की अभिव्यक्ति के लिए ही भट्टिवी के सद्य.स्ताता रूप का वर्धन 
किया है। नाव पर भट्टिनी स्नान करने के पश्चात्‌ बाणभट्ट के समक्ष भाई है-- 

“द्रत्यग्न स्‍्तात मे उसकी कुंकुम-गोर कान्ति को निखार दिया था। उतका 
रुचिर अंगुकान्त (आचल) मरद-मन्द वायु के आश्लेप से घचल हो रहा था। वे काठ की 
नौका मे से सय+समुपजात चल-मिसलयवती मधुमालतीलता के समान फुल्ल कमनोय 
दिख रही थी । उनकी घुसी हुई कवरी के छितराये हुए सुवर्धाभ केश, कुसुम्भ की आमा 
से ऐसे मनोहर दिखायी दे रहे थे कि उन्हें देखकर सौवर्ण-शिरीप के सुकुमार तन्तुओं के 


[. हुजारी प्रसाद दिवेदी ग्रस्यावती-, पृ० 42 
2. उपखित्‌, पू० (45 


ड्िवेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-योजना / 89 


पराग्-पिजर जाल का ध्यान हो आता धा।? 
बाणभट्ट भट्टिनी से जब यह कहता है कि यदि वह कवि होता तो ऐसे काव्य की 
रचना करता कि युग-युग तक मारी-सौन्द्य की पूजा होती तो भट्टिनी प्रसन्‍त हो उठती 
है। उप्त समय का उसका सोर्दर्य-वर्णन माधुय की सृष्टि करता है---/स्मयमान मुख की 
कपोल-पालि विकसित हो गयी । तयत-कोरकों मे वकिम आनन्‍द-रेखा विद्युत की भांति 
सेल गयी । ललाट-पट़ की वलियां विलीन हो गयी और वह अष्टमी के चस्ध्ममा के समान 
मतोहर हो गया। उनके अशोक-फ़िसलय के समान आाताम्र मधरोपष्ठ चंचल हो उठे ।/* 
आचाये हजारी प्रसाद ह्िवेदी गणिका के सौन्दर्य का चित्रण भी मादक रूप मे 
नहीं करते हैं। उसमे भी एक सौम्यता बनाये रखते हैं। मगर की प्रधान गणिका मदनश्री 
वाणभट्ट से मिलने गयी थी, उसकी स्मृति आने पर भट्ट जो वर्णन करता है, वह इसी 
प्रकार का है--“उपमे कुलकन्या का-सा शील और कवि की-सी प्रतिभा थी । उसने 
अधवतक भी धारण किया था, यह मुझ्ते खूब याद है, क्योकि जब उसने कुट्टिम-भूमि पर 
पर रा, तो मैंने आश्चर्य के साय देखा कि उस पर प्रवालमणि की रसधारा-सी बहू 
गयी, ऐसा जान पडा, मानो लाल-लाल लावण्य-लोत से सारा कुट्टिम प्लाबित हो गया 
है। उसके चीनाशुक के किनारो पर एक हल्की लाली की लहर-सी डोल रही थी । 
नूपुरों की कवणन-धवति ने उस तरंगायित अलक्ताभा को शोभामय बना दिया था। मैंने 
रलावली माला को शायद लक्ष्य ही नही किया, पर उसके अशुकान्त (आंचल) से बाहर 
बिकने हुए बाहु-युगल को देखकर मृणाल-माल का भ्रम हुआ था । उसकी पतली, छरहरी 
उंगलियों की नख-प्रभा से वे वलयित जान पड़ते ये । मदनथ्री नगर की प्रधान गणिका 
होने के योग्य ही थी। उसके प्रवास के समान लाल अधर-ग्रुगत अनुराग-सागर को 
तरगो के समान मोहन दिखायी दे रहे थे । उसके गण्डस्पल की रक्‍्तावदात कान्ति देखकर 
मदिरा-रस से पूर्ण माणिक्य-शुक्ति के सम्पुट की घाद आ जाती थी। उसकी बड़ी-बड़ी काली 
आधे शतदल-विबद्ध भ्रमर की भांति मनोहर थी । प्र--लताएं मदमत्त यौवन-गज राज 
हो मदराजि की भाति तरगायित होती दिख रही थों और ललाट-पट्ट पर मनःशिला 
पा लाल बिन्दु अनुराग-प्रदीष की भाति जल रहा था। उसने लोप्ररेणु से अंसस्थलों का 
उफ्कार अवश्य किया होगा, वयोकि माणिक्य कुण्डलों मे उटके उड़े हुए चूर्ण लगे हुए थे 
और ऐसा जान पड़ता था कि कर्णत्यल से छरित मधुधार में पश्न-कैजल्क-चुर्ण बहे जा 
है।। सन्नाटमणि की लाल किरणों से घूले हुए उसके मेचक केशपाण संघध्याकालीन 
मेष/डार की भांति दर्शक को बरबस आकृष्ट कर रहे थे और ऐसा जान पढ़ता था कि 
पी मदधारा लोचन-जगत्‌ को विद्धलत कर रही है। उसकी हंसी मे धालिका की- 
गति प्रकेट हुई थी और क्षण-पर के लिए मेरा उद्विग्न चित्त भी उस शोभा की 
दारिषो पदुमराग-पुत्तलिका को देखकर विश्वाम पाने लगा था ।”* 
राणा 


. हजारी प्रमाद दिवेदी ग्रन्धावली-, प० 90 
2. उपर्ित्‌, पृ० ॥06 पर 


है, उपखित्‌, पृ० 82 


90 / हजारी प्रसाद िवेदी के साहित्य में लालित्य-यीजना 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब नारी-सौन्दय के चित्र भ्रस्तुत करने लतते हैं 
तो पुराने नघ-शिख-पद्धति के अनुरूप सी प्रमुद् अंगों के उपभान खोज लाते हैं और 
प्रतीत ह्वीता है कि फिर भी उनका मन भरा नही है। भतुलित सौन्दर्य की धनों नारी 
भी द्विवेदी जी के नायक को मदमच नही करती, अपितु उसको मनोहर छटा उप्तके मन 
को विश्राम प्रदान करती है। द्विवेदी जी के सोन्दर्य-वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यही 


है) 

माचाय॑ दिवेदी ने नारी-सोन्दय के विभिन्न रूपो का चित्रण किया है । भदिटनी 
गया में कूदकर अचैत हो जाती है। भट्‌ठ अपनी पीठ पर लादकर किनारे लगाता है। 
उस प्रमय चैतन्य होती भट्टिनो का चित्रण करते हुए वे कहते हैं कि-- 

“रक्तोत्पल के समान नयन-पक्ष्म में थोडी हलचल हुईं और आँखें खुल गयीं । वे 
निदाघ लपित जपा-पुष्प के समान लाल द्वोकर भी म्लान थी, झंझा-विलोड़ित कांचनार 
के समान प्रफुल्ल होने पर भी बलान्‍्त थी, घूलि-पटलित अशोक-कुंसुम के समान मनोहर 
द्वोकर भी घूसर थी |“? 

इसी प्रकार मद्दामाया को यह बात सुनकर कि भट्ट की विपत्ति तो अभी दूर 
नही हुईं, शवित भट्टनी का दृश्य बिम्ब अस्ठुत किया गया है, ''धन-कृष्ण के शपाश मुख- 
मण्डल पर विस्॒स्त हो गये थे, बडी-बढ़ी फूली आंधें शुकी हुई थी, प्रवाल-ताम्र अधर- 
मुगल दृढ़ भाव से सम्पुदित थे, आपाण्डुर कपोलमण्डल पर रोमशशि उद्भिन्‍्न ही आयी 
थी, आाताम्र चिबुक रह-रहकर हिल उठते थे, वाम बाहु श्याम-लता की भावि झूल रहा 
था और दाहिना हाथ कपोत-कर्वु र अंशुकान्त (आंचल) में छिपा हुआ था १ 

आधचाये हिवेदी जी ने सुधरिता द्वारा अपनी कहानी सुनाते समय मन में उत्पन्न 
आकर्षण की बात पर लज्जित नारी के सौन्दयं का बड़ा ही मोहक वर्णत किया है, “परतु 
इस बार जो लालिमा उसके मनोहर मुख पर अनायास ही सेल गयी, उसे यह श्वेत 
आवरण भी मही छिपा सका। जाह्नवी की घारा में प्रतिफलित रक्‍तोत्पल की भातिं 
जल-घादर के भीतर से परिदृश्यमान दीपशिखा की भाति, शरत्कालीन मेघो में अन्तरित 
बाल-सुर्ये की प्रभा के ममात वह लालिमा अधिकतर रमणीय होकर प्रकट हुई ।/*२ 

“चार चन्द्लेख' के प्रथम परिच्छेद मे ही सातवाहन मृग को पकड़ने के अभियान 
के समय जिस नारी-छप की देखता है, वह मनोहर, हृदयहारी है। आचाय॑ द्विवेदी ने यह 
वर्णन प्राचीन कवियों की परिपाटी पर हो किया है, उसमे विशेष नवीमता नही है-- 

/'कस्तूरी के समान काले केश, अंगुलियो के प्रथत्त के अभाव में कुछ अस्त-व्यस्त- 
से एक-दूसरे से उलझे हुए ये कौर उन पर सफेद जयली कूल आ गये थे । इन फूलो को 
झाड़कर हटा देने का प्रयास नहीं था । ऐसा जावे पड़ता था कि दूध का कोई कटोरा रखा 
हुआ है, जिसे पीने के लिए सेकड़ों विषधर नाग परस्पर एक-दूसरे को दबाकर आगे बढ 


4. हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रन्धावली-!, पृ० 423 
2. उपरिवत्‌, पृ० ]26 
3« उपरिवत्‌, पृ० 85 


हदिवेदी जी के उपन्यासो मे लालित्य-्योजना / 9 


जाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इन केशों मे एक विचित्र प्रकार की लहरदार गति थी, 
जो विपधर भुजंगों की जहरीली लहर के समान दिखायी दे रही थी | एक क्षण के लिए 
मन में आया कि मेरा मन वया इसी दिप के अभाव से लहरा उठा है? उन केशों के 
भीतर से सफेद मांग की लकी र साफ-साफ दिखायी दे रही थी। ऐसा लगता था कि किसी 
ने अंधेरी रात में राजमार्ग पर दीया जलाकर उसे उद्भासित कर रखा है। अभी भी उसे 
पिन्दूर का स्पर्श प्राप्त नही हुआ था। काले केशों के भीतर वह कुछ इस प्रकार जगमगा 
रहा था, मानो कप्तौटी पर कंचन की रेखा हो । घने काले मेघो के बीच विजली की 
तरह प्रकाशित होकर यह मार्ग -दर्शक को कुछ नया देखने का अवसर देता था| क्या इस 
बारहबानी सोने के लिए किसी सुहाग की अपेक्षा है ?"? 

इम वर्णन को पढ़कर अनायास ही मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावती के 
नख-शिख वर्णन की स्मृति हो आती है। यह पूर्णतः जायसी से प्रभावित होकर लिखा 
गया है।* 

विद्याधर भद्‌ट द्वारा सूहवदेवी या सोहाग देवी का रूप-वर्णन पद्मिती जाति की 
नारी का है। प्राचीन भारतीय कवियों ने बत्तीस लक्षणोंसे युक्त पद्चिनी जातिकी 
नारियो का सौन्दर्य -वर्णन किया है । रानी चन्द्रलेखा बत्तीस गुणों से युवत पश्चिनी नारी 
है। विद्याधर भट्ट सृहवदेवी का वर्णन करते हुए कहता है-- 

“उसकी शोभा वर्णनातीत थी । यद्यपि वह साधारण वस्त्रो को धारण किये थी, 
परन्तु उसके अग-अग से प्रभा निकलकर उसे एक अपूर्व प्रभामण्डल से आच्छादित किये 
हुए थी। उसके शरीर से पद्म की भीनी-भीनी सुगन्धि आ रही थी। कान तक फैले हुए 
उसके नेत्र पद्म-पलाश की भाति मनोहर दिखायी दे रहे थे। उसके कपोल यद्यपि दरिद्रता 
व रण अधिक उभरे हुए नहीं थे, तथापि वे बड़े हो मनोहर और सुडौल जान पड़ते 

।" 

नागनाथ तो रानी चद्दलेखा के साक्षात्‌ त्रिपुरसुन्दरी ही मानता हैं और उनके 

दर्शन को अपनी साधना का फल कहता है-- 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-, पृू० 27-72 
2. “बरनो मांग सीस उपराही । सेंदुर अवहि चढा जेहि नाही ॥ 
बिनु सेंदुर आज जानहु दीआ। उजियर पथ रैनिमहं कीआ ॥। 
बांचन रेख कसौटी कसी । जनु घत मह दामिनि परगसी ॥॥ 
सूरज किरन जनु गगन बिसेखी | जमुना माह सुरसती देखी ।॥ 
खांडे घार रूहिर जनु भरा । करवत लेइ बेनी पर घरा।॥॥ 
तैहि पर पूरि घरे जो मोती ! जमुना मांझ यंग के सोती ॥॥ 
करवत तपा लेहि होइ चूरू । मकु सो इहिर लेइ देइ सेंदुरू ॥ 
कनक दुवादस बर्गन होइ चहं सोहाग वह मांग ॥ 
सेवा कर्राह नखत सब उबे गगन जस गाग ॥--पद्मावत्‌, 
3। हुजारी प्रसाद दिवेदी ग्रन्थावली- "१० 29 


92 / हारी प्रद्माद द्विवेदी के साहित्य में लातित्य-योजना 


“शास्त्र में जिस अ्रिजगन्मनोज्मा भिपुर सुन्दरी का ध्याव पढ़ा था, वे आज किस 
प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं। अन्त:करण को अपनी सम्मोहनकारिणी दृष्टि से गसाती 
हुई, कारुण्य धारा से सेचन करती हुई, सुधा-लेप से स्तिग्ध बनाती हुई मधुर मनोहरा 
मूँति । धन्य हू देवि आज मैं कतार हू, आज मेरा जन्म हार्थक है ।/! 

विद्याधर रानी चन्द्रतेया के जन्म से संबंधित कहानी सुनाते समय महाप्तापी 
परमदिदेव की हृदय-नन्दिनी राजकुमारी चस्द्रप्रमा का सौन्दर्य वर्णन करता है, 'क्षणभर 
में हमारे सामने एक परम सुन्दरी किशोरी शिविका से बाहर निकली, जैसे उदयमिरि 
तटान्त से जलय-पटल को भेदकर चन्द्र-मण्डच उदित हुआ हवो। उनका सारा शरीर 
महतो से आपाद-मस्तक ढका हुआ था । जैसे हल्के महीत जल्द-जाब के भीतर से चद्रमा 
की प्रभा निकतती रहती है और अम्धकार को दूर करती है, उसी प्रकार उस किशोरी 
के चारों ओर वस्त्री के आवरण को भेदकर भी प्रभा-मण्डल फैल गया था ।'”7 विद्याधर 
से अपने जन्म की कथा सुनकर रानी चन्धलेखा को जो स्थिति हो जाती है, उससे 
उनका सौन्दर्य और भी मनोहर हो उत्ता है। द्विवेदी जो ते बड़ा ही रमणीय वर्णन 
किया है-- 

/“रह-रहकर उनकी अंग्यध्टि से और कपोल-परालि से रोमाच की उध्वगामिनी 
लह्टरें ललाट से भी ऊपर जाकर उनके घन-कुचित मसुण केशों को स्पन्दित कर देती 
थी। परन्तु कोई और बाहरी चेप्टा उनमें नहीं दिखायी पड रही थी। रोसाच की 
लहरें बता रही थी कि वे विधिश्र आवेग-तरंगों मे स्वान कर रही है । वे आविष्ट-सी, 
समाधित्य-सी मत्तलींन-सी, विवात-विप्कम्प दी पशिया-सी दिखायी दे रही थी ।/* 

मेना उर्फ़ मैनसिह की माता का सौन्‍्दयं-वर्षन करते समय उन्हे साक्षात्‌ भक्ति- 
स्वरूपा और भगवदू-अनुकम्पा के विग्रह रूप में ही प्स्तुत किया गया है कर्योकि वे उस 
समय पूजा करके ही उठो है ।* नाटी माता का वर्णन अगले परिच्छेद मे भी किया जाता 
है। महाराज चन्द्रकिरणो के प्रकाश मे उन्हें ध्यान से देखते हैं-- 

“उनकी अवस्था पचास के भासपास रही होगी, परन्तु मुखमण्डल विकच परुण्ड- 
रीक के समान शागक आपभा से जगमगा रहा था, कही भी कोई शिकन नहीं थी । युवा- 
वस्या मे वे निस्‍्सदेह सुन्दरियों की किरीटमणि के समान सम्मान्य रही होंगी । शुभ कीरेय 
वस्त्र से आच्छादित होने पर भी उनके शरीर की आभा झलक रही थी, मानो जल-चादर 
के भीतर से दीपशिषा जगमगा रही ही, मानो शरत्कालीन तिरम्बु मेध के आवरण के 
अच्तराल से चन्द्रमा की स्तिग्ध मतोरम छटा छिटक रही हो, जैसे कनकसूत्र के जाल से 
चच्धमल्लिका की आभा बियर रही हो ! उनका सारा शरीर छतदो से बता जान पड़ता 

था| मानो अनुप्रासों से कसकर, संगीत से ढालकर, यमकों से सवार कर, उपमानों से 


4. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली 4, पू० 33 
2. उपरिवत्‌, १० 323-324 

3. उपरिवत्‌, पृ० 327 

4. उपरिवत्‌, पृ० 392 


हद्विवेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-योजवा / 93 


निधारकर, तालो से वांधकर, यतियों से शासित कर इस मनोरम आकर्षक शरीर को 
स्वयं छन्दोरेवता ने बनाया हो । उनके प्रत्येक पदविक्षेप मे ताल चरण चूमते थे, प्रत्येक 
वादोत्यान में धारियां निछावर जाती थौ--जितना ही गठित उतना ही संयत ॥77 
मादी माता के सौन्‍्दये-वर्णव भे संगीत और काव्यधास्त्र के पारिभायिक शब्दो 
को उपमान रूप मे प्रस्तुत करके जो मनोहर रूप चित्रित किया गया है, उसकी कोमलता 
और मधुरता अत्यन्त पावन ही गयी है । अनुप्रास, संगीव, ममक, उपमान, चाल, यत्ति, 
छन्द को उपमान के रूप में प्रस्तुत करता सौन्दर्य की कमनीयता और कोमलता को 
प्रस्तुत करना है। नाटी माता के सौन्दयं में द्विवेदी जी का मन विशेष रूप से रमा है 
जयोकि वे नाटी माता को साक्षात्‌ भगवदु-अनुकम्पा के विग्रह रुप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं । 
जिप्त रूप को देखकर मात्र श्रद्धा-भाव जागे, वह रूप ऐसा ही होगा | पावनता मनोहरता, 
लावण्य और माघुयं और कँसा हो सकता है ? 
राजा सातवाहन नाटी माता के बुलाने पर जब रानी से मिलता है तो रानी 
बन्द्रलेखा को देखकर वह हृतप्रभ ही रह जाता है। 'हाय, प्रथम दर्शन मे जो आर्खें मेरे 
सारे अस्तित्व को झकझोर सकी थी, वे आज कंसी हो गयी हैं। सफेद शंखचरादिका के 
समान वे पज्ज्वल होकर भी राय-शूत्य थी, पाण्डुर अगस्त पुष्प के समान वे वकिस होकर 
भी चांचल्यरहित घी, अनावृत्त शुविति-पटल के समान वे चमकदार होकर भी आभाहीन 
थी। केशों में बुरी तरह लें पड़ गयी थी। ध्रूयुगल में असंयत वृद्धि हुई थी, ललाट देश 
पर काली-रेखाएं उमड़ आयी थी, कपोल-प्रान्त पर श्यामल विवर स्पष्ट हो उठे ये, अधरों 
पर शुष्क आड़ी रेखाएं निखर आयी थी, पर चेहरे पर आपात मनोहर पाण्डुर प्रभामण्डल 
भी भालोकित हो रहा था । 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वृत्य को देववाओ का चाक्षुप-यज्ञ की संज्ञा 
प्रदान को है।थे नृत्य-कला के सुधी सहृदय हैं। उन्होंने “बाण भट्ट की आत्मकथा", 
“चार-चद्धलेप' और 'पुननेवा' मे नृत्य के थित्र प्रस्तुत किये हैं। 'वाण भट्ट की आत्म- 
कथा! में ग्रामीण नारियों के नृत्य के साथ ही भट्ट की नाटक-मंडली की सदस्या निउनिया 
के नृत्य का वर्णन है तो 'चास्चद्धवेख' मे नाटी माता के नृत्य को मनोहरता चित्रित है 
(ुननंवा' में आरंभ में ही मजुला के सोन्दर्य और नृत्यकला का वर्णन साथ-साथ ही 
मिलता है। राज दरबार मे उसे नृत्य करते हुए देवरात देख रहे हैं और उस समय की 
अनुमूति का बडा ही मनोहारो वर्णन हुआ है :--- 

“उस दिन उसकी सम्पूर्ण देहलता किसी निपुण कवि द्वारा निबद्ध छन्दोधारा की 
भाति लहृ॒रा रही थी, द्रुत मन्‍्यर गति अनायास विदिध भावों को इस प्रकार अमिव्यक्त 
कर रही थी, मानो किसी कुशल चित्रकार द्वारा चित्रित कल्पवल्ली ही सजीव होकर 
पिरक उठी हो, उसकी वड़ी-बड़ी वाली आयें कटाक्ष-विक्षेप की धूर्णमात परंपराओं का 
इस प्रकार निर्माण कर रही यीं जैसे नील कमलों का चत्रवात ही चंचत हो उठा हो, 





]. हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रम्धावली-, पू० 394 
2. उपरिव्तू, पृ० 407 हू 
डी 


94 / जारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-पोजना 


शरतकालीन चद्धमा के समान उसका मुथमण्डल चारियो के वेग से इस प्रकार घूम रहा 
था कि जान पहता था, शत-शत चन्धमण्डल ही आराधिक प्रदीपों को अरात-माल में 
गुथकर जगर-मगर दीप्ति उत्पन्त कर रहे हों | उसकी नृत्य-मग्रिमा से नाना-स्थिति की 
भाव-मुद्राए अनायास निखर उठी थी । उसके कंधे के नीचे मृणाल कोमल युगल सुकुमा र- 
सप्रधित द्विपदीबण्ड के समान भाव परम्परा में बलयित हो उठते थे । वरतुतः पूर्वानिल 
के झोको से शूमती हुई शतावरी-लता के समान उसकी सम्पूर्ण देह-वल्तरी ही भावोत्लास 
की तरग से द्वी सीलायित हो उठो थी। ऐसा लगता था, वह छन्दो से ही बनी है, 
रागों से हो पल्लवित्त हुई है, तानों से सवारी गई है, ओर तातो से ही कप्ती गई 
है।? 

आचार्य द्विवेदी ने मजुला का सौन्दयं-वर्णन करने के लिए विभिन्‍न उपवाधयों 
का प्रयोग किया है। उसकी नृत्य-भंग्रिमा का चित्रण बडा मघुर और मनोह्वारी है। 
'मृणाल कोमल', 'शतावरीलता' जैसे उपमानों का प्रयोग करके उसकी कोमलता का 
वर्णन किया गया है तथा 'छन्द, राग! ओर तानों के द्वारा उसकी नृत्य-निपुष्रता को 
सकेतित किया गया है । 

गणिका मंजुला राजा के छोध से मुकित पाने के लिए आचाय॑ देवरात के आश्रम 
में जाती है। उस समय उसने गणिका के समान स्टूगार नद्दी किया, अपितु सादगी को 
अपनाया | उसकी कम्नीयतां और मधुरता को व्यक्त करने मे उन्हें पूर्ण सफलता मिली 


| “उसके पहिवावे में सिर्फ़ एक स्वच्छ साड़ी थी, आभूषण के ताम पर केवल एक 
हाथ मे सोने की चूड़ी थी और गले मे केवल एक सुत्र का द्ेमद्वार था। उसके पैरो मे 
उपानह भी नहीं थे । ऐसा जान पडता था कि शोभा ने ही वैराग्य धारण किया है, 
कात्ति ने ही ब्रतोयापन किया है, चर्द्रमा की स्निग्ध ज्योत्रता ही धरती पर उतर भाई 
है, पद्मवन की चारुता ने द्वी घूल पर चलने का सकल्प लिया है और रति ने ही पदास 
भाव ग्रहण करके धरती को घन्य किया है। निःसन्देह वह इस वेश में भी मनोहर लग 
रही थी। शैवास-जाल से अनुविद्ध हीकर भी कमल पुप्प की शोभा कमनीय होती है, 
मेघो से आवृत्त चर्द्रमण्डल की शोभा भी रमणीय जाने पड़ती है, मधुर आकृतियों के 
लिए सब-क्रुछ मण्डन द्रव्य ही बन जाता है। 5 

प्रस्तुत कथन में आचार्य द्विवेदी जी मे मजुला की शोभा, काति, कोमलता, 
शीतलता और लावष्य की अभिव्यक्षित के लिए 'वन्द्रमा की स्विग्ध ज्योत्स्ता', 'पदूमवन 
को चारूता', 'रीति' आदि उपमानो का प्रयोग किया है । 

गोपाल आयेक तीन वर्षों के पश्चात्‌ मृणाल मजरी को देखता है तो उस्ते प्रतीत 
होता है कि वह काफी बढ गयी है--“उसके अग्-अग में लावण्य की छटा छलक रही 
थी । आयंक को देखकर उसके मुरक्षाये हुए मुख पर आनन्द की आभा दमक आयी थी। 





4. पुनतेवा पृ० 42 
2, उपरिबतू, पू० 20 


जया उण5<-ऊ पस्टम्भरा पपूण 5£ 32232:5«- ५. #* 


द्विवेदी जी के उपन्यासो में लालित्यनयोजना / 95 


उसकी दु्ध-मुखग्ध मुखश्री मे इस श्रकार का उफान आया या जैसे अचानक दुग्ध भाण्ड 
को अप्रत्याशित ताप मिल गया ही ।”? वीरक चन्दा के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए 
शाविलक से कहता है कि ' लेकिन भैया, तुम मानो या न मानो, ऐसा सुन्दर रूप मैंने 
नही देखा था। लोग स्त्रियों के मुख को पूर्णिमा के चांद-जैसा कहते हैं। मगर मैंने पहली 
बार सचमुच पूर्णिमा के चांद जैसा मुख देखा ।/* 

छबीला पढित अपनी प्रिया मांदी की स्मृति करता है तो उसकी हसी उसे बेघक 
लगती है, हृदय की मथ देने वाली प्रभापूर्ण । 

“और फिर वह हंसी भी क्या थी, जैसे क्षण-भर के लिए कूहरे के घने आवरण 
को भेदकर उप! की किरणें दिख गयी हों, जैसे दादलों को परत फोड़्कर चरद्रमरीचियां 
चमक उठी हों। श्याम्ररूप उस मन्दस्मित को नहीं भूल सकता। वह उसे निरन्तर मथ 
रहा है । कव तक मथता रहेगा? हाय, विद्ुप पात्र में रखे मोती उस लाल-लाल अधरों 
में थिरक गयी मुसकान के सामने फीके हैँ, प्रवाल मणि के पुष्पाधान में हंसते हुए 
मल्लिका-कुसुम भी उसके सामने तिष्प्रभ हैं। एक क्षण में श्यामरूप ने क्या पाया, बया 
खोया ?"3 

जायंक द्वारा हलद्वीप की विजय कर लेने पर अनेक उत्सव हुए किन्तु मृणाल- 
भंजरी उन उत्तवो मे उपस्थित नही हुई । स्वयं, गोपाल आयंक उससे मिलने गया । उछ 
समय उसने अपनी प्रिया पत्नी का जो रूप देखा, वह करुणा को जाग्रत करने वाला 
चा-- 

“मुह पीला पड़ गया था। केश लटियाकर एक वेणी बन गये थे, हिरण की 
आखो से प्रतिद्वन्द्विता करने वाली आंखें भीतर घंस गयी थी । वह एक मलिन श्वेत 
साड़ी पहने हुए थी ।74 

मृणाल-मंजरी के वियोग-ताप और प्रियतम के प्रति आशका के कारण मलिन 
रूप का दित्रण अस्यत्र भी हुआ है। गोपाल आर्यक के सेनापति पद को छोड़कर भाग 
जाने के परचात्‌ सुमेर काका उससे मिलने जति हैं, उस समय का वर्णन किसी भी कवि 
द्वारा किये गये विरहिणी के वर्णन के समान है--- 

“'निशनन्देह् उसकी परिपाष्डु दुर्बल देहवल्लरी हेमन्त को दु्बंह वायु से परिम्लान 
प्रहोन सता के समान कर्ण हो गयी थी, पर आंखों मे एक प्रकार की विशिष्ट ज्योति 


ढ हे गयी थी, जैसे सानपरषित मणि हो, शरत्कालीन कमलिदी के उत्फुल्ल पदम 
शो छुल्ल पद: 





इसी प्रकार का वर्णन चर्द्रा का भी किया गया है ॥ अवायास ही घन्द्रा सुमेर 
[.पुननवा, पृ० 50 
2. उपरिवत्‌, १० 83 
3. उपरिवत्‌, पृ० 90 
4. उपरिवत्‌, पृ० ]08 
$.उपरित्‌, ९१० ]8 


96 ( हजारी प्रसाद दिवेदी के साहित्य में लालित्य-पोजना 


काका की प्रणाम करती है। सुमेर काका आशीर्वाद देकर उ्ते वहां से चते जाने को 
कहते हैं किन्तु वह मृणाल के घर को अपना ही घर वतातो है। सुमेर काका पुद्ा उसकी 
ओर देवते हैं। 

/चन्द्रा एक बहुत साधारण हल्की नीली साड़ी पहने थी । उसका सुन्दर मुख 
मुया-सूखा दिखायी दे रहा था। अधरोप्ठ काने पड गये थे। अलंकार के नाम पर एक 
सोने का कंगन हाथों में इस प्रकार झूल रहा था, मानो अब गिरा, अब गिरा । गौल, 
गोरे मुख के ऊपर केश लिया गये ये, पर सिन्दूर की मोटी रेखा सावधाती से अंकित 
दिखायी दे रही थी। चन्द्रा दी तो है। नील परिधान की छाया से उसका चन्द्रमा के 
समान मुखनीलाभ ज्योति से झिलमिला रहा था।'? 

धुनर्नवा' में भी एक वृद्धा तपस्विनी के सौन्दर्य का वर्णन किया गया है। 
शाविल्रक उज्जयिती से भागता है तो भागता ही चला जाता है और वह एक पहाड़ी के 
दूसरी ओर छोटे-से मदिर मे पहुचता है तो मन्दिर से बाहर आती वृद्धा तपस्विनी को 
यह देखता है--+ 

“इस बवृद्धावस्था में भी उनके मुखमण्डल से दीध्ति-सी झड़ रही थी | ललाढ़ 
दर्पण के समान चमक रहा था। सम्पूर्ण शरीर से शालीनता विथ्वर रही थी । क्या पावेती 
भी वृद्ध द्वोती हैं? साक्षात्‌ पार्वती ही तो है । बया शोभा ने वे राग्य धारण किया है, बया 
तपस्या भी तप करती है, बता कान्ति भी शरीर धारण करती है, दीप्ति को भी बार्द्धेवर्य 
का बाना धारण करना पड़ता है ?/३ 

महा पार्वती, शोभा, तपस्या, कान्ति और दीप्ति को उपमान बनाकर सौदर्य के 
प्रति भवित-भाव को प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार उज्जविनी में घृता भावी का 
चित्रण मातृत्व की आभा के रूप में किया गया है-- 

“केवल हाथ खुला हुआ था और मुह भी अवगुण्ठन में से लिकेल आया था। 
सारा धर एक अपूर्व दीप्ति से जगर-मगर कर रहा था। आर्यंक की समझ में आ गया कि 
भाभी के मुख और हाथ की सुतहरी आभा से ही चादी की दर्वी सोने का रग प्रा सकी 
थी। भाय॑क मुग्ध भाव से देख रहा था। अरे वातुल कवियो, तुमने प्रिया के वक्ष:स्थल 
पर सुशोभित मुक्तामाल को सुवर्णमाल समझने के काल्पनिक आनंद को ही देखा, यहाँ 
देखी, मातृत्व को आभा से दीप्त सच्ची सुवर्ण दर्वी /” यहा प्राचीन परम्परा से नारी के 
स्वथिम वर्ण के प्रतिविम्ब द्वारा चादी को सोने जेसा दिखाने का सफल प्रमास हुआ है। 

अन्तर यह है कि प्रिया के स्थान पर मातृत्व भाव का भ्रस्तुतीकरण है । 

'अनामदास का पोया' का नायक रेगव मुनि अत्यन्त भोला है। उसने जावाला 
के दर्शन से पूर्व किसी नारी को नही देखा था। अचेव जाबाला के नैत्रो को देखकर उसे 
मृग के नेत्रो का भ्रम हो जाता है। यह भ्रम बडा मोहक और मुग्धकारी है-- 





. पुमर्नेवा, पृ० 224 
2, उपरिवत््‌, पृ० 59 
3. उपरिवत्‌, पृ० 22 


द्विवेदी जी के उपन्यासों मे लालित्य-योजना / 97 


“ऐसी आखें तो मनुष्य की नही हीती। ये तो बिल्कुल मृग की भाजें हैं । 
अवश्य ही इस प्राणी ने कही से मृग की आंखें लेकर अपने चेहरे पर बैठा ली हैं। वे 
धीरे-धीरे आखो के चारो ओर उंगली फिराकर देखने लगे कि कही जोड़ के चिह्न हैं 
या नहीं ।/7 

प्रस्तुत उपन्यास में परम्परागत सौन्दर्य-वर्णन का अभाव दिखायी पडता है। 
कहीं-कही लज्जा के कारण जाबाला के मुखमण्डल पर आरवत आशभा का चित्रण हुआ है। 
रैबव उसे 'धूलीक की दिश्य किरण के समान पवित्र, उपा के समान कान्तिमती, साक्षात्‌ 
बारेवता के समान बुद्धिमती "2 कहता है। कही-कही कुछ अन्य उपमानों का प्रयोग भी 
किया गया है, यया-धूमाच्धन्त-सा' । जटिल मुनि एक वृद्धा माता के प्रभावकारी सोन्दर्य 
का वर्णव अवश्य करते हैं-- 

“उनका सारा शरीर तेज से ही वना लग रहा था। आंखों मे करुणा का अपार 
सागर लहरा रहा था। उनके वल्कल-समादूत देह के अंग-अग से प्रकाश की किरणे फूट 
रही थी।"३ 

वस्तुतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासो का केन्द्रीयबिन्दु प्रेम है, 
इसलिए उनके उपस्पासों से नाटी-सौन्दर्य के अमेक चित्र उपलब्ध हैं। आचार्य द्विवेदी 
नारी-देह को देव-मदिर मानते है तथा काम-भाव को पाप ओर प्रेम को दिव्य रूप में 
प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनके सौन्दर्य-चित्रण मे श्रद्धा उत्पन्न करने वाला प्रभाव होता 
है। उन्होने नव्व-शिख परम्परा के साथ-साथ प्रभाववादी दृष्टि से सौन्दर्य-चित्र उकेरे 
हैं। उनकी नारी गणिका होकर भी महान्‌ होती है क्‍योंकि वे यणिका को समाज-व्यवस्था 
की देन मानते हैं। यही कारण है कि गणिका के सौन्दर्य-वर्णन मे भी वे ऐसा प्रभाव 
उत्पन्त करते हैं कि पाठक के मन में काम-भाव के स्थान पर श्रद्धा का भाव ही उत्पन्‍्त 
होता है। यही कारण है कि उनका सौन्दर्य-वर्णव मनोहारी होने के साथ-साथ अन्तस्तल 
की गहराइयो का स्पर्श करने वाला होता है । उन्होंने युवती नारी के साथ-साथ वृद्ध 
नारियो का सौन्दर्य भी अंकित किया है। वे माता के सौन्दर्य मे जो आभा, दीप्ति और 
कांति के रंग भरते हैं, वे निश्चित रूप से अनुपम हैं ! 
प्रेम फे त्रिकोण 

आचार हजारी प्रसाद द्विवेदी मे अपने उपन्यासों में निगूढ और अदृष्त प्रेम की 
रेपापना की है। वे सोन्दर्य के प्रति दृष्त ओर काम-भावना के आकर्षण को पाप-भावना 
की संता देते हैं तथा सर्वस्व खुटा देने की भावता वाले प्रेम को ईश्वरीय तत्व मानते हैं । 

प्रथम प्रकार काम का है और द्वितीय प्रेम का । बाणभट्ट की आत्मकथा में आचाये हजारी 
प्रमाद द्विवेदी ने बाणभट्ट के माध्यम से काम-भस्म की कहानी द्वारा इसे स्पष्ट किया है। 





. अनामदास का पोषा, पू० 30 
2. उपरिवित्‌, पु० 25 है ०6 
3. उपरिवत्‌, पू० 469 


हि 


98 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-्योजना 


“कालिदास ने प्रेम के देवता को वै राग्य की मयनाग्नि से भस्म नही कराया है, बतिक उसे 
तपस्या के भीतर से सौन्दर्य के हाथो प्रतिष्ठित कराया है। पावती की तपस्या से सच्चे 
प्रेम के देवता आविर्भूत हुए थे। जो भस्म हुआ, वह आहार-निद्मा के समान जड़ शरीर का 
विकार्य धर्मे-मात्र था। वह दुर्वार था, परन्तु देवता नहीं था। देवता दुर्वार नही द्वोता 
देवि, विभग्य वचनीय है तुम्हारा प्रश्न ।/! इसी प्रकार 'अनामदाप्त का पोषा' में जटिल 
भुनि रैवव को काम और प्रेम का अन्तर समझाते हुए कहते हैं कि-- 

“मेरी मात्राजी ने बताया था कि किसी तस्णी की ओर आक्ृष्ट होना 'काम' है। 
परन्तु उसके लिए अपने-आपको निछावर फर देने की भावना 'प्रम' कही जाती है । माता 
जी ने कहा था कि तुम कभी काम-भावना से किसी तरणी की ओर आकृष्ट न होना, 
परन्तु यदि कभी लेरे चित्त मे प्रेम का उद्रेक हो तो उसे पाप ने समझना । काम आध्या- 
त्मिक विकास का वाधक है जबकि प्रेम उसका उन्तायक है ।/* 

आचायं दिवेदी ने 'दाणभट्ट को आत्मकथा! मे प्रेम की महत्ता को श्रतिपादित 
करते हुए कहा कि “नर-लोक से डिन्तर-लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हुदय का 
सन्धान पाना वाकी है।/* वस्तुत. साधना की सफलता और एक ही रागात्मक हृदय का 
सम्धान पाने की लालसा से ही द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में प्रेम की और प्रेम के 
त्रिकोण पी अभिव्यक्ति की है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा! का त्रिकोण बाणभट्ट, निउनिया 
और भट्टिनी का है। इस भ्रिकोण के पीछे बाह्य भावना “रत्नावली” की वासवदत्ता की है 
जो दो विरोधी दिशाओ मे जाने वाले प्रेम को एक रागात्मक सूत्र में बांधने मे सफल द्ोती 
है। निउनिया स्पष्ट शब्दों में कहती है--“भट्ट, तुम नही देखते कि वासवदत्ता ने किस 
प्रकार दो विरोधी दिशाओ गे जाने वाले प्रेम को एक मृत्र दिया है। प्रेम, एक और, अवबि- 
भाज्य है । उसे केवल ईर्प्पा और अगुया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं।/4 

भट्ट एक नाटक मडली का मृत्रधार होता है ओर विउनिया एक अभिनेत्री॥ 
निउनिया भट्ट से प्रेम करती है ओर भट्ट न केवल उसके अभिलाप भाव को जानता है 
अपितु उससे प्रेम भी करता है किन्तु प्रेम की अभिव्यक्ित नहीं करता। नितिया के मन 
में सर्वस्व धुटा देने के साथ-साथ प्राप्ति की कामना भी होती है, इसलिए एक दिन बाण- 
भट्ट को हवी को वह उपेक्षा मानकर भाग जाती है। भट्ट नाटक मडली तोड देता है। बर्षों 
के पश्चात्‌ पुनः मिलन होने पर निउनिया स्पष्ट शब्दों में कहती है-- 

” हां भट्ट, मेरे भाग आने के कारण तुम्दी हो, परन्तु दोष तुम्हारा नही है। दोष 
मेरा ही है। तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था। उस्त अभिनय की रात को मुझे एक क्षण के लिए 
ऐसा लगा था कि मेरी जीत होने वालो है, परन्तु दूसरे ही क्षण तुमने भेरी आशा को चूर 
कर दिया | निर्देय, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी-देह को देव-मन्दिर के समान 





]. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली- पृ० 85 
2. अनामदास का पोचा, पृ० [74 

3. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-], पृ० 254 
4. उपरिवत्‌, पृ० 249-250 


द्विवेदी जी के उपन्यासो में लालित्य-यौजना / 99 


पदित्र मानते हो, पर एक बार तुमने समझा होता कि यह मन्दिर हाड-मास का है, ईंढ- 
चुने का नहीं ।! 

यह मोह ही काम है जो गहित है, आध्यात्मिक विकास मे बाधक है और भटकाने 
बाला है। समय के अन्तराल से ही निउनिया काम और प्रेम का अन्तर समझ पाती है। 
बह स्वयं कहती है कि “छ: वर्षों तक इस कुटिल दुनिया मे असहाय मारी-मारी फिरी 
भर भेरा मोह भक्ति के रूप मे बदल गया है ।”* 

नियनिया भट्ट को नारी में देव-मग्दिर दिखाने के लिए सखी के वेश में स्थाण्वीश्वर 
के छोटे राजगुल मे ले जाती है! उसका उद्देश्य कीचड में से उस मन्दिर का उद्धार करने 
का है और भट्ट इस कार्य में सहयोग देने के लिए सहर्प तत्पर हो जाता है। निउनिया 
और भट्ट मिलकर भट्टिनी का उद्धार करते हैं। भट्ट और भट्टिनी दोनों ९क दूसरे को देख 
कर परस्पर प्रेप करने लगते हैं। भट्ट बाव। के समक्ष स्वीकार करता है कि भट्टिनी को 
बह पविश्नता की मूर्ति मानता है और अपने प्राण देकर भी भट्टिनी को बचायेगा। रद्टिनी 
महामाया को बताती है कि भट्ट के प्रथम सम्भाषण से हो उसे अपने जीवव की सार्थकता 
का आभास हो गया था। वह कहती है कि-- 

“मात, भट्ट ने चक्रित मृग-शिशु के समान मेरी ओर देखा, मानो उन्होंने कोई 
नवीन प्रकाश, कोई अभिनव ज्योति देखी हो । उनके दीप्त ललाट-पट्टू पर भज्वित की शुष्र 
किरण विराजमान थी। उतके विमल-विशाल नयनों में उज्ज्वल प्रकाश इस प्रकार फूट 
रहा था, मानी दो ज्वलन्त शुक्ग्रह चमक रहे हो। उनकी कोमल-मधुर वाणी भे एक अदु- 
भुत मिठास थी । भट्ट ने अत्यन्त स्पष्ट, सकी च-रहित और अथंपूर्ण वाणी से जी दो-चार 
वाक्य कहे, वे साम गान के समान पवित्र थे, परन्तु उनका माह्दात्म्य उससे अधिक था । 
राजभवन में अपने सीन्दर्य की चाटूवितयां मैंने बहुत सुनो थी, किग्तु सत्य वाणी मैंने पहली 
बार सुनी मैंने प्रथम वार अनुभव किया कि मेरे भीतर एक देवता है जो आराधक के 
अभाव में मृुरझाया हुआ छिपा बैठा है। मैंने प्रथम वार अनुभव किया कि भगवान्‌ ने नारी 
बनाकर मुझ्न धन्य किया है, मैं अपनी साथेकईता पहचान गयी ।”*3 

उपायास के अन्त में पहुंचकर निउनिया वासवदत्ता का अधिनय करते समय मामो 
रत्नावती के रूप में भट्टिनी का हाथ ही भट्ट के: हाथो में सॉपती है और अपनी जीवन- 
पात्रा का समापन कर देती है, इस प्रकार असूया आदि भावों की स्थिति हो नहीं बन 
पाती । निउनिया का विचलित होता ही उसके मन के असूया आदि भाव की अभिव्यक्ति 
क्रता है। “अन्तिम दृश्य में जब वह रत्नावली का हाथ मेरे हाथ में देने लगो तो सचमुच 
विचलित हो गयी। यह भिर से पैर तक सिहर गयो। उसके शरीर की एक-एक शिरा 
दिविल हो गयी ।”*े 

१. हृआरी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्धावण्ती-) , चू० 32 
2. उपरियत्‌, पृ० 32 ४ 
3. उपरिवत्‌, पु० 328 
4. उपरिवत्‌, पृ० 250 
ईं 





00 / हजारी प्रप्ताद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


बस्तुत: आचार्य द्विवेदी काम को तिरस्कृत और अदृष्त प्रेम को एक ही रागात्मक 
हृदय के सन्धान का माध्यम बताते है । यही क/रण है कि उनके प्रेम के त्रिकोण का प्रतीक 

स्पप्ट होने लगता है | भट्ट, निउनिया और भट्टिनी इच्छा, क्रिया और ज्ञान के प्रतीक बन 
जाते हैं। भट्ट इच्छा है, तिउनिया व्रिया है और भट्टिनी ज्ञान है। निउमिया के बिना 
भट्ट अपनी नाटक-मडली तोड़ देता है क्योकि क्षिया के बिना इच्छा का महत्व नही होता । 
तीनी का समस्वयात्मक रूप ही साधक को परमानन्द तक पहुचाता है। यही कारण है कि 
इस रूपक को कृण्डलिती, इड़ा और पिगला का रूपक भो कहा जा सकता है। भट्ट की 
कुल कुडलिनी जाग्रत है। इड़ा विगला के साथ एकमेक होती है। निउनिया रत्नावतली 
के रूप में भट्टिनी का हाथ सौंचते समय अपने अस्वित्व को ही विस्नणित कर देती है! 

प्रेम का दूसरा भिक्रोण मौपरि नरेश ग्रहवर्मा, महामराया और अधोर भैरव का 
है। महामाया का वाझदात अघोर भेरव के साथ हुआ था किन्तु ग्रहवर्मा ने उसे अपहृत 
कर लिया। महामाया ग्रहवर्मा को कभी पत्ति नहीं मान सकी। अधोर भैरव ने विकंट 
तपस्या की और वशीकरण के द्वारा यह स्थिति उत्पन्त की कि महामाया राजमहल छोड 
कर अघोर भैरव के साय भा गयी । 

“भार चबद्धतेख! के त्रिकोण स्पष्ट हैं ! रानी चर्द्रतिद्ा, राजा सात्वाहन और गुर 
नागनाथ का एक त्रिकोण बवता है क्योकि रानी तफ्स्वी नागनाथ के लिए अपने मन में 
कुछ बचा कर रफती है और राजा के प्रति पूर्ण समरपंथ नहीं कर पाती। वह मैत्ा की 
बताती है कि भगवती विष्णु पिया ने जब उसके ललाट का स्पर्श क्रिया तो वहू स्वयं की 
अनावृत रूप में देख सकी-- 

“मागनाय की कठोर तपस्या से द्रवीभूत अपने वित्त छो मैंने प्रत्यक्ष देखा | बह 
ढरककर नागनाय के द्ृदय में गिर जाता चाहता था। नागताय के हृदय के सब द्वार बन्द 
थे। किर मैंने उसी द्रवित चित्त को महाराज के हृदय-गह्न र में गिरते देखा। वहा सब 
रास्ते खुबे थे। सारा द्रवित चित्त उसमे समाष्त हो जाता तो भी वह अगाध गिरि-्यह्दर 
जैत्ा हृदय उफनता नही, यर मैंने धोड़ा-सा बचा लिया। मुझे आशा थी कि किसी दिन 
मागनाय का हृदय-द्वार खुनेया और उसमें देने लायक मेरे पास कुछ रहना चाहिए (| मेरा 
हृदय पूरा नही दिया जा सकता था। राजा से स्वतन्त् भाव से रहने की माग इसी अननात 
आककराक्षा का वादुमय रूप था। मैं लज्जा से गड़-सी गई मैना, मैंने अपना ऐसा घिनोवा 
रूप नही समझा था।”? 

यह विकोण इसलिए पूर्ण नहों हो सका क्योकि नागनाथ असीम की खोज में थे 
थे सिद्ध कोथिवेधी रस की कामना से ही रानी को सहायता ले रहे थे । नागनाय ने सीमा 
की उपेक्षा करके रानी को गुरु रूप मे वरण करके अपनी कुण्ठा समाप्त करनी चाही 
किन्तु वरण एकतरफा नहीं होता, इसी कारण दागी की शिराओं में गांठ पड़ गयी। 
भगवती विष्णुपिया इसी तथ्य को समझाती है--- 

“अमीम को खोज में लगा चित्त प्रायः सीमा की उपेक्षा कर जाता है। यह सीमा 





. हजारी प्रसाद छिवेदी ग्रस्थावली-4; पृ० 407 


दिवेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-योजना / 0] 


है कि उसे भौका पाते ही दवोच लेती है। नागनाय भूल ही गए कि बत्तीस लक्षणों से 
सम्पन्न सती केवल सीमा का विस्फूजित विलास है। उसे वे छू नही सकते, देख नही 
सकते। वया ही अच्छा होता कि वे भेद दृढ होने के पूर्व ही चस्धलेखा की सहायता पा 
जाते । सीमा भेद को बराबर दृढ़ करती है। चन्द्रलेखा की मनोगमा साडियों में कठिन 
गाठें पड़ गयी थी। उन्होंने गुर रूप में चन्धलेखा को वरण करके कुण्ठा को समाप्त करना 
चाहा, पर बरण कया एकतरफा होता है, नाटी ? चन्द्रलेखा की गांठ निरन्तर दृढ से दृढ़- 
तर होती गमी और नागताय निस्सहाम-से होकर सिद्धि-सोपान से लुढ्क गये ।/7 

इस प्रकार प्रेम का यह त्रिकोण बनते हुए भी बन नही पाया | अचेतन मन में रह- 
कर ही यह समाप्त हो गया। इसी प्रकार का दूसरा त्रिकोण राजा, रानी और मैना का 
कहा जा सकता है। मना राजा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते को तत्पर है। बह 
प्राणों की वाजी लगाकर राजा की रक्षा करती है। वह अपने आपको उत्सग कर देवा 
चाहती है। राजा के प्तो जाने पर वह उनके चरण दबाती है। वह बोधा प्रधान से स्पप्ट 
शब्दों में कहती है-- 

“जानते हो प्रधान, जब पहले-पहल महाराज को मैंने देखा था तो रक्त के प्रत्येक 
कण से ध्वनि निकलती जान पडी थी--यह मेरी चरिताथेता है? सहस्न-सहस्न जन्मों मे 
भटकती हुई तू इसी तिधि की खोज में थी। ऐसा जात पड़ा जैंसे समूचा अस्तित्व विगलित 
हो उठा है। ऐशा वयों हुआ ? यह क्‍या तमोगरुण का प्रभाव था ? सच मानो, यदि यह्‌ 
तमोगुण है तो संसार में सत्वगुण नाम का पदार्थ कही है ही नही ।/ दरव ने बोधा प्रधान 
को बताया था कि महाराज मैना की ओर आकृष्ट होकर तमोगरुण की ओर बढ़ रहे हैं। 
मैना बोध से कहती है कि ये उसके मन का विकार है जिसे ताश्रिक ते पढ़ लिया है । बहू 
कहती है कि राजा को देखकर उसके मन में कुछ प्राप्त करने की नही अपितु अपने को 
निःशेप भाव से उंडेलकर दे देने की भावना थी। वह नारी और पुरुष के दान के अन्तर 
को स्पष्ट करते हुए कहती है कि-- 

“तुमने भी अपने को दे दिया, पर तुम्हें भगवान्‌ ने पुरुष विग्रह दिया है| तुम्हारा 
दाने अनायास सात्विक हो जाता है, उसमें विग्रह बाधक नही है। मैं देती हूं तो विग्रह भी 
हरक जाना चाहता है । तुम्हारा अध्यें शुद्ध नगाजल की धार है। मेरे गगाजल में फूल भी 
तैरता रहता है। देना चाहती हूं गगाजल की धार, आगे उतराकर बहू जाना चाहता है. 
फूल। यही अन्तर है। पर दान, दान है। शपयपूर्वक कह सकती हूं, इसमे केवल सत्वीद्रेक 
है। फूल को रोकना चाहते हो तो रोक लो, हाथ लगाओ, मेरे दोनों हाथ फंसे हैं। दीदी 

के घन पर मैं कभो लोभ कर सकती हूँ प्रधान ? पर लाचारी इस विग्रह की है। तुमसे 


कातर प्रार्थना करती हू प्रधान, मेरी सेवा को निरमेल बनाओ। इसे राजस दोप से मुक्त 
करो ॥78 


, हजारो प्रसाद द्विवेदी ग्रन्धावली- , पृ० 400 


2. उपरिवत्‌, पू० 554 
3. उपखितु, पू० 356-557 


रू 


02 । हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


मैंना वोधा प्रधान को भगवती नीलतारा के मन्दिर मे ले जाकर इस त्रिकोण को 
समाप्त कर देती है और बोधा प्रधान मैना कै साथ मह्दाराज के पास जाकर आज्ञा मांगते 
हैं--' पुरुषोत्तम क्षेत्र मे प्राप्त, देवता के अयाचित प्रसाद को शिरसा स्वीकार करने की 
बनुज्ञा हो धमवितार।/! 

महाराज दोनो को आशीर्वाद प्रदान करते हैं किन्तु वे मैना के चित्र को हृदय से 
मिटा नहीं सकते-- 

"आयें उनकी ऊपर नही उठी। मैने दोनों के प्तिर पर हाथ फ़ेरकर शआाशोर्वाद 
दिया, परन्तु मैना का वह ऋ्रीड़ा-मनोहर मुख जो हृदय-देश पर आया सो चिपक ही गया! 
रण-इका बज गया है, उत्तर से दक्षिण तक भयकर घमासान में बिजली की भाति चमक 
रहा हूं, पर वह मूर्ति जो चिपकी है बहू जम ही गयी है। पीडा होती है। चाहता हूं वहा 
से हटा दू । न मूर्ति ही हदा पाता है और न पीडा से मुक्ति ही मिली है। कुछ पीड़ाए 
बेहिसाव मीठी होती हैं | कं 

इस प्रकार राजा को लेकर एक तीसरा त्रिकोण बन जाता है। राजा, मेना भर 
बोध प्रधान । मैंना और बोधा के विवाह से यह त्रिकोण भग होता है। 

बस्तुतः राजा, रानी और मैना के जिकोण में उपस्यासकार के मन का वही बीज-- 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया का है। इकत्तीसवे परिच्छेद के आरम्भ में ही उपस्यासकार 
लिखता है. कि /इच्छा-शविंत और क्रिया-शक्ित का इन्द्र तेजी से खल पढा है ।”? इसी 
प्रकार मना और बोघा को आशीर्वाद देने के पश्चात्‌ राजा मन-ही-मन में मैना के दृढ़ 
सकल्‍्प पर विचार करता है और अन्ततः जो मिष्कर्ष देता है, वह इसो रूपक को स्पष्ट 
करने वाला है, “'ज्ञानवती इच्छा निःसन्देह अकमंप्य होती है। ज्ञान इच्छा की रोकता 
है।'4 इस प्रकार राजा, रानी और मैना इच्छा, ज्ञान और क्रिया के प्रतीक बन जाते हैं। 

“पुनर्न॑वा' का मूल उद्देश्य तो प्रेम की ब्राण-प्रतिष्ठा ही करना है। द्विवेदी जी ने 
स्पष्ट कहा है कि प्रेम राम्बन्धी व्यवस्थाओ का संस्कार और परिमाजन नहीं होगा तो 
ब्यवस्थाएं तो दूटेंगी ही, दे धर्म को भी तोड़ देंगी ।£ यही कारण है कि प्रस्तुत उपन्यास 
पे ग्रे के तीन त्रिकोण उपलब्ध होते हैं-"(0) आचाय॑ देवरात॑, शर्भिष्ठा और मजुला, 
(॥) गोपाल मार्क, मृपाल मजरी और चढ्धा तथा (॥) भाये चारदत्त, घूता और वसत 


सेना इन जिकोणो के अतिरिक्त छबीला पडित और मांदी का प्रेम, चन्द्रमौलि और 


राजदुद्विता के प्रेम का चित्रण भी है! 
(] प्रथम त्रिकोण आचाये देवरात, शमिष्ठा और मजुला का है किस्तु इसमें 

ख्िकोगात्मक संधर्ष की स्थिति ही नही है क्योकि शभिष्ठा देवरात की सोतेली मांद्वार 
जन + 

१. ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावल्ली- पू० 568 

2. उपरिवत्‌, पृ० 568 

5. उपरिवत्‌, पृ० 567 

4. उपरिवत्‌ 568 


ह€ ल्शयकफ ७० १5 


हिवेदी जी के उपन्यासो में लालित्य-योजना / 03 


उसके मारे जाने का झूठा समाचार दिये जाने के कारण पहले ही सती हो चु शी है। भार्य 
देवरात शमिष्ठा के बिना राजमहल में नहीं रह सक्रे और इसलिए साधु वेश धारण करके 
भटकते लगे। हलद्वीप की गणिका मजुला में उन्हें शमिप्ठा का रूप दिखाई पड़ा, इसलिए 
वे हलद्वीप मे ही रुक गए। छठे परिच्छेद मे मृणाल मजरी के विवाह के अवसर पर जब 
वे मजुला का पत्र पढ़ते हैं तो आचाय॑ देवरात की पुरानी स्मृतिया जागती हैं, उस समय 
उपस्यासकार इसका वर्णन करता है--- 

“हुआ यहू कि जब राजा का आमंत्रण स्वीकार कर देवरात प्रथम बार राजसभा में 
गये ती मंजुला भी आयी हुई थी। उसके नृत्य का उस दिन आयोजन था। देवरात ने 
मंजुला को देखा और आश्चयं से ठक्‌ हो गये। उन्हें ऐसा लगा कि शर्मिध्ठा ही स्वगं से 
उतरकर आ गयी है। वही रूप, वही रंग, वही कांति, वही हंसी, मंजुला का कद जरूर 
जौ-भर छोटा था, पर उससे कोई विशेष अन्तर नही आता था । उनके हृदय में टीस अनुभूत 
हुई, पर साथ द्वी सन्‍्तोष भी हुआ। जिस रूप को देखने के लिए उनका हृदय व्याकुल था, 
वह अब भी देखने को मिल सकता है। यह नही कि वे श्िष्ठा और मजुला के अन्तर को 
नहीं समझ सके । भिन्न है, पर फिर भी उसका हल्का आभास मिल रहा है ।/7 

राज-दरबार में मंजुला के गीत-नृत्यादि के अवसर पर आचार्य देवरात जो टिप्प- 
णियां डिया करते थे, उससे मंजुला उनमे द्वेष-भाव ही देखती थी । एक दिन उसने विशुद्ध 
कलाकार की दृष्टि से देवरात पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया | उसे विजय मिली 
भी डिन्‍्तु उस विजय में वह स्वय ही परास्त हो गयी। वह उनकी भाव मूर्ति की ही 
उपासना करने लगी । मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसे मुक्ति नही मिल सक्री क्योकि वह देवरात 
के अभिलाप के बन्धन में बधी धी। उसकी आत्मा उज्जयिनी मे देवरात से कहती है-- 

“भूल गये आये, महाभाव का चस्का इस अभाजन को लगाकर स्वय भूल गए ! उठो 
ये, इस अनुचरी ने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा करना। जीत्ते-गी तुम्हारी 
भाव-साधना की सबिनी नहीं बत सकी । महाभाव-साधना की सगिनी तो बना लो आये ! 
इस लालसा ने मुझे बहुत भरमाया है प्रभो। तुम्हारे अभिलाप के बन्धन में बी हुई हू । 
वार-बार लौटकर आती हू । मुक्ित नहीं पा रही हूं । जिन पर तुम्हारा ध्यान केन्द्रित 
होता है उनकी कल्याण-कामना के लिए भरमती फिरती हूं । महाभाव सामने आ-आकर 
ब्रिस्क जाता है। संसार जोर से खीचता है। बुरी तरह खोचता है। पुनर्नेवा बनना 
पढ़ता है। पर आयें, यह तो मेरा सहज धर्म नहीं है ।/? 

आचार्य देवरात अपने मोह को चन्द्रमौलि से भेंट होने के पश्चात्‌ समझ पाने में 
समर्थ होते हैं। वे सोचते हैं कि “हाथ” विधाता की बनायी शमिष्ठा तो कव की समाप्त हो 
गयी, पर उन्होंते अपने हृदय मे जो कमनीय मूतति गढी है, वह तो अब भी ज्यों-की-त्यो है। 
देवरात ने सीमा के इस माहात्म्य को अभी तक नही समझा था। युवा कवि वरबस उन्हें 


. पुनर्मेवा, पू० 59 
2. उपरिवत, 246 


04 / हुजारी प्रसाद दिवेदी के साहित्य में लालित्य-्योजना 


समझने को प्रेरित कर रहा है। सीमा की भी अपनी सहिसा है”! 

दूसरा त्रिकोण धूर्णतः स्पष्ट है। नायक गोपाल आयंक से सम्बन्धित होने के कारण 
उसका महत्व भी अधिक है और वह उपन्यास का केन्द्रीय बिन्दु भी है| गोपाल आर्यक 
का विवाह आचार्य देवरात की पालित पुत्री मृणाल मजरी से होता है। गोपाल आयंक और 
मृणाल मंजरी बचपन से ही साथ खेले-कूदे थे, इसलिए उनके मन मे परस्पर आकर्षण का 
भाव भी था। उसी गाव की चन्द्र का विवाह एक ऐसे व्यवित से हुआ था जो सच्चे अर्थों 
में पुरुष ही दही था। चस्द्रा के मन मे गोपाल आयेंक के प्रति अमिलाप भाव था । वह 
गोपाल आरयेक को आकृषित करने के लिए विभिन्‍न धरकार के काय करती थी। वह प्रेम- 
पत्र भी लिखती थी जिन्हें गोपाल आयंक अपनी पत्नी मृणाल मंजरी को सौप देता था। 
(एक राते को एक वाटिका में किसी नारी का करण-त्न्‍्दन सुनकर गोपाल आयेक थी रक 
के साथ वहा पहुचा तो पाया कि चन्द्रा उसे आकृषित करने के लिए अभिनय ही कर रही 
हैं। वीरक चन्द्रा को उमके धर पहुचाने जाता है किन्तु चर्द्रा का पति उसे मार-पीटकर 
धर से बाहर निकाल देता है। चन्द्रा गोपाल आयंक के घर जाती है तो गोपाल आर्यक 
घर छोड़कर भाग सेता है । आगे-आगे गोपाल आरयंक और पीछे-पीछे चन्द्र।। इस प्रकार 
गोपाल कार्यक हलद्वीप छोड जाता है। उसकी मुलाकात समुद्रगुप्त से होती है और समुद्र- 
गुप्त उसे अपना सेनापति बना लेता है । एक बार जब गोपाल आयंक युद्धक्षेत्र मे चला 
जाता है तो समुद्रगुप्त को चत्धा से पता चलता है कि वह उप्क्ी विवाहिता पत्मी नही है 
अपितु मृगाल-मजरी उसकी विवाहिता पत्नी है जो हलद्वीप में उसके वियोग मे पीड़ित है। 
समुद्रगुप्त अपने सेनापति के इस व्यवहार से असन्तुष्ट होकर एक कड़ा पत्र लिखता है 
जिसके कारण ग्रोपाल आयेक सेनापति का पद भटाकें को सौंपकर भाग लेता है। चन्द्रा 
हुलद्वोप आकर मैंता के साथ रहने लगती है। सुमेर काका के साथ मैना और चद्धा 
मयरा की मोर अग्रमर होती हैं। वे बटेश्वर महादेव पर रुकते हैं। गोपाल आर्यक अकेले 
ही उज्जयिनी में विजय प्राप्त करता है। धूता भाभी ओर भटार्क के समझाने पर तथा 
समुद्रगुप्त का सन्देश पाकर वह मथुरा की ओर रवाना होता है। समुद्रगुप्त के कहने पर 
बटेश्दर जाता है जहा चला और मैना से मिलन होता है। 

इस त्रिकोण मे चन्द्रा के एकान्तिक प्रेम को सामाजिक सेवा में परिणित कराया 
गया है। बाबा उसे समझाते हुए कहते हैं कि-- 

“का रे ना! ठुझे तारी-विग्रह्न न देती तो मेरे जैसे कोटि-कोटि बालक अवाध्र न हो 
जाते ? विकार थुरी बात थोड़े ही है ? उन्हे उक्तीचकर महाप्रेमिक को दे देना मा। जानती 
है मां, सेवा को व्यों इतना महत्व दिया जाता है ? सचराचर विश्व-रूप भगवन्त को पाने 
का यही एक साधन है। और साधनाएं व्यवित-परक हैं या निर्वेववितक । सेवा ही ऐसी 
साधना है जो व्यक्ति के माध्यम से अय-जग व्यापी विश्वात्मा की प्राप्ति कराती है। गारी 
माता होकर इसे साधना का अनायास अवप्तर या जाती है। ऐकान्तिक प्रेम उसका सोपात 
मात्र है। तू उसे पार कर चुकी है अव तुझे प्रेमी को माध्यम बनाकर विश्वात्मा को आप्त 





. पुनर्मवा, पृ० [37 


द्िवेदी जी के उपन्यासो मे लालित्य-्योजना / 05 


करने का अवशरार मिला है।! 

चरद्रा और मृणाल दोनों श्रेमपूवेंक साथ रहीं। उनमें कोई झगड़ा नही हुआ। 
उपन्याक्षकार ने इसका प्रमुख कारण यह बताया है कि मृणाल मान, ईर्प्या, असूथा आदि 
को जानती ही नही और चन्द्रा मात्र सेवमयी है । माता जी ने घूता भाभी को जो बताया 
वह और भी अधिक प्रासंगिक है--- 

“बेटी एक ही जाति या श्रेणी की नही होती। चन्द्रा की जिस उद्दाम मौवव- 
लालसा से आयंक घबरा गया है वह उसका आरम्भिक रूप है। वह इतने ही प्रबल 
चात्सत्य-भाव का केवल पूर्व रूप था। चन्द्रा को उस वात्सल्य का आश्रय मृणाल के रूप में 
मिल गया है । वह सिर से पर तक मातृत्व के उज्ज्वल आलोक से दीप्त शिखा की तरह 
ऊरध्वेमुखी हो गयी है। चन्द्रा का प्रेम अप्रतिम है। बग्निशिखा की तीद् आच को देखकर 
उसकी पवित्रता पर शंका नहीं करनी चाहिए | आयेंक से कह दे कि चन्द्रा ने उसके प्रेम 
के लिए जो त्याग किया है वह संसार की शायद ही कोई कुलांगता कर सकी हो ) वह 
अश्रद्धेय नही, नमसस्‍्य है 5 

आचार्य द्विवेदी ने मृणाल और चन्द्रा का अन्तर दूसरे स्तर पर भी किया है । 
बाबा के माध्यम से उन्होने बताया है कि मैना त्रिपुर सुन्दरी का रूप है और चन्द्रा त्रिपुर 
भैरवी का। चन्द्रा ने कई बार स्वयं मृत्यु के मुख में जाकर गोपाल आरयंक के भराण 
चचाये। 

आचाय॑ं द्विवेदी ने इस जिकोण में चन्द्रा को सेवा-भाव की ओर आक्ृष्ठ करके 
समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है किन्तु तीसरे त्रिकोण में तो ऐसा प्रथास भी 
नही है। क्षायं चारदत नगर-गणिका वसन्त सेना से प्रेम करते हैं। उनकी पत्नी धूता 

सुलक्षणा, शीलवान और पतिव्रता है। माता जी से जब धूता को अपने पति के प्रेम का 
ज्ञान होता है तो वह स्वयं वसन्‍्त सेना को अपने घर बुलाती है ओर उसके प्रति अपना 
प्रेम प्रकट करती है । इस प्रकार वह समस्या समाप्त हो जाती है । 

गोपाल आयंक, मैना और चढ्द्रा के विकोण से कभी-कभी अनुभूति होती है कि 
आधा द्विवेदी इच्छा, ज्ञान और किया के रूप को प्रस्तुत करना चाहते हैं किन्तु स्पष्ट 
रूप से कर नहीं सके हैं। चन्द्रा इच्छा और क्रिया दोनो रूप मे प्रस्तुत हो गयी है । स्वय 
डिवेदी जी इस तथ्य को समक्ष गये थे, इसलिए उपन्यास के अन्तिम परिच्छेद में बाबा के 
माध्यम से वे कहते हैं कि-- 

/ज्ेशी इच्छा शक्ति अब है, उतरी ही एवम है करी किया-सहिक । से को सूते 
दो कोठो मे डालकर बन्द कर दिया है। ऐसा कर कि दोनो साथ-साथ ताल मिलाकर घल 
सके ।/3 

“अनामदास का पोया' में प्रेम का त्रिकोण नहों है। एक क्षण को त्रिकोण का 


]. पुननेवा, पु० 3] 
2. उपरिवत्‌, पृ० 273 
3, उपखित्‌, पृ० 34 


06 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-्थोजना 


आभास होता है क्योकि आचार्य औदुम्बरायण जावाला वा विवाह आश्वलायन से निश्चित 
करा देते हैं किन्तु जैसे ही आश्वलायन को यह ज्ञात होता है कि रैंवव की शुभा जावाला 
ही है, अन्य कोई नही, वह तुरन्त ही एक पत्र आचार्य औद्ुम्बरायण को लिखकर अपनी 
स्वीकृति वापस ले लेता है और उन्हे यह भो सूचित कर देता है कि जाबाता का मनो- 
नुकूल वर रैवव है ।? 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रस्ताद हिवेदी ने विभिन्‍न 
उपम्यासी में जो प्रेम के त्रिकोण दिये है, उसका प्रमुख कारण अदृप्त प्रेम की स्थापना 
करने के साध-साथ सेवा-भाव को महत्व प्रदान करना है। प्रेम की एकान्तिकता के स्थान 
पर उसके सामाजिक पक्ष को वे महत्व प्रदाव करते हैं। अपने आपको पूर्णत: उलीचकर, 
दत्तित द्वाक्षा की तरह सम्पूर्ण को समपित करके ही प्रेम को समझा जा सकता है! मारी 
पुरुष के रूप में प्रेम का जो माध्यम पाती है, वह तो उसके प्रेम का आरम्भ होता है, 
उसका अन्त तो उस महाप्रेमिक के समक्ष पूर्ण समर्पण में ही है । 
विरह--विरह प्रेम का श्राप तत्व है। बिरह मे ही फ्रेम पुष्ट होता है और उत्ती 
से प्रेम का ज्ञान होता है! ०ह्ठी कारण है कि सभी प्रेम-कवियो ने विरह के गीत गाये है। 
जीवन मे प्रेम के तो दी-चार क्षण ही हीते हैं जबकि विरह के तो अपार कत्प होते हैं । 
विरह मे काया ही हुश होती है, नेतरों की ज्यीति तो और भी तीब्र हो उठती है। विरहद 
यदि घटिया चीज होती तो कोई उससे पीड़ित नही होता अपितु सव पल्ला झाड़कर अलग 
हो गये होते । 
आचार्य ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने उपत्यासो में आवश्यकतानुसार विरह 
का चित्रण किया है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा” में निपुणिका के भाग जाने पर बाणभट्ट 
अपनी नाटक-मण्डली की तोड़ देता है और अपने लिखे प्रकरण को क्षित्रा की चचल लहरो 
को समपित्त कर देता है । छः वर्ष के पश्चात्‌ जब उसे वह मिलती है तो वह सोचता है कि 
जो प्रमत्त हसी छः वर्षों से मेरा हृदय कुरेद रही है, उत्का प्रायश्चितत आज आखुओं से 
करना होगा ।? 
निउतिया बाणभट्ट को देवता मानती है और उसे उज्जयिती की मदवश्री की 
कहानी सुनाती है जो भट्ट की परीक्षा लेने गयी थी और उसमे भट्ट के सयम के कारण 
निउतिया की विजय हुई थी। निउनिया अपना विरह तो नही कहती किन्तु एक ही बावय 
में वह सब कुछ कह देती है, “तुम्हारे लिए कोई मूल्य नही है इस कहानी का, पर मेरा तो 
यही सर्वेस्व है। गले तक पाप-पक मे डूबी हुई निउनिया के पास और घन है ही बया, 
ष्ड्टु थे 
बाणभट्ट विरतिवद्ध के विरह्‌ का बर्णन करते हुए सुचरिता से कहता है कि “वहां 
युरु का सारा उपदेश भूसकर वे लिखित की भाति, उत्कीर्ण की भावि, स्तम्भित की नाई, 





. अनामदास का पोया, पू० !43-]44 
2 हृजारी भ्रसाद डिवेदी ग्रन्थावली-, पृ० 3 
>.. 3. उपखिवतू, पु० 3 


द्विवेदी जी के उपन्यासो में लालित्यन्योजना / 07 


उपरत के समान, प्रयुप्त की तरह, योग-समाधिस्थ की भाति निश्चल होकर भी ब्रत से 
चल्नित हो गये होगे।”! वस्तुत: बाणभट्ट विरतिबद्य के वियोग की कल्पना कर रहे हैं। 
उस कल्पना को अग्रसर करते हुए वे और स्पष्ट शब्दों मे कहते है, “हृदय निवाप्मिनी प्रिया 
को देखने के लिए उनकी समस्त इन्दियां इस प्रकार अन्त/प्रविष्द हुई होगी, मानो असह्य 
विरह-सन्ताप से बेचने का उद्योग कर रही हो । इस भ्रकार उनका समूचा शरीर विरादू 
शून्य का आकार धारण कर चुका होगा, निस्पन्‍्द-निमीलित नयनों मे हृदयदाही प्रेमारिन 
काधुआं भीतर लग रहा होगा और उससे अजज्न वारि-धारा झड रही होगी, दीर् 
नि.श्वास-वायु से लता, कुसुम कांप उठे होंगे और उनके कुसुम-रेणु दिड्टू मण्डल में विकीर्ण 
हो रहे होगे ।"* 

महामाया के वियोग मे अधोर भैरव की विकेट साधना का चित्रण विरह का 
अद्भुत और आध्यात्मिक रूप है, “पूर्ति के सामने एक ककाल-शेप मनुष्य निणुत-निष्कम्प 
प्रदीप की भाति ध्यानमग्न बैठा था । उसने शायद वर्षों से स्नान नही किया था। भोजन 
भी उसे कभी मिला था या नही, कौन जाने ।”% 

'चारु चन्द्रनेजा मे रानी के चले जाने पर राजा के उदास और हतदर्प रूप का 
चित्रण अवश्य हुआ है किन्तु विरह में रोते रहने की स्थितियां नहीं है। रानी का पत्र पढ- 
कर तो राजा अचेत ही नही हो जाता है अपितु मृतप्राय: स्थिति मे पहुंच जाता है। सिद्ध 
योगिनी रानी के बारे में सोचते हुए राजा फी मनःस्थिति का सुन्दर वर्णन हुआ है--+ 
“हाय, क्या विजड़ा और चिडिया दोनों से वचित होने जा रहा हूं ? मुझे रानी की एक- 
एक चेष्टा प्रत्यक्ष दीखने लगी। उनका आनन्दोल्‍्लसित भूमण्डल, तरग-कुटिल अलकराजि, 
स्मयमान, अधरप्रान्त, काली-काली मसृण, भ्र.-लताएं, आवर्ण प्रसारित नयन-क्रोरक, 
पवित्र स्तिग्ध दृग्विलास, अमृत-सुखी वाणी--हाय, मैंने रानी को असत्य प्रयत्म से विरत 
क्यों मही किया ।//4 

पुनर्नेवा' मे आचार्य देवरात, गोपाल भार्यक, मैना और चन्द्रा सभी का विरह- 
वर्णन किया गया है किन्तु यह रीतिकालीन-शैली पर नही है । आचार्य देवरात शमिप्ठा 
की स्मृति में ही रत रहते हैं। उसी के कारण वे साधु बने, उसी के कारण वे हलद्वीप में 
रुक गये और उसी के कारण वे अन्त तक भटकते रहे । उसी कारण से दे मंजुला को बासी 
घाव हरा करने के लिए साधुवाद देते हैं। 

गोपाल आयेंक समुद्रगुप्त का पत्र पाकर भटाक॑ को सेनापति का कार्य सौपकर 
उज्जयिनी की तरफ भाग लेता हैं। उस्ते सेवा और सतीत्व की मर्यादा मृणाल-मजरी की 
स्मृति आती है और वह दुःखी हो उठता है--- 

“आयेक बलान्त था, शरीर और मन दोनों से मवसनन्‍न । कहां भा गया है वह ! 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रन्थावली-, पृ० 89 
2. उपरिवत्‌, पु० 89-90 

3. उपरिवत्‌, पृ० 244 

4. उपरित्‌, पृ० 383 


08 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य से लालित्य-योजना 


वह बुरी तरह उद्विग्न था। बिजली की तरह उसके मन में एक बात चमक उठी । यही 
क्यों सोचा जाये कि लोग बया सोचेंगे। यह भी तो मन मे प्रश्न उठना चाहिए हि मृणाल 
क्या सोचेगी ?ै”? 

मृणाल मजरी गोपाल आयेक के भाग जाने के समाचार को सुनकर अत्यन्त दुःखी 
हो उठती है। विरह से कातर अवश्य है किन्तु वे गोवर्धनघारी की सेवा भे लगकर उस 
दुःख को कम करने का प्रयास करती है-- 

“मृणाल मजरी अकेली पड़ गयी । आयंक के अचानक भाग जाने के समाचार से 
हललद्वीप और भासपास के क्षेत्रों में किम्वदस्तियो की बाढ़ आ गयी। जिसने सुवा उसी ने 
कुछ जोड़-घटाकर अपने मन के अनुकूल बनाकर उसका प्रचार किया। मृणाल मंजरी 
सुनती और प्रिर धुनती । उसे आयंक की वीरता ओर साहस पर अखण्ड विश्वास था, पर 
कुछ समझ नही पा रही थी कि आयंक ने सेना छोडी त्तो क्यो छोड़ी ? उसे लग रहा था 
कि अगर वह साथ होती तो भार्यक को बल मिलता । वह ऐसा कुछ न करता। लेकिन 
वह अब क्या करे ) निराश होकर वह गोव्धतधारी बालकृष्ण की मूति की ओर देखती 
और कातर भाव से प्रार्थना करती, प्रभो, जायेक को किसी प्रकार मिला दो ताकि मैं उसके 
अभाव को भर सकू । वह अन्य कार्यों से मन हटाकर गोवध॑नधारी की सेवा मे लग गयी । 
““'ग्राम-सरुणिया मृणाल के मनोरंजन के जो भी उपाय करती उनका प्रभाव उलदा ही 
पड़ता ।/5 
मृणाल मजरी इसलिए न्यधित नही है कि उसके बिना बह स्वय अभाव की अनु- 
भूति फर रही है अपितु वह इसलिए व्ययित है कि वह गोपाल आर्यक का अभाव नही भर 
पा रही है। सात्विक प्रेम का विरह्‌ इसी प्रकार का हो सकता है। 

गोपाल आयेक के भाग जाने पर चन्द्रा के चेहरे पर मलिनता आ गयी थी। गुमेर 
काका जब उसे देखते हैं तो सोचते है कि “अवश्य कोई निदारुण अन्तर्वेदना की ज्वाला 
उसके भीतर दी्घंकाल से सुलग रही है ।”* चन्द्रा मृगाल मंजरी और शोभन को पाकर 
सेवा-भाव में लग जाती है भौर सेवा-भाव का प्रेम विरह-व्यया की रीतिकालीन पद्धति 
वो जानता ही नहीं है। 

“अनामदास का पोथा' में रेक्‍्द मुनि जावाला को देखकर प्रेम करने लगे हैं। 
उन्होंने उसको अपनी पीठ पर विठाना चाहा था, तव से पीठ में खुजली होती है। समाधि 
मे शुभा अर्थात्‌ जाबाला ही दिखाई पडती है। 

“देयो, मैं शुभा को किसी परम या चरम सत्य का माध्यम नही बना सकता । 
ठुमने उस मोहन रूप को देखा ही नही। ठुम मेरी बात क॑से समझ सकते हो ? देखो मेरे 
ज्ञानी मित्र, मेरे ध्यान का एकमात्र लक्ष्य वही हो जाती है। उसके उस मोहन रूप के परे 





. पुननेवा, १० 0 
2. उपरिवत्‌, पृ० 407 
3. उपरिवत्‌, पृ० 24 


हविवेदी जी के उपन्यासो में लालित्य-योजना / 09 


मैं कुछ भी नही देख पाता ! नही देख पाऊगा, यह पवका है ।”? 
जावाला रैबव से प्रेम करने लगती है॥ उसके मन मे बार-बार रैक्त्र की स्मृति 
आती है-- 

“उसे कही छिपने को कहकर वह्‌ घर लोट आयी ॥ घर लोट आते पर भी मन 
चचल ही बना रहा । कहा गया होगा वह ? कया सोचता होगा ? दिव्य लोक के प्राणी के 
विछुड्ने पर बया मानसिक अवश्या उसकी हुई होगी ? कचोट जाती नही, हृदय मसोस 
उठता है। हाय, बिचारा वड़ा ही भोला है। कहता है, सब कुछ वायु से ही निकला है, 
उस्ती में विलीन हो जायेगा ।”* 

जैसे ही जावाला को रेकक्‍्त्र के बारे मे सूचना मिलती है, उसके हृदय में विरह-व्यथा 
तीत्र हो उठती है। वह अपना दुःख किसी से व्यवत भी तो नहीं कर पाती-- 

“जाबाला कह नहीं पा रही है मगर उसके हृदय मे भारी उथल-पुथल है । उस 
ऋषिकुमार ने अपना नाम रेक्व ही तो बताया था। वह तो जीवित अवश्य है पर कहां ? 
हाय, उसने दूर जाकर छिप जाने को कह दिया और स्वयं चल्ली आयी। आकर कया उससे 
उसे खोजा नही होगा? बग्रा वह विक्षिप्त की भाति 'शुझे-शुभे' कहकर चिल्लाया नही 
होगा ? क्‍या बीती होगी उस भोले तापसकुमार पर ? वह अपनी व्यथा किसी से कह नही 
रही थी । भीतर-ही-भीतर वह अपने ताप से आप ही जलने लगी ।"* 

जावाला का विरह उसे इतना उत्तप्त करता है कि राजा उसे रुग्ण समझकर वैद्यों 
की बुलाता है। वैदों को रोग का पता नही चल पाता वह दिन पर दिन सूखती जाती 
हैं। उसको स्वस्4 करने के लिए आचार्य भी विन्तित थे । वे जडी-बूटियों से लेकर मन्त्र- 
जप और यहा तक कि टोटकों का भी प्रयोग करते । अन्त मे कोहलियों के मनोदेवता की 
आराधना का आयोजन भी किया जाता है। कोहलीय नृत्य-नाटक के द्वारा गन्धर्व को 
उपासना करते थे । वस्तुतः यह उपासना कामदेव की ही थी । 


पुरुष-सौन्दर्थ और लालित्य 


आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी ने केवल नारी-सोन्दय्य का ही चित्रण नहीं किया 
है, अपितु पुदुप-सौन्दर्य को भी अकित किया है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा! में आचार्य 
सुगतभद्ठ, अवधूत, अधोर भरव, विरतिवज्य, तरुण तापस आदि का वर्णन मनोहारी है । 

वाणभट्ट बोद्ध आचार्य सुगभद से मिलने जाता है । वह आचार्यपाद को देखता 
है---“आचार्यपाद बहुत वृद्ध थे । उनका मस्तक मुण्डित था, परन्तु कानो के गह्र मे दो- 
चार शूकत केश फिर भी दिखाई देते थे और वे बता रहे थे कि वार्दधक्य ने आचार को 
किस प्रकार प्रभावित किया है। उनकी आँखें बहुत स्निग्थ और करुणादे थी । उनकी वाणी 


]. अनामदास का पोधा, १०३8 
2. उपरिवत्‌,पृ० 36 
3. उपखित्‌, पृ० 4 


0 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


दृढ और मधुर थी ।?7 

कुमार कृष्णवर्धन राज्य के महासन्धिविग्रहक हैं।वाणभट्ट जब उनसे मिलते 
जाता है तो उनके सौन्दर्य को देखकर प्रभावित होता है : 

उनकी आंें प्रेमरस से परिपूर्ण थीं, पर उनकी भृकुटि में से आतंक झर रहा 

था । यद्यपि वे इस समय विहारोचित वेश मे थे, परन्तु राजकीय गरिमा सहज ही उनके 
मुखमण्डल से प्रकट हो रही थी, जैसे अन्तमंदावस्थ कोई तरुण गजराज हो। यद्यपि उनके 
हाथ में उस समय कोई शस्त्र नही था, पर एक सहज तेज से वे वत्यित थे और विपधर- 
वेष्टित बाल चन्दन-तरु के समान भीषण-मनो रम दिखायी दे रहे थे । अवस्था बहुत कम 
थी, पर मुखमण्डल पर अनाविल बुद्धि ओर द्वुत-विवेचना-शक्ित स्पष्ट दिखाथी दे रही 
थी। /! 

आचाय॑ द्विवेदी व्यवित के चरित्र के अनुसार ही उसके सौन्दये का वर्णन करते हैं 
महासन्धि विग्रहक मे आतक, राजकीय गरिमा ओर तेज का चित्रण हुआ है। क्षत्रियो का 
वर्णन भीपण-मनोरम रूप में ही होता है | दूसरी भोर अवधूत अधोर भैरव का चित्रण 
बिल्कुल ही भिन्‍न प्रकार का है 

“वे व्याप्र-चर्मं पर अर्द्धशायित अवस्था मे लेटे हुए थे। उनके शरीर से एक प्रकार 
का तैज निकल रहा था । सिर पर केश नही के समान थे, पर कान की शब्कुलियां श्वेत 
केशो से आच्छादित थी। ललाट-मण्डल की सहज वलियां कूव॑ प्रदेश तक व्याप्त हो गयी 
थी। आयों के ऊपर की दोनों भ्रू-लताए मिल ययी थी ओर सारा मुख-मण्डल छोटे-छोटे 
समश्रु--लोमो से परिव्याप्त था । उनकी आंखें बहुत ही आकर्षक थी । उन्हें देखकर बड़ी- 
बडी समुद्री कौडियों का भ्रम होता था। ऐसा जान पड़ता था कि वे आंखें पूरी-पूरी कभी 
खुली ही नही थी । सदा आधी ही घुली रहने के कारण उनके नीचे मास-खण्ड फूल उठे 
थे और कानो में एक प्रकार की स्थायी सिकुड़न आ गयी थी। उनके वेश में कोई विशेष 
साम्प्रदापिक चिह्न नहीं था, केवेल दाहिनी और रखा हुआ पात-पात्र देखकर अनुमान होता 
था कि वे कोई वाममार्गी अवधूत होगे । उनके पहनावे मे एक छोटा-सा वस्त्र-खण्ड था, जो 
लाल नही था और तन ढकने के लिए पर्याप्त तो किसी प्रकार मही था | उनकी तोद कुछ 
ज्यादा निकली दिखती थी, यद्यपि वह उतनी अधिक निकली हुई थी नहीं!” 

अवधूत का वर्णन करते हुए भी द्विवेदी जी का मन खूब रमा है। पुरुप-सौन्द् में 
भी द्विवेदी जी सक्षेप मे वर्णन करने से तृप्त नही होते है । नारी सौन्दये के समान उपमानों 
की झडी तो नही लगाते किन्दु चरित्र को स्पष्ट कर पाने में समर्थ होते हैं । विरतिवण्य के 
आकर्षक व्यवितित्व का चित्रण इस प्रकार हुआ है--“विरतिवज्ध की अवस्था पच्चीस के 
नीचे ही जान पड़ती थी। उनका मुखमण्डल स्वच्छ, मोहनीय और आकर्षक था। उन्होने 
बौद्ध भिक्ुओ के समान चीवर धारण किया था, पर चीवर का रग पीला न होकर लाल 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-4, पृ० 55 
2. उपरिवत्‌, पु० 66 
3. उपरिवत्‌, पृ० 75 


द्विवेदी जी के उपन्यासो में लालित्य-्योजना / ] 


था।!! चक्र मे बैठे हुए विरतिवजञ्य का रूप-वर्णन अधिक प्रभावकारी ढग से हुआ है : 

“अह्ा, कैसा कमनीय मुख है ! क्षणफ-भर के लिए लाल चीवर से लिपटे विरतिव्ञ 
को देखकर मेरे मन मे धूजंटि की नयनाग्निशिख्वा मे वलयित मदन देवता का स्मरण हो 
आया । अस्थान में वैराग्य का उदय हुआ है। विद्युल्लता में चन्द्रमण्डल उलझ गया है। 
सान्ब्पकिरणो में पुण्डरीक पुष्प फंस गया है। उप.कालीन आकाश-मण्डल मे शुक्र ग्रह 
स्थिर हो गया है। मदन-शोऊ से व्याकुल वसन्‍्त ने वैराग्य ग्रहण किया है ।”* 

विरतिवज्ञ के सौन्दयं-वर्णन भे विभिन्‍्तर उपमानों का चित्रण किया गया है । 
आचार्य द्विवेदी ने महाराजा के सौन्दर्य-वर्णन में तो विराट-ऐश्वर्य को ही प्रस्तुत कर 
दिया है-- 

“राजसभा मे प्रवेश करके मैंने देखा कि महाराजाधिराज चन्द्रकान्त मणियो से 

बने हुए एक सुन्दर पयंक पर बँठे हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जैसे वज्न के डर से 
पुजित कुलपर्वनो के बीच में सुमेर आसीन हो। नाना भाति के रत्ममय आभरणों की 
किरणों से उनका शरीर इस प्रकार अनुरंजित हो रहा था, मानो सहस्तन-सहख इन्द्रधनुपों 
से भाच्छादित ब्योम मंडल मे सरस जलधर सुशोभित हो रहा हो १ उनके आसन पर्यक के 
ऊपर एक पटूट वस्त्र का श्वेत चन्द्रातप तना हुआ था, जिसमें बड़े-बडे मुबताओ की झालरें 
लटक रही थी । चारो कोनों मे चार मणिमय दण्डों में सोने की श््खला (जंजी रो) से यह 
चन्द्रातप बाध दिया गया था। सुवर्णदण्ड मे बधे हुए चामर-कलाप झले जा रहे थे। एक 
स्फटिक भणि के गोल पाद पीठ पर महाराज वाम चरण रखे हुए थे। नीलमणि से बने 
हुए कुट्टिम से नीली ज्योति-रेखा निकलकर सभामण्डप को ईपत्‌ नील वर्ण से रग-सी 
रही पी। महाराज अमृतफेन के समान शुप्रवर्ण के दो दुकूल धारण किये हुए थे, जिनके 
आंचलो में गोरोचना से हंस के जोड़े आक दिये गये थे । अति सुगन्धित घवल 'चग्दन से 
उपलिप्त होने के कारण उनका विशाल वक्षस्थल श्वेत दिखायी दे रहा था। उस चन्दन 
के उपयेेप के ऊपर कमल के आकार का कुकुम उपलिप्त था जिसे देखकर नवोदित सूय- 
किरणों से अन्तरालवर्ती कैलास पर्दंत का प्रम होता था | गजमुक्ताओ से बना एक हार 
राजाधिराज के वक्ष-स्थल को घेरकर विराजित हो रहा था। दोनो भुजमूलों मे इन्द्रतील 
मणि द्वारा खबित केयूर वधे हुए थे, जो चन्दन की सुगन्धि से खिच आये हुए वलयित 
भुजंग-से शोभित द्वो रहे थे। कानों के ईपदालम्बित उत्पला अत्यन्त मनोहर दिख रहे थे। 
अप्दमी के चांद के समान विशाल ललाट-पदूट से दीप्ति निकल रही थी तथा शिरोदेश 
की चूडानिहित वदुल माला की सुगन्धि से राजसभा आमोदमग्न हो रही थी ।"3 

सुवारिता मे तरुण कापर के सोन्दर्य कर जो द णंद किया है, वह अनुपम है॥ तरुण 
तापस और विरतिवद्ध मे अभेद है। इससे पहले विरतिवद्ध के सौन्दर्य का वर्णव बाणभदट 
के भाध्यम से किया जा चुका है किन्तु वह एक बुरुष की दृष्टि से था। सुचरिता एक नारी 





. हजारो प्रसाद दिवेदी ग्रन्धावच्ची-], घु० 80 
2. उपरिवत्‌, पृ० 8] 
3. उपरिवत्‌, पृ० 455 


जा 


]2 | हजासी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-्योजना 


है, विरतिव्ध की पत्नी है किम्तु जिस समय उसने उसे देखा, बह इस तथ्य से अपरिचित 
थी। वह बाणमट्ट को बताती है -« 

“शिव के हुतीय नेत्र की वह्नि-क्षिया में अपने भिन्न को भस्म होते देख बसन्त मे 
ही वैराग्य ग्रहण किया, या फिर महादेव के शिर-म्थित घर्द्र ने ही अपना मण्डल पूर्ण करने 
के लिए तपस्या करना शुरू किया है, या स्वयं क्ामदेवता मे शिव को असत्त करने के 
उपराब्त अपने पाप के प्रायश्चित मे यह कठोर चर्या आरम्भ की है। अत्यन्त तेजरिवता 
के कारण उसत मुनिकुमार को देखकर ऐसा लग रहा था, मानों वे चंचल विद्युत्पुंज के 
भीतर विराजमान हों, या प्रीप्मकालीन सूर्य-मण्डल के भीतर भ्रविष्ट हो, या भग्वि-शिखा 
के मध्य शोभामरत हो। प्रदीप के प्रकाश के समान पिंगल वर्ण की घन-तरल देह-प्रभा 
द्वारा वे सम्पूर्ण तत को पिगलवर्ण की छटा से उद्भासित कर रहे थे । उनके दोधे मयवों 
को देखकर ऐसा लग रहा था कि वन के सभी हरिणो ने मिलकर उन्हे अपनी नयन-शोमा 
दान कर दी है । उनके केशविहीन मुण्डित मस्तक के नीचे वैराग्य के विजय-केतन के 
समान तीन आड़ी रेखाएं तरल देहच्छटा के भीतर से लहराती-सी दिख रही यी। उन्होंने 
लाल कौशेय वस्त्र का एक विचित्र चीवर धारण किया था, जिसे देखकर मुझे ऐसा 
लगा, मानों मवयोवन का राग हृदय मे नही अंट सका है, इसीलिए वह वस्त्रों तक फूट 
आया है, उनके उत्तरोष्ठो पर ईपतू कालो मसि-रेया भीन रही थी, जो मुख-पद्म के 
मधु के लोभ से बैठी हुई भ्रमरावली की भाति मन मोह रही थी। उनके एक हाथ में 
वुततसमस्वित बकुल-फल के आकार का कमण्डलू था और दूसरे मे लाल-लाल छोटी-सी 
जयमाला थी, जो मदन-दाह के शोक से व्य|कुल रतिदेवी के भिदृर से उपलिप्त-सी दिख 
रही थी ।/”? 
आपचाये हजादी असाद द्विवेदी विभिन्‍न सम्प्रदायों के योगियों का रुप-विधान 
प्रस्तुत करने में विशेष रुचि रखते है । 'वा-चन्द्रलेख' में उन्होने सीदी मौता, नागनाय 
और गुरु गो सखनाथ का सौन्द्ये-वर्णन किया है । सीदी मोला मस्त फ़कीर है, इसलिए 
उनका वर्णन भी इसी प्रकार का है-- 

४/इसके चैहरे पर केशों की दो लें, कौड़ी-सी दो छोटी-छोटी आंखें और जरा- 
सी चपदी नाक के नीचे मूंछ के दस-पन्द्रह बाल थे । मुह पर वह भस्म पोतता था, लेविन 
लाल रेशम के सुन्दर चोगे से भी उसे परहेज नही था ।”* 

नागनाय रानी चन्द्रलेखा का गुरु है। चद्धलेखा ने जब उसे देखा था, तभी से 
वह प्रभावित थी। वह राजा को बताती है कि “चद्धलेखा ने पहले-पहल देखा तो उसे 
अ्म हुआ कि मदन-शोक से व्याकुल वसस्त ने वैराग्य तो मही घारण कर लिया ? कैसी 
अपूर्ण चाझता उनके अंग-अग से छलक रही थी। ब्रह्मचयं का समस्त तेज उनके भीतर 
पूंजी भूत हो गया था, वेराग्य की समस्त शान्ति उनमे घनीभूत हो गयी थी ओर ज्ञान की 
उज्ज्वल आभा से तो उनकी एक-एक शिरा उद्भाव्तित थी । वह भस्मावृत तमुलता सजल 





।. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रल्यावली-], पृ० !83 
2, उपरिवत्‌, पूृ० 294 


द्विवेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-यौजना / 3 


जलधर में आबदध विद्युल्लता की भांति दर्शक के हृदय में सम्भ्रम और जऔत्सुबय जगा 
देती थी ॥7 

गुर गोरखताथ का वर्णन अत्यन्त आकर्षक और मनोहारी है, “मानों अम्ि- 
शिखा से छानकर, सुवर्ण-शलाकाओं से बांधकर, विद्युत-शिलाओ को खराद कर और 
सूर्यंकान्त मणियो को गलाकर ही मह अपूर्व ज्योतिमण्डल तैयार किया गया है।”? गुरु 
गोरखनाथ के व्यवितत्व से द्विवेदी जी इतने विभोर और अभिभूत हैं कि वे आगे कहते हैं 
किज- 

“चन्द्रलेखा ने अपने को धन्य समझा, जो इस ब्रह्मचर्य के उत्स को, तपस्या के 
उद्गम कौ--शैज के आधार को और दर्प के मूर्तिमान विग्रह को देख सकी। उसे ऐसा 
लगा मानो विश्व ने ही मानव रूप धारण किया है, पावंती के मनोरम हास्म ने ही मोहन- 
बेश में अवतार लिया है, गंगा की पवित्र तरंगों ने ही अचचल शोभा धारण की है, महा- 
दुर्गा के तृप्त अवलोकन ने ही नवीन विग्रह्द घारण किया है। घन्द्रलेखा ने इस तपस्या के 
विग्रह को, तैज के भण्डार को, ब्रह्मचयं के विजय के तन को, वैराग्य के मनोहर रूप को 
मन-ही-मन प्रणाम किया ॥/ 

'ुनर्नवा' के आरम्भ पे ही आचार्य देवरात के सौन्दयं का वर्णन किया गया है। 
उपन्यासकार स्वय अपनी ओर से कहता है, “उनके गौर शरीर, प्रशस्त ललाट, दीघ॑ नैत्र, 
कपाट के समान वक्ष:स्थल, आजातु विलम्बित बाहुओं को देखकर इसमे कोई सन्देह नही 
रह जाता था कि वे किसी उच्च कूल में उत्पन्न हुए हैं । उनके शरीर में पुरुपोचित तेज 
और शौर्य दमकता रहता था और मन में अदुभुत औदार्य और करुणा क्री भावना 
थी ॥३ 

आचाये द्विवेदी ने उपन्यास के नायक गोपाल आयंक का चित्रण नायकोचित रूप 
में ही किया है। आचाय॑ देवरात के आश्रम से लोट जाने के पश्चात्‌ तीन वर्ष बाद वे गोपाल 
आम्मक को देखते हैं तो उनका मन प्रफुल्लित हो उठता है-- 

“/तीत वर्ष के भीतर आयंक अब सिंह किशोर की भाति पराक्षमी दीख रहा था। 
उसकी चौडी छाती, विशाल बाहु ओर कसा हुआ शरीर बरबम आंखों को आक्ृष्ट करते 
ये । उसकी गति में अन्तमंदावस्थ गजराज की भांति मस्ती थी और आंखो में तरुण शादू ल 
के समान अकुतोभय भाव लहरा रहे थे । उसके अंग-अंग मे भ्रच्छन्‍त तेज की दीप्ति दमक 
रही थी ॥7१ 

आचारये ढिवेदी ने माढव्य ओर चस्धमोलि के सोन्द्य का वर्णन क्रमशः किया है 
जिपसे भाढव्य तो हास्य का आलम्वन वन ही जाता है और चन्द्रमोलि की कोमल 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-], पृू० 344-345 
2. उपरिवत्‌, १० 349 

3. उपरिवत्‌, पृ० 378 

4. पुननंवा, पृ० 9 

5, उपरिवत्‌, पृ० 34 


474 / हजारी प्रसाद डिवेदी के साहित्य मे लासित्य-योजना 


कुमनीयता और भी अधिक बढ़ जाती है । माइव्य शर्मा का वर्णव इस प्रकार है-- 

“उसके शरीर पर यज्ञोपवीत इस प्रकार दिखायी दे रहा था, जैसे किसी बबूल के 
पेड़ पर मालती की माला आड़ी करके ढाल दी ययी हो। उसके दाहिने कर्ये पर एक 
पीला उत्तरीय था ओर कमर मे पचक्ष अधोवस्त्र बधा हुआ था। एक ह्वाथ में एक छोटी- 
सी पोटली थी जिसमे पता नहीं कयाजप्रा वंधा था। लेकिन गाठो के बन्धव की उपेक्षा 
करके एक लाल रग का कनटोप टूर से ही दिखायी दे जाता था। उसके हाथ मे थांस की 
एक लाठी थी, जो ऊबड-परावड़ और टेढ़ी थी। जान पड़ता था कि रास्ता घलने में सहारा 
देना उसका मुख्य उद्देश्य नही था। उसके ललाट पर त्िपुण्ड की धवल रेखाएं पसीने से 
बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गयी थीं। ऐसा जान पड़ता था कि अकाल-वृष्टि के कारण कोई 
मण्भूमि अचानक छोटे-छोटे नालो में सिक्‍त हो गयी है। उसके द्वोंठ मोटे-मोटे और नाक 
चपटी थी । छोटी-छोटी आंध्वें विल्वफल में चिप्रकायो हुई कौ डियो की तरह आकर्षक दीख 
रही थी। सिर घुटा हुआ था, किन्तु पीछे की ओर एक मोटी-सी घोटी भी लटक रही थी । 
जब घलता था तो उसके पर नाचने-से लगते थे ।/7 

इसके साथ ही चन्द्रमोलि का वर्णन बारम्म होता है। घर्रमोलि कालिदास का 
ही एक माम है । उसका वर्णन करते हुए दिवेदी जी कहते हैं कि--- 

“उसके साथ चलने वाला व्यक्वित बहुत ही सोम्य प्रकृति का जान पडता था। 
उसका कद लम्बा था, शरीर गौर वर्ण था और पहनावे में कोशेय उत्तरीय भोर कोशेय 
अधोवस्ध भी थे। इस आदमी को फूलों का शौक जान पडता था । शिखा मे, गते मे और 
बाहुमूल में उसने मालती की माला धारण कर रही थी। उसके द्वाय मे एक वेत्रयष्टि 
थी, जो किसी समय निश्चित ही सुरुचिपूर्ण रही द्वोगी, परन्तु अब घूलि-घू-र हो गयी 
थी।'* उसका ललाट प्रशस्त था, आँखें हरिण की आंखों की तरह मनोहर थी, कान लम्बे 
और नाक किंचित शुक-तुण्ड की तरह से आगे की ओर झुकी हुई पी । मद्यपि मार्ग की 
कलान्ति के कारण उसके होंठ सूख गये थे, तथापि उनकी लाल-लाल कान्ति स्पष्ट हो 
उद्भासित हो रही थी | साया मुखमण्डल आतप-म्लान कमल-पुष्प के समान आह्वाद और 
व्यथा दोनों ही प्रकट कर रहा था।”* 

“अनामदास का पोया' में पुरुप-सौन्दर्य का चित्रण नद्दी हुआ है। कह्दी-कह्टीं 
एकाघ विशेषण श्रस्तुत करके ही काम घला लिया गया है। उसमे ज्ञान-घर्चा का ही 
अधिक अवसर था, इसलिए पुरुष-सौन्दर्य की उपेक्षा की गयी है। 

आचार्य द्विवेदी ने सामतीय युग के पुरुष का भव्य चित्रण किया है। राजा और 
साधु के सौन्दयय-चित्रण मे उतका मन विशेष रूप से रमा है। साधुओ के थर्णन में तो 
उन्होंने विभिन्‍न सम्प्रदायो के साधुओं का वर्णव करते समय अपने दवृंदय को ही निकालकर 
रख दिया है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा! और 'चार-चन्द्रलेख” मे अनेक साधुओ का वर्णन 
प्राप्त होता है। 'पुननेवा' भे सिद्ध बाबा एक चमत्कारी साधु हैं किन्तु उनका सोन्द्येन्वर्णव 





]. पुननवा, पु० 95 
2« उपरिवत्‌, पृ० 95 


द्विवेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-योजना | 45 


महीं किया गया है। सम्भवतः पचार-चर्द्धलेख' तक आति-जाते द्विदेदी है हल 438 
को पूर्ण अभिव्यक्षित दे चुके ये, इसलिए उन्होंने सौस्दय-वर्णन करने की ६० फ 5 
महदी समझी । 'अनाप्रदास का पोया में तो उतका संकोच और भी 0 ढ़्गया के 
बुहषव पात्रों की उर्पास्थिति ह्ीते हुए जी उनका सौन्दर्य अभिव्यकत ५ ३४ 
ही नहीं समझी गयी। सम्भवतः उपनिषद्‌ काल का वित्रण होते के कारण ही 

हर है ९ 


शीर्षक 


आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यासों का नामकरण करते समय इस 
हच्प को विशेष रूप से ध्यान में रखा हैं कि वह उत्सुकता, कोतृहल जैसे 4७4 से युक्त 
ही । उनवा प्रषण उपन्यास 'वाणभट्टू की आत्मकथा' है जिसमें यह भ्रम उत्पन्न करने का 
प्रया्त किया गया कि यह उपन्याप्त ने होकर आत्मकथा है। उन्होंने यह कार्य अपदी रचना 
को प्रामाणिकता का क्रम देने के लिए दिया है। इस भ्रम को परुष्ट करने के लिए उन्हेंते 
आह्टिया के एक सम्प्रान्त परिवार की कन्या मिस कैथराइन की कथा कथामुख में धस्तुत 
की है। मद्दी स्थिति दूसरे उपस्यान की भी है। 'चार चन्द्रजेख” मे भी कयामुख दिया गया 
है। इसमे घद्ध गुद्दा में लिसे गये लेख की ही उन्हेंने 'घाद चस्रतेख की सज्ञा प्रदान की 
है। तृतीय उपस्पाम पुननंदा/ हैं। 'बुननेवा' में किस्ती प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने का 
प्रयास नहीं हुआ है। 'पुन्नेवा' नाम ही कौतू हल-वद्धंक है--अर्थात्‌ जो पुन:युवः नवीन 
छनी सर) इसकी सार्पकता सर्दप्रयम पंडुला को उद्भावना से होती है जो आचार्य 
देवशत की पत्नी शभिष्ठा का ही प्रतिरूप प्रतीत होती है, इसलिए उसे देखकर आचायें 
देवरात गा बालों घाव ताजा हो जाता है। दूसरी ओर प्रशुख साथंकता है निरन्तर 
स्यदरधाओं के पेस्कार और परिमाजन की आवश्यकता की जिससे धर को स्थापना बसी 
रहे । परिस्पितियों के बदलने से भाव-लोक मे नदीत संस्कार आते हैं और जो भाव-लोक 
में आ जाता है, एक दिन वह व्यवहार-लोक में भी आता है। यदि व्यवस्थाओं में सस्कार 
ओर परिपाजेन के द्वारा थ्में को नवीनता नही दी जायेगी तो एक दिन धर्म भी दूद 
जआादेगा। इस प्रदार _उपन्याप्त का मामकरण सा्॒यक हुआ । आचाय॑ द्विवेदी का चतुर्ष 
उपायास 'अनामदास का पोषा अप रेरव आध्यात' में भी एक भूमिका दी गयी है जिसमे 
उपस्यासकार के एक मित्र जिसका नाम उपन्यासकार को ज्ञात नही है, उन्हें एक पोषा दे 
जाते हैं। नाम श्ञात ने होने के कारथ उन्होंने उसे 'अनामदास का पोयाए की मं प्रदान बी 
ओर रेजद मुनि की कथा होने के कारण उसे 'अय रेवव आरुयान! कहा! 


इस्तुठ: आादापं दिवेदी के उपन्यामों के श्ञोपेक साथेक, सदीक तथा कथानक से 
उध्बद है । उनमें सारे ठिकता, दवीदया एवं आकर्षण के गुझ विद्यमान हैं। 
» अयावस्तु के गठन में सालित्य-योजना 


पु दाायं हृबारी प्रमाद द्िदेदी थे इस चार उपन्यासों की रदना कौ--'बाणभडू 
ह) पए्मच्पा (946), 


“चार घदलेय' ((963), 'ुननंदा' (973 दया 'अनामदास 





6 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


का पोथा(976)। उनके चारो उपन्यास ऐतिहासिक पौराणिक कयानकों पर आधारित हैं 
जिनकी कथावस्तु सुमंगछित है। प्रथम दो उपन्यास आत्मकथात्मक शैलो मे लिखे गये हैं। 
बाणभदूट को आत्मकृषा : आचार ह॒जारी प्रसाद हिवेदी ने हर्पफालीन 
सामाजिक-सास्क्ृतिक इतिहास को भ्रस्तुत करने के उद्देश्य से 'बाणभट्ट की आत्मकथा' की 
रचना की । इसमे अधिकांश घटनाएं काल्पनिक हैं किन्तु सामाजिक स्थिति का चित्रण 
ऐतिहासिक है । डॉ० रामदरश मिश्र की भी यही मान्यता है, “स्थान तो सभी ऐतिहासिक 
हैं किन्तु कार्ये और घटनायें काल्पनिक हैं! घटनायें काल्पनिक होते हुए भी उस युग और 
समाज के अनुछप हैं। लेखक ने तत्कालीन प्रत्थो के आधार पर ही किसी स्थान, घटना 
या त्योहार का चित्र खीचा है ए? 
आचार्य द्विवेदी ने उपन्यास के आरंभ से पूर्व कथामूल में आस्ट्रिया के सम्भ्रान्त 
परिवार की मिस कैथराइन को प्रस्तुत किया है, जिन्होने उन्हे एक पाडुलिपि दी और 
बाद में प्रकाशित करने की अनुमति भी। उसी पराडुलिपि को उन्होंने 'बाणभट्ट की 
आत्मकथा" कहा । यह भ्रम उपन्यास की प्रामाणिकता प्रस्तुत करने के लिए उत्पत्व किया 
गया । 
प्रस्तुत उपन्यास की आधिवारिक कंथावस्तु एक अपहृत नारी-तुवु रमिलिन्द की 
कन्या भट्टिनी को मुक्त कराने से सवधित हे। मुख्य पात्र वाणभट्ट है। उसका जन्म 
वात्स्पायन वश में हुआ था| वचपन में ही उसकी माता की मृत्यु हो गयी थी तया जब 
बह 4 वर्ष की आयु का था तो पिता की सुत्यु हो गयी। वह जन्म का आवारा, गप्पी, 
अस्थिरचित्त तथा घुमवकड था । एक वार जब वह घर से भागा तो गाव के अन्य छोकरो 
को भी ले गया, इसलिए उसका नाम बण्ड (पूछ कटा बैल) पड़ गया। यह नाम इस 
पर ही पडा कि, “वण्ड आप-आप गये, साथ मै नौ हाथ का पगहा भी लेते गये।” कभी 
यह नद बना, कभी पुतलियों का नाच दिखाते का कार्य किया, कभी नाटक-मण्डली का 
सचालत करता, कभी पुराणदाचक बनता और कभी ज्योतिपी वन जाता। वण्ड का 
संस्कृतीकरण कर उसने अपना नाम बाण कर लिया था। 
एक बार जब वह स्थाण्वीश्वर पहुंचा तो उसे ज्ञाव हुआ कि महाराजाधिराज थी 
हरषदेव के भाई कुमार कृष्णवर्द्धन के घर पुत्र का नामकरण संस्कार है। जब बह बधाई 
देने के उद्देश्य से राजमहल की ओर जा रहा था तो उसको नाटक-मण्डली मे कार्य करने 
बाली मिउनिया जो पात की दुकान पर बैठी थी, वे उसे आवाज लगायी। वह उससे प्रेम 
करती थी और यह समझकर कि वाण उससे प्रेम नही करता है, वह भाग गयी थी । 
बाण ने उसके बाद ही नाटव-मण्डली तोड दी थी। छ. वर्ष के पश्चात्‌ वह उससे मिल्री 
थी। वह उसे अपने घर ले जाकर प्रार्थना करती है कि देव-सदिर के समान एक नारी 
मौघरि वंश के छोटे महाराज के घर अपनी इच्छा के विरुद्ध आवद्ध है, उसकी मुक्त में 
उसे सहयोगी वनना चाहिए। वाणमट्ट अपनी स्वीकृति दे देता है ओर नारी-वेश में 
निउनिया के साथ राजग्रह में प्रवेश करता है। भट्टिनी की मुक्ति के पश्चात्‌ उसे यह शान 





. हिल्‍्दी उपन्यास : एक अन्तर्यात्रा, पू० 73-74 


ड़ 


द्विवेदी जी के उपन्यासो में लालित्य-योजना / 7 


होता है कि बहू महासमर विजयी तुबुर मिलिन्द की कन्या है। वाणभट्ट सुगतभद्र नामक 
बौद्ध आचार्य के माध्यम से कुमार क्ृष्णवर््धन की सहायता प्राप्त करता है। भट्टिनी 
राजवंश का आश्रय नही चाहती, इसलिए कृष्णवद्धेत एक नौका का प्रवन्ध करके दस 
भौखरि क्षत्रियों का रक्षार्थ प्रबन्ध कर देते हैं । नौका मगध की ओर चलती है। 

चरणाद दुर्ग से आगे निकलते ही आभीर रामन्त ईश्वरसैन के सैनिक नौका को 
घेर लेते हैं । भट्टिनी गंगा मे कूद जाती है। उसे बचाने के लिए निउनिया और पुन. 
भट्टू भी कूद पडता है। बह भट्टिनी को तो बचा लेता है किन्तु निउनिया का पता नहीं 
चलता भट्टिनी के आराध्यदेव महावराह की मूर्ति से भार बढ़ जाने के कारण उसे गया 
में ही समर्पित कर देता है। किनारे से हटकर शाल्मली वृक्ष के नीचे पहुचने पर उसे 
महामाया मिलती है, भट्टिनी को वह उनके आश्रय में छोड़कर निउमिया को खोजने 
मिकलता है। निउनिया के न मिलने पर वह वद्धतीयें के दशेन करने जाता है जहा 
अधोर घण्ड और चण्डमडिनी उसे कराला देवी के समक्ष बलि चढ़ाने की तैयारी करते 
हैं ! निउमिया बाधा पहुंचाकर उसके प्राणों की रक्षा करती है। महामाया उसे अवधूत 
अधोर भैरव के पास ले जाती है। वह तीन दिन तक अचेत रहता है। 

भर्व शर्मा का यह पत्र सत्र वितरित किया जाता है जिसमे तुबुरमिलिन्द की 
कन्या को खोजने की प्रा्थेना की गयी है। भट्ट स्थाण्वीश्वर रवाना होता है। वहां उसे 
राजकवि के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। भट्टिनी को स्थाण्वीएवर बुलाया जाता 
है। भट्ट भट्टिती और निउनिया को लेकर स्थाप्वीश्वर पहुंचता है तथा हर्ष द्वारा रचित 
“रत्नावली' नाटिका का मंचन करता है। निउनिया वासवदत्ता की भ्रूमिका में र्त्नावली 
का हाथ बाण के हाथ मे देकर मृत्यु को भ्राप्त हो जाती है। वाण को पुरुपपुर जाने 
का आदेश होता है। 

प्रास्मिक कथाओं में महामाया की कथा प्रमुख है । महामाया को मौय्वरि-नरेश 
ने अपहृत कर उसके साथ विवाह किया था। महामाया का वावदात अघोर भैंरव के 
साथ हुआ था । अधोर भैरव घोर तपस्या करके वशीकरण करता है ! राजा को यह शात 
होने पर कि महामाया की राजमहल में रोकना मौखरि वश के विनाश का कारण बनेगा, 
उसे मुक्ति दे दी जाती है। महामाया अवधूत अधोर भैरव की साधना की सगिनी बनती 
है। बाद मे वे देश के युवकों का उद्वोधन करती हैँ । 

दूसरी महत्वपूर्ण कथा सुर्चारता की है। उसका विवाह बचपन में ही हो गया 
था । उसका पति सन्यासी हो गया। उसकी सास उसे बहुत अच्छे ढग से रखती थी। 
एक बार वह एक सन्यासी के प्रति आइृष्ट हुई। उसकी सास ने बताया कि वही उसका 
पति है । मरे के आय पर यह गुरु से अनुमति लेने जातर है । गुरु उसे अवधूत अघोर 
भेरव के पास भेज देता है। उसवी भवित-साधना के रूप को देयकर उसके विरुद्ध झूठा- 
अभियोग लगाकर बन्दी बना लिया जाता है। महामाया के विडोह के कारण उसे मुक्त 
कर दिया जाता है। 

प्रस्तुत उपन्यास अपने अन्त में अधूरा प्रतीत होता है। प्रत्येष्न आत्मकथा अधूरी ४ 
ही होती है। उसमें पर्व, त्योह्दार आदि वा वर्णन भी प्रचुर मात्रा से किया गया है, इसबिए्‌ 

कं 3 


8 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में छाहित्य-योजना 


डॉ० गोपीनाथ तिवारी को यह दोप प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि 'आत्मकभा' की 
बड़ी निर्वलता है इसका कथानक । आत्मकया में कहानी की गति तीत्र नहीं है। उपन्यास 
को यह विशेषता उसे उपन्यास नाम देती है। 'आत्मकथा' की वर्णन-अ्रचु रता कहानी--- 
“कामिनी का गला इधर-उधर दवोच वैठती है। पृष्ठ (3! से 34 तक चार पृष्ठो मे 
समाज का हो वर्णन है। नृत्य का अवसर आया तो कहानी लगडाकर बैठ गयी । ठिवेदीजी 
का मन कथा से अधिक वर्णनो पर आसक्‍त है। ठोक भो है। द्विवेदीजी कहावीकार हैं भी 
नही, इस कारण जहा भी वर्णन का अवसर प्राप्त हुआ है वे जमकर वैठ जाते है 7? 
यही आरोप कथा की अपूर्णता पर डॉ० देवराज ने लगाया, “कथा अपूर्ण रह जाती है, 
अपनी परिणति की और नही बढ़ पाती, इसका एक कारण लेखक का अनावश्यक नैतिक 
संग्रह अथवा राहित्यिक साहसहीनता है।" 

वस्तुत' आचार्य द्विवेदी ने हपंकालीन भारतीय सस्कृति का प्रामाणिक दस्तावेज 
प्रस्तुत करने के लिए, प्रामाणिकता की अभिव्यक्तित और खालित्य-विधान के वारण 
'आत्मकथा' को अधूरा छोठा तथा उसमे पवे, त्योहार, नृत्यादि का प्रचुर बर्णव किया । 
तत्कासीन भवित, उपासना, तंत्र आदि का प्रस्तुतीकरण भी इसी कारण से हुआ है। 
इसलिए उसे दोप मानना हमे उचित प्रतीत नहीं होता । हम तो डॉ० लक्ष्मीज्ागर वाप्णेय 
का यह मत ही उचित प्रतीत होता है कि, “वाणमभट्ट की आत्मकथा मैं एक और 
सामस्ती मूल्यों की अस्वीकृति है, तो दूसरी ओर सामात्य भानवीय विशधिप्टवाओं की 
प्रतिष्ठापना । धार्मिक सहिष्णुता, समानता एवं मारी की योरवपूर्थ मर्यादा जहा स्थापित 
करने की चेप्ट। हुई है, वही मानव सहृदयता एवं सवेदना का विराट अकन भी । इसमें 
जहा मध्यकालीन सास्कृतिक परम्पराओ को स्थापित किया गया, वही उसका सामंजस्य 
आधुनिकता के बोध से भी बिठाया गया है और यही इस उपन्याध्त की महत्ता है ।" डॉ० 
जगदीश गुप्त ने भी उसे वास्तविक सौन्दर्य की सज्ञा प्रदान की है-- 

“उसका वास्तविक सौन्दर्य कथा की सत्यता प्रमाणित करने के साहित्यिक बल 
और कथावक के प्रति छेखक की आत्मीयता में निहित है ।/* 

वस्तुत/*बांणभट्ट की आत्मकथा! की वरतु का लालित्य उसके रूमानी और 
बलासिक होने में है ! इसका पैटर्न काव्यात्मक ही कहा जा सकता है। डॉ० बच्चन सिंह 
मैं इसे क्लासिकल रोीमाटिक उपन्यास मानते हुए कहा कि “अपने अश चित्रण-वर्णेन- 
शिल्प शैली मे यह बलासिकल है और प्राणयत उष्मा में रोमाटिक। ये दोनो तत्त्व एक- 
दूसरे से मिलकर एक अविभाज्य टेक्सचर बन जाते हैं। इस बलासिकल्ल विन्यास में 
अपैक्षित रोमेटिक सुत्रों की कमी तही है और रोमेटिक आवेय को वल्ासिकल सयम बाधे 
हुए हैं। बलासिक में एक और औदात्य होता है तो दूसरी ओर जडता। थौदात्य तत्त्व 





. ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, पृ० 06 
2 आधुनिक समीक्षा, पृ० 44 

3. हिन्दी उपन्यास : उपलब्धिया, पृ० 54 

4- आलोचना (उपन्यास अक), पृ० 479 


द्विवेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-योजना / !9 


हो लेते हुए रोमास के सन्निवेश द्वारा जड़त्व का लेखक ने सहज ही परिहार कर लिया 
है। एक जड़त्व जीवन और परिवेश के स्तर पर भी है। लेखक उस पर गहरा प्रहार 
करता है और समस्त उपन्यास से स्पन्द चेतना का नवोन्मेष फूट पड़ता है (४7 

यह क्लासिकल रोमेटिक भाव ही इसे कात्यात्मक बनाने में सक्षम है। इसमे 
जड़त्व पर भ्रह्मार कर स्पन्द चेतना को उभारा गया है। “इस स्पन्द चेतना को जिस 
काध्यात्मक पैटें पर प्रस्तुत किया गया है वह अद्वितीय है। यह अद्वितीय वस्तु रूप दोनो 
से है बयोकि जो वस्तु है वही रूप है, जो व्यक्तित है वही परिवेश है। इस प्रकार की 
अवयवगत सम्पूर्णता काव्य में ही सम्भव हे। इसीलिए इसके पैटन को मैंने काव्यात्मक 
कहा है। काव्य का अनुवाद नही हो सकता, इसीलिए 'वाणभट्ट की आत्मकथा” का भी 
अनुवाद नही हो सकता । इसके एक तार को छू देने पर समस्त तार एक साथ झंकृत हो 
उठते हैं। झक्ृति ही स्पनद चेतना है।”* 

चार चद्लेघ--चार चद्रलेख' में मध्ययुग के तंत्र-मंत्र, सिद्धि आदि के 
वातावरण के मध्य तत्कालीन राजनैतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। तात्रिक 
साधनाओ का मनोवैज्ञानिक विवेचन करने का प्रयास किया गया है। कुछ का विवेचन 
आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी किया गया है, इसलिए यह कहना उचित ही है कि 'घारु 
चन्द्रलेख” भावात्मक इतिहास के कथ्यात्मक अथवा वैज्ञानिक सृजवात्मक पुनरवल्ञोकन की 
दृष्टि से विरल प्रयास है।* 

“चार चन्दलेख' की कथा को बत्तीस उच्छवासों में विभक्त किया गया है। एक 
भुइसवार राजा जिसे चन्धलेखा सातवाहन की सन्चा से अभिसिकत करती है, इसका तायक 
है। राजा को एक मृग का शिकार करते समय वह ग्रामीण बालिका मिलती है । ग्रामीण 
बालिका के हाथ में एक थाल है जिसमें एक युवा योगी नागनाथ के लिए भोजन है । वहू 
राजा से उत्त योगी को ढूडढ़ते की प्राथंना करती है। साथ ही वह रानी बनने का प्रस्ताव 
भी रखती है किन्तु स्वतन्त्रता की एक शर्त भी स्वीकार करा लेती है। बाद मे वह्‌ राजा 
की बताती है कि एक ज्योतिषी ने बताया था कि वह रानी बनेगी। वह राजा से यह भी 
कहती है कि उसने उसे रानी बनाकर जोखिम उठाया है । बत्तीस लक्षणों से युक्त राजी 
को देखकर विद्याधर प्रसन्‍त हो जाते हैं । 

सीमा पर शत्रुओं के आक्रमण की सूचना मिलती है । रानी जनता का उद्वोधन 
करती है जिससे दिल्‍ली के सुलतान के सेनापति लौट जाते हैं । उसी समय नागनाथ को 
पता चलता है कि पाएवनाथ के पादमूल में वंठकर पारा ओर अश्वक घोटकर कोटिवेधी 

रस जी प्राप्ति हो सकती है। इस कार्य के लिए वह वत्तीस सक्षणो से युक्त शानी चद्धतेखा 
को सहायता मागता है। संसार के दु ख, शोक, रोग आदि को दूर करने के लिए रानी 


]. शातिनिकेतन से शिवालिक, पृ० 268 

2. उपरिवत्‌, पृ० 268 

3. बाबूलाल आच्छा, आचार्य इजारी प्रसाद दििवेदी के उपन्यास : इतिहा- 
ललित अध्याय; पृ० 76 





नह 


20 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजवा 


चन्द्रलेखा राजा से अनुमति ले लेती है। रसमदंत के आरम्भ में कुछ बाधाएं आती हैं किन्तु 
उसके गुरु द्वारा वे मिटा दी जाती हैं। जैसे ही रस सिद्ध होता है उसके दोनों पुत्र आकर 
एक कुश की लकडी से भागनाय के मस्तक पर प्रहार करते हैं। मागताय वहीं ढेर हो 
गये। उसके पुत्रो के पीछे सेठ आभड़ था और उसके पीछे अनेक सशस्त्र सैनिक थे । वह 
कूदकर नागनाथ के शव को अपनी भुजाओ मे भर लेती हैं। एक क्षण को वह सोचती 
है कि यदि वह उड़ सकती तो नागनाय के शव को लेकर उड़ जातो | तत्काल ही जान 
जाती है कि उसमे उड़ने की शक्ति आ गयी है। आभड पाश्व॑ंनाथ की वेदी पर पहुंचता 
है। उड़ते हुए रानी देखती है कि पाश्वंन्ाथ की मूति अठारह हाथ नीचे धस गयी और 
उसी के साथ कोटिवेधी रस भी विलुप्त हो गया । 
दूसरी ओर धीरशर्मा यह समाचार बताता है कि उसके अग्रज स्वर्ग सिधार गये 
है तथा दिल्‍ली के सुलतान की सेना गोपाद्रि के निकट निरीह जनता को प्रताडित कर 
रही है। उसी ओर यह समाचार भी मिलता है कि धुडकेश्वर ने ही नागनाय की हत्या 
की है। राजा मैनसिह से प्राप्त रानी के पत्र को पढ़कर इतना व्याकुल होता है कि भचेते 
हो जाता है । वह रानी से मिलने के लिए मैनसिंह के साथ पैदल ही नाठी माता के पास 
जाता है। राजा-रानी की बातें छिपकर सुनता है और उसे पता चल जाता है कि मँनसिंह 
मैना ही है। उसी समय घुडकेश्वर की सेना राजा और रानी को पकड़ने के लिए आक्रमण 
कर देती है। मैना अपनी सेना को बुलाकर पहाडो से पत्थर-वर्षा कराती है। इस युद्ध मे 
रानी भी भाग लेती है । 
राजा को पता चलता है कि उसके दोनो भतीजो को तो घुडकेश्वर के जाल से 
बचा लिया गया है किन्तु दृद्ध धीरशर्मा का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैना राजा से 
कहती है कि सीधे दिल्‍ली पर ही आक्रमण कर दिया जाए। उसी समय सीदी मौला को 
गुप्तचर समझकर पकडे जाने का समाचार मिलता है। राजा सीदी मौला को ससम्मान 
बुलाकर उनसे वात करते हैं। सीदी मौत्ना बताता है कि घुडकेशवर ने उसे मृत समझकर 
फेंक दिया किन्तु धीरशर्मा की वलि दी जाने वाली है। मेनसिह आकर कहता है कि 
'निठल्ले और बकबादी प्रिद्धो के चवकर मे पड़ने की आवश्यकता नही है। धीरशर्मा को 
बह मुक्त कराने की जिम्मेदारी लेता है तथा राजा से राष्ट्र-रक्षा के लिए सब वुछ होम 
देने की प्रेरक बात कहता है। सीदी मौला की दशा तो विचित्र ही हो जाती है 
राजा नाना गोसाई के मठ की ओर जाता है। तोन सैनिक नाना योस्राई को 
कन्धे पर ले आते हैं। राजा अलहना के साथ रात को जगल में भटक जाता है। राजा 
खड़्ड के पास पहुंचकर रुक जाता है। ऊपर मैना के साथी राजा सातवाहन की जय 
बोलते हुए जाते हैं तो अलदना चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। 
ऊपर से मैनसिंह राजा को देखकर पहाडी से उत्तरता है तो अचानक वह गिर पड़ता हैं। 
इाजा उसे गिरते देखकर स्वयं भी छलाग लगा देता है। मैनसिह रस्सी के सहारे से राजा 
को निकालकर लाता है। मैना ने घीरशर्मा को छुडा लिया है किन्तु घायल हो गयी है । 
भगवती विष्णु प्रिया के आश्रम में राजा रावी से मिलने जाता है । भगवती रानी 
से कहती है कि उसी के तप से राजा सातवाहन को विजय होगी । उसी समय उन पर 


किला. ऑजि---- 2 हि 


ढ्ववेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-योजना / 2 


आकमण होता है। घायल मैना दरवाजा तोड़कर निकल आती है । वह जलती हुई पगड़ी, 
वास और सरकण्डे शत्रु पर फेंककर शत्रुओ को भगा देती है। राजा सज्ञाशून्य हो जाता 
है और रानी का पता नहीं चलता । घुडकों में फूट डलवा दी जाती है। राजा के स्वास्थ्य 
के लिए भैरव-पूजा की जाती है। वलि के लिए मैनसिह अपना नाम दे देता है। नाटी 
माता इस पूजा को रुकवा देती है । वे कहती हैं कि राष्ट्र के लिए सच्चे बलिदान का समय 
आ रहा है। भदन्त अमोधवज कहते हैं कि सिद्धियो के पीछे पागल लौगो ने देश को 
निस्तेज कर दिया है। 
राजा एक महीने से पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है। राजा अमोधवञ्ञ के कहने 
पर अशोक चल्ल के साथ ब्यूह-रचना करने जाता है जिससे उत्तर की ओर से आक्रमण 
किया जा सके | अशोक चल्ल श्ंगालियों के माध्यम से मा भगवती का आदेश पाकर ही 
सहायता देना चाहता है। बीच मे ही श्रृंगालिया भन्‍ग जाती हैं) अशोक चल्ल निराश हो 
जाता है। अक्षोभ्य भैरव आविप्ट होकर कहता है कि बह लोभ और मोह छोड़कर अपना 
सब कुछ राजा सातवाहन को भेंट कर दे । 
यहां आकर एक नया प्रसग जुड़ जाता है--किसी तुर्क सैनापति के जाल से 
भद्गकाली भैरवी के उद्धार करने के वचन सम्बन्धी । मैनर्सिह सुलतान के विकट जठर से 
शाह के परिवार को निकाल लाता है किन्तु जैसे ही पता चलता है कि शाह की पत्नी ही 
अक्षोभ्य भैरव द्वारा बतायी भद्रकाली भेरवी है, मेनर्सिह शाह्‌ की हत्या कर देता है। 
मैंना को जैसे ही पता चलता है कि उससे कुछ अनुचित हो गया, वह अपने भाले को स्वय 
ही मार लेती है। उसी समय रानी चन्द्लेखा वहां आकर चिल्लाती है--बचाओ । 
चाह चब्धलेख' में अनेक प्रासग्रिक कथाए हैं। चन्दवरदा के पुत्र जल्हण की 
कथा इसी प्रकार की है। जल्हण के माध्यम से पृथ्वीराज के विपय में ज्ञात होता है । 
दूसरी कथा सूहव देवी की है जो राजा जयचन्द की पत्नी बनती है और मुहम्मद गोरी को 
आमश्रित करके कान्यकुब्ज पर आक्रमण कराती है। सीदी मौला, घुडकेश्वर आदि की 
कथाए भी प्रासगिक कथाए हैं। 
पूरे उपत्यास में सिद्धि की साधनाओं और युद्धों का ही वित्रण है किन्तु नतो 
साधनाओं का ही विस्तृत विवेचन हो पाया है और न युद्धों का ही ।! “महापण्डित राहुल 
सास्कृत्णायन ने मध्ययुग को सिद्ध सामनन्‍्त थुग कहा है। उपन्यास ने मध्ययुग की इन दो 
विशेषताओ के आधार पर व्यापक आयामों में चार चन्द्रलेख को लोक-रचता का परिवेश 
दिया है।”* 
प्रस्तुत उपन्यात्त में स्वयं उपन्यासकार ने राजा सातवाहन, बत्तीस लक्षणों से 
युक्त रानी चन्द्रकला तथा उसकी सखी मैना को श्रदीकात्मकता देने का प्रयास किया है । 





, बाबूलाल आच्छा, डॉ० हजारी भ्रसाद द्विवेदी के उपन्यास: इतिहास के दो 
ललनित अध्याय, पृ० 03-704 

2. डॉ० उमा मिश्रा, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास साहित्य: एक अनु- 
शीलन, पु० 50 


]22 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहिंत्य में लालित्य-योजना 


बे तीनो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किये गये है । कई स्थानो पर इस 
प्रकार के सकेत प्राप्त होते हैं । उपन्यासकार पच्चीसवें परिच्छेद मे कहता है कि-- 

“अमोधवज्य ने कहा था कि इच्छा-शक्ति और क्रिया-शक्ति के इगित पर चलते 
रहने के कारण जीवनमाया के 'पाश' में वध जाता है, उसकी 'स्व“-तन्मयता जाती रहती 
है? 

स्वयं राजा रानी और मना को लेकर द्वन्द्र की स्थिति मे पहुच जाता है और 
विचार करते हुए कहता है कि-- 

“रानी और मैना ! मेरी चेतना के दो पाश्वं है। रानी मेरी इच्छा का प्रतीक 
है, जैसे एक निरन्तर प्रवहमान अप्रतिहत गति-मात्र हो गलत दिशा में गयी तो गलती 
ही की और दुर्वार वेग से बढती गयी, कुण्ठित हुई तो दुर्वार वेग से ही कुण्ठोन्मुखी बनी 
रही, मानो इस कुण्ठा का कोई ओर-छोर नही, प्रेमाप्लुत हुई तो इतनी निम्न हुई कि 
कही अपनी सत्ता का ध्यान ही नही । उन्होने कहा था, “राजन्‌ आधी की तरह बहो, 
बिजली की तरह कड़को, मेघ की तरह वरसो ।” हाय, मैं वया समझता था कि उन्होने 
उपदेश के बहाने अपना रूप ही समझा दिया है। वे आधी की तरह ही वही, बिजली की 
तरह ही कड़की, बादल की तरह ही वरसी। रानी मेरी चेतना का केवल गतिशील पार्श्व 
है--इच्छा मात्र 

“और मैना ? बहुत सोचकर मैं देख रहा हू, मैना मेरी चेतना के उस पाश्व॑ का 
प्रतिनिधित्व करती है, जो केवल क्रिया-मात्र है। इच्छा बार-बार उससे टकराती है, 
झुकती है, मुडती है, प्रतिहत होती है, रूपायित होती है। इच्छा गति-मात्र है, क्रिया 
स्थिति-मात्र है। इच्छा और क्रिया के अनवरत आधात-प्रत्याधात से जो तरगरमाला 
विकिरत हो रही है, वही मेरा इतिहास है, मेरा जीवन है, मेरा ससार है। मै ज्ञाता हू, 
मैं द्रष्टा हूँ, मैं साक्षी हू ।/* 

प्रस्तुत उपन्यास में इच्छा, ज्ञान और क्रिया-मेधा त्रिधा विभकत शक्ति के तीन 
आद्य रूप एक-दूसरे से विच्छिन्त रहते है, सयुक्त नही हो पाते ।* तथ्य समूह और पाडित्य 
की दृष्टि से इसका कथानक अत्यन्त समृद्ध कहा जा सकता है ।* डॉ० मवखन लाल शर्मा 
के शब्दों भे, “इस उपन्यास भे भारतीय चेतना तथा प्राचीन सस्कृति का एक दस्तावेज 
सुरक्षित है ।/* दूसरी ओर डॉ० उमा मिश्रा का मत है कि इस प्रतीकात्मक रूप की 
कोई स्पष्ट उपलब्धि उपत्यास मे नहीं दिखाई देती। मानवीय अनुभूति का अभाव 
खटकता है। कथा का प्रत्येक तत्व अपने स्थान से कुछ हटा हुआ है। कथा के चित्र बहुत 





. ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली-4, पू० 5]3 

2 उपरिवत्‌, पृ० 478 

3 सं० शिवप्रसाद सिंह, श्ांतिनिकेतन से शिवालिक, पृ० 290 
4 उपरिवत्‌, पृू० 347 हे 

3. हिन्दी उपन्यास . सिद्धान्त और समीक्षा, पृ० 378 


डिवेदी जो के उपन्याप्तों मे लालित्य-योजना । 23 


घुधले और अस्पष्ट से हैं ।”! दस सन्दर्भ में हमारा मत है कि डॉ० हजारी प्रसाद दिवेदी 
जिस य्रुग की अभिव्यवित कर रहे थे, वह युग निराशा का युग था तथा वैयक्तिक सिद्धियो 
के प्रति ही आकपेंण था, इसलिए इच्छा, ज्ञान और किया के समस्वित रुप को प्रस्तुत 
करने का प्रश्न ही नही उठता । इस दृष्टि से विश्वखलित होते हुए भी उपन्यास अपने कथ्य 
की अभिव्यक्तित में सफल रहा है। 

पुननंदा को कयावस्तु--पुननंवा” कया-रस से परिपूर्ण एक सफल उपन्यास 
है। 'पुरर्नवा' तक आति-आते द्विवेदी जी वस्तु-सघटन में अत्यन्त कुशल हो गये थे। 
आधिकारिक कथावस्तु और प्रासगिक कयाओ के सयोजन में जो कुशलता प्रस्तुत उपन्यास 
में देखने को मिलती है, वह अन्यत्र दुलंभ है। कथा में कलात्मकता के साथ-साथ कौतूहल, 
मनोवैज्ञानिकता तथा युगीन यथार्थ का चित्रण उसे महान्‌ उपन्यास की श्रेणी में पहुचा 
देता है। स्वयं आचार्य द्विवेदी ने व्योमकेश शास्त्री बेः नाम से भीष्म साहनी को जो पत्र 
लिखा, उससे यह ज्ञात होता है कि वे भी इस प्रयोग को सफल मानते थे-- 

“आप मेरे सम्बन्ध में कहा करते हैं कि मैं आलोचक हू, सहृदय नही । फिर भी 
मुझे यह साहित्यिक प्रयोग रुचा है, जो सहृदयों को लक्ष्य करके लिया गया है, चह अच्छा 
लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के आधुनिक कथाकार यह भूल ही जाते हैं कि 
कथा में साहित्य रस का होना आवश्यक है । मुझे खुशी है कि आप नही भूले है।”? 

बस्तुतः हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत उपन्यास अपने जन्म-स्थान को आधार 
बनाकर लिखा है । स्वय द्विवेदी जी ने यह स्वीकार किया है--- 

“मैं जानता हू कि “पुननवा के पात्र वास्तविक जीवन से लिये गये हैं। वह पूरा 
परिवेश आपका अत्यन्त परिचित और आत्मीय है जिसमें कया को जडा गया है। हलद्वीप 
आधुनिक हल्दीप हैं; द्वीपषण्ड, दुबहृड है, च्यवन भूमि जाप ही है, यह तो लोग अन्दाज से 
समझ भी सकते है, परन्तु द्वीपजण्ड का सरस्वती विह्यर जो आपकी जन्मभूमि है यह कम 
लोग समझ पार्येगे। में आपका अत्यन्त निकट आत्मीय होते के कारण चन्द्रा और सुमेर 
काका को पहचानता हूं । श्यामहूप ओर गोपाल आयेंक को बहुत अच्छी तरह जानता हे 
ओर आय देवरात भी मेरे जाने हुए हैं। इन चरित्रों मे जो-जो सामान्य स्तर से अधिक 
उत्कर्प आपने दिखाया है वह भी यथायये पर आश्रित है, ऐसा मेरा विश्वास है, परन्तु इन 
जाने-माने गावो के चरित्रो को आपने जो गरिमा दी है, वह आपका विशिष्ट अवदान है, 
किसी दूमरे के हाथ मे पडने पर ये कदाचित्‌ और तरह के हो जाते | हर लेखक का 
अपना व्यक्तित्व ओर संस्कार होता है और वह उसके पात्रो मे प्रतिफलित होता है, परतु 
विश्वास मानिए कि ये चरिश्र आज भी जीवन्त है। इस क्षेत्र के देहातो में घूमते समय 
मैंने पाया है कि ये चरित्र केवल पुस्तक तक सीमित नही हैं, प्रत्यक्ष दिखायी देते है, बात 

करते हैं और अच्छन्त भाव से सहृदयों को आमत्रित करते हैं. कि “मुझे पहचानों, मुझे 








. डॉ० ह॒जारी प्रमाद द्विवेदी का उपन्यास साहित्य : एक अनुशीलन, पृ० 49 
2. ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावलीना, पू० 426 ४०५० 


24 / हजारी प्रस्ताद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


उजागर करो ॥77 

वस्तुत" आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी कालिदास की लालित्य योजना' लिखने के 
पश्चात्‌ कालिदास को आधार बनाकर एक उपन्यास को रचना करना चाहते थे । 
धुनन॑वा” की रचना का आरम्भ करते समय उनके मस्तिष्क में यही था किन्तु इस उप- 
न्यास में चद्धमौलि कालिदास के रूप में उपस्थित अवश्य हुआ किल्तु नायक के हप मे 
नही । व्योमकेश शास्त्री के नाम द्वारा स्वय द्विवेदी जी बहते हैं कि-- 

“मैं इस आशा से लिख रहा हू कि आप इतिहास रस की रक्षा करने में समर्थ 
होकर भी अनावश्यक द्विविधाओ के शिकार न हो । वैसे 'पुन्ेवा' कथानक की दृष्टि से 
मुझे बहुत शिथिल नही जान पडती | शिधिलता इसकी इस बात में है कि इसका आरंभ 
कालिदास के भावों को उजायर करने के उद्देश्य से हुआ था। 'पुर्नवा” नाम भी कालि- 
दास के एक श्लोक से प्रेरणा ग्रहण करके लिया गया था । इसकी तकंसम्मत परिणति 
कालिदास के भावों को और स्पष्ट करने में होती ।/? 

आचार्य दिवेदी ने प्रस्तुत उपन्यास चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त के काल को 
आपार बताकर लिखा है। इसके प्रे रणा-घोत जहा उतकी स्व्य जन्मभूमि है, यही सस्कृत 
का शूद्रक रचित नाटक 'मृच्छकटिक', लोक कथाए---लौरिक-चन्दा', 'मैना मा जरदेई 
तथा 'लहुरावीर' सम्बन्धी , बुछ किम्वदन्तिया एवं कालिदास के ग्रथ है। आचार्य द्विवेदी 
ने 'मुच्छकटिक के गोपाल आयेक और शाविलक को लोरिक और सविरू (श्यामरूप) 
बना दिया है। गोपाल आर्यक नाम बिगडकर लोौरिक करे बन गया, इसको विस्तार से 
स्वय उपन्यासकार ने 'पुन्न॑वा' मे ही समझाया है-- 

पहले व्यक्ति ने जरा आश्वस्त मुद्रा मे पूछा, “यह ग्वालारिक कौन है महाराज ?” 
डिगने ब्राह्मण ने डाटा, "तू मूर्खे ही रह गया रे भोमा, गोपाल आयेक भी नहीं बोल 
सकता ?” उसने विनीत भाव से कहा, “हम लोग तुम्हारे समान सासतर थोडे ही पढ़े हैं 
पण्डित जी, ठीक-ठीक वोल पाते तो हम भी तुम्हारी तरह पुजवाते म फिरते ? तुमने जो 
नाम बताया वह, क्या कहा--गोवाल आरिक, बडा कठित नाम है ।” “गवालारिक जैसा 
ही तो सुनायी पडता है देववा ।” एक और व्यवित ने बीच में पड़कर कहा, “इस विचारे 
को क्‍यों डाटते हो देवता वह तो बहुत दूर तक ठीक-ठीक ही उच्चारण कर रहा है, उघर 
मथुरा में तो लोगो ने और भी संक्षेप कर लिया है। वे अपने गीतों में ग्वालारिक भी 
मही कहते । कह देते हैं---/ल्वारिक' या लोरिक 47 

इस प्रकार हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने गोपाल आर्यक की लोरिक तक की यात्रा 
को स्पष्ट करने का प्रथास किया है। गोपाल आयंक, गोवाल आरिक, ग्वालारिक, 
ल्वारिक, लोरिक । इसी प्रकार शाविलक सावरू वना दिया, यद्यपि उसे उन्होंने छबीला 
पण्डित का सस्कृतीकरण कहा है । 





3. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-7 , पृ० 426-427 
2. उपरिवत्‌, पृ० 427-428 
3. पुननेवा, पृ० [44 


द्विवेदी जी के उपन्यासो मे लालित्य-यीजना / 25 


अस्तुत उपन्यास की आधिकारिक कथावस्तु गोपाल आयेक, भूणाल मजरी और 
चद्धा की है। देवरात-मजुला, श्यामरूप-मादी, चस्द्रमौलि-माठ्व्य, चारदत्त-धूता-वसंत- 
सेना, समुद्रगुप्त आदि आदि की कथाएं प्रासंगिक कथाए हैं। कया के तीन कैल्द-स्थल हैं । 
(/) हलद्वीप, (2) मथुरा और (3) उज्जयिनी ! 

(॥) हलद्वीप की कथा : हलद्वीप की कया में आचाय देवरात और मजुला की कया 
प्रमुखता पाती है। आचार्य देवरात योघेय राजकुमार थे। उनकी सौतेली माता ने उनके 
युद्ध के समय यह बात प्रचारित करा दी कि युद्ध भे देवरात की मृत्यु हो गयी है। देवरात 
की पत्नी शर्मिष्ठा सत्ती हो गयी। युद्ध से वापस लौटकर आने पर जब उन्हें इस तथ्य 
का पता चला तो वे सन्यासी हो गये । हलद्वीप में गणिका मजुला का रूप शमिष्ठा से 
मिलता था, इसलिए वे वद्दी रुक गये। उन्होंने एक आश्रम वना लिया जिसमे वे च्यवन- 
भूमि के चौधरी वृद्धगोप के पुत्र गोपाल आर्यक और पालित पुत्र श्याम रूप को पढाने 
लगे। मंजुला वेचक के प्रकोप से स्वगंवासी हो गयो किन्तु अपनी पुत्री मृणाल मजरी को 
आचार्य देवरात को सौंप गयी । आचार्य देवरात ने उसे पाला-पोसा और अच्छी शिक्षा- 
दीक्षा दी । श्यामरूप ब्राह्मण-पुत्र था, इमलिए उसे पढ़ने को क्षिप्तेश्वर महादेव की 
पाठशाला में भेज दिया गया किन्तु श्यामरूप वहा से भाग गया । गोपाल आर्यक श्यामरूप 
को खोजने के लिए भागा किन्तु उसका पता चल गया । उस दिन से गोपाल आर्यक का 
आश्रम से सम्बन्ध दूट गया । आचार देवरात ने मृणाल मजरी का विवाह गोपाल आर्यक 
के साथ करने का प्रयास किया किस्तु सफलता तही मिली। नए राजा के भोग-विलास 
में लीन रहने के कारण सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो गयी थी। चन्दनक के कुवाच्य और 
कुपत्र के आधार पर मृणाल मजरी सिहवाहिनी वतकर पुरुष सिंह गोपाल आयंक को 
आश्रम में बुलाती है| गोपाल आयंक सुरक्षा के कारण मृणात्र मजरी को अपने साथ ले 
जाना चाहता है किन्तु आचार्य देवरात बिना विवाह के उसे साथ भेजने को तैयार नहीं 
होते। इस वार उन्हें सफलता मिलती है और मृणाल मजरी का विवाह गोपाल आरयंक 

के साथ हो जाता है। गोपाल आर्यक के भाग जाने के पश्चात्‌ चन्द्रा मृणाल मजरी के 
साथ आकर रहने लगती है । बावा के कहने पर वे गोपाल आरयंक को खोजने जाती हैं 
और मथुरा से आगे नही जाना चाहती। वे बटेश्वर महादेव पर ही रुक जाती हैं । 

(2) मयुरा की कथा: मथुरा की कथा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध श्यामरूप उर्फ 
छबीला पण्डित उफ शाविलक से है। श्यामरूप हलद्वीप से भागकर नटो की एक मामावर 
मण्डली में सम्मिलित हो जाता है। चोधरी जम्भल एक कुशल मल्ल था। उसने उसे 
मल्ल-विद्या के साथ नट-विद्या की भी शिक्षा दी। स्नेह और सम्मान के रूप मे वह उसे 
छबीला पण्डित कहने लगा । अपने गुरु के कहने पर उसने सद्रदेश के अज्जुक पहलवान को 
मल्लयुद्ध मे पछाड दिया । उस घटना के साथ ही एक अन्य घटना भी घटी । नट-मण्डली 
में एक ब्राह्मण-कन्या मादी के प्रति उसका अभिलाप भाव जाग गया किन्तु चौधरन ने 
उसे बेच दिया | छवीला पण्डित को पता चला कि दलाल उसे वेचने के लिए मथुरा आया 
है। इसी कारण वह मथुरा आता है किन्तु उसके आने से पूर्व ही उसका नाम मथुरा पहुंच 
चका है । एक वृद्ध ब्राह्मण के प्रयास से उसे राजा के पितृक चण्डसेन का आश्रय मिल 


26 / हजारी प्रमाद द्विवेदी के साहित्य में सासित्य-योजना 


जाता है। वृद्ध ग्राद्मण उसके नाम का सालृतोकरण करके शावित्क रप देता है। एक 
मल्ल प्रतियोगिता में उसने राजा के साले भानुदन के प्रसिद्ध महल मागू को हरा दिया। 
उसी दिन उसे आरयक का सथा यीरक मिलता है णो उसे गोपाल आरके और घद्धा वी 
बहाती भुनाता है। मथुरा की ग्हानी में ही गोपरात आर्यक का समुद्रगुष्त का ग्रेमापति 
बनने का पता घतता है। समुद्रगुप्त की सेना के मथुरा की ओर आने के समाचार से 
चण्डसेन अपने परिवार को उज्जयिती भेजने का निश्चय फरने हैं और भाविलक को 
उगके साथ थाने का आदेश देते हैं। वीरक से पता घलता है कि कपोतेफ मादी शो बेचने 
के लिए उम्जेयिनी की ओर गया है। 

मथुरा बी कया का टुुसरा आधार मटेश्वर महादेव है, जहा मृथाल और चन्धा 
सुमेर कात्रा के साथ गोपाल आयंक को योजने आयी हैं। समुद्रगुप्त मृणाल के शौल मौर 
सौन्दर्य को देखकर प्रसन्न होता है तथा उन्जयिती विजय वा रमाधार मिलने पर अपने 
कैलिनयया गोपाल आयंक से भेंट करने का समाचार सिजवाता है । यौपाल आर्यक 
बटेश्बर में ही घ॒न्द्रा और मैना से पुनरमिलन करता है। 

(3) उम्जपिनी की कृपा : “पुननंवा' की कथा तेजी से उम्जयिनी की और 
अग्रसर होती है। भमुद्र गुप्त द्वारा गोपाल आर्यक और चना के सम्बन्धो को आधार 
बनाकर सिथा गया कड़ा पत्र पाकर ग्रोपाल आर्येक उश्जयिनी शी ओर भाग लेता है। 
माठय्य दादा और चद्धयौत्ति भी उज्जमिनी करा रहे हैं। ग्रोपाल आर्यक फ्री उनसे भेंट 
होती है। माठय्य दादा के पहचानने के करण यह उज्जयिनी छोड़कर जाना चाहता है 
तो मद्दाराल के मन्दिर में सन्‍्यासिनी माता के आदेश पर वह घारदत्त और घूता भाभी के 
साथ रथ में बैठकर जाता है। मार्ग मे राजाबी सवारी आती है और घाशदत्त और 
उसकी पत्नी को बंदी बनाये जाने के आदेश को सुनकर गीपाल आरपिक राजा पालक का 
सिर काट देता है। सैँसिको को अपना परिचय देवा है और साथ देने वालो की पदनवृद्ध 
बा आश्वासन देता है। राजमहल पर अधिकार कर लिया जाता है । घूता भाभी गोपाल 
आयंक को समझा देती है कि उसकी पत्नी और चल्घा साथ रहती हैं ओर उनकी कोई 
समस्या नदी है । उसवा भाई श्यामरूप भी उसे मिल जाता है और वह समुद्रग॒ुप्त से 
मिलने चल देता है । 

आधार्य देवरात भी उज्जयिनी पहुंच जाते हैं और युद्ध के समय वे गोपाल आरयंक 
का पक्ष लैते हैँ। मजुला की आत्मा द्वारा समझावे जाने पर वे मथुरा की ओर घले जाते 
हैं। गोपाल आयंक को वापस लौटते समय चन्द्रमोलि मिल जाता है, वह उसका परिचय 
समुद्रगुष्त से करा देता है। समृद्गगरुप्त उसकी प्रेंससी का पता लगाने का आश्वासन देता 


है 

प्रस्तुत कथावस्तु में आये सिद्ध व,्बा की कथा, सन्यासिनी माता की कथा और 
मजुला की आत्मा क्री कया पर ढों० जत्यवत्तिह आरोप तगाते हुए कहते हैं कि /उप- 
न्यासकार अपने पाठकों को, सिद्धीं की अतिमानवीय शक्ति के प्रति आश्वस्त करता 
प्रतीत होता है। इसी प्रयास ने कथानक को विश्वसनीयता के गुण से रहित बना दिया 


द्विवेदी जी के उपन्यासो में लालित्य-्योजना / 27 


है।'7 हमारा मत यह है कि इस प्रकार की घटनाएं एकदम अविश्वसनीय भी नही है। 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विविदो ने नाथ और सिद्धो पर कार्य किया है और अवश्य ही उन्हें 
किसी चमत्कारी सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए थे, इसी कारण उन्होंने 'बाणभदुढ की आत्म- 
कथा! मे अवधूत अधोर भैरव, चारु चन्द्रलेख' में सीदी मौला और ग्रुरु गोरखनाथ जैसे 
पात्रो को प्रस्तुत किया है। डॉ० सरनामसिह शर्मा अरुण ने 'बाणभट्ट की आत्मकथा! 
मे लेखक की आत्मकथा के अश खोजते हुए अधोर भैरव के बारे मे जो लिखा है वह सिद्ध 
बाबा के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। 

« 'अघोर भैरव” ककालीतला (शातिनिकेतन से छ. मील दूरी पर स्थित साधना- 
पीठ) में रहने वाले भैरव की प्रतिमूति है। ककालीतला के भैरव के सम्बन्ध में अनेक 
दन्तकथाएं प्रचलित हो चुकी है। सम्भवतः साधना-पद्धतियों को कथा रूप में रचने की 
प्रेरणा लेखक को हरप्रसाद शास्त्री द्वारा लिखी गई उस कथा से मिली हो, णो उन्होंने 
तात्रिको के विषय में लिखी थी ।”+ 

यही आरोप श्री राजनारायण ने भी लगाया--वस्तुत उपन्यास का उत्तराद्ध देवी 
विधानों की योजना एवं दार्शनिक विवेचन के आग्रहो के कारण शिल्प की दृष्टि से स्थान- 
स्थान पर जबरदस्ती जोड़ा गया लगता है। परन्तु उपन्यास के सम्प्रेष्य की दृष्टि से इनकी 
योजना अनावश्यक नही है। समप्टि-भाव का मनोवैज्ञानिक, घामिक-दार्ण निक निरूपण 
और उसका जीवन-दर्शन के रूप भे प्रतिपादन तथा समाज-णीवन के बारे मे द्विवेदी जी 
की भाववादो धारणा के कारण इन प्रसगो की उद्भावना असंगत नही लगती। सम्पूर्ण 
कथावस्तु मुख्य रूप से विशिष्ट भाववादी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयोजित-संभियमित 
2 कथानक-शिल्प मे कथावस्तु की अस्वाभाविक्तताएं स्वभावतः प्रतिफलित हो 
गयी हैं। 

वस्तुतः थी राजनारायण ने अपने आरोप का स्वयं ही विरोध कर दिया है। 

"गद्य-महाक्राव्तात्मक शैली मे इसे लिखकर द्विवेदी ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय 
दिया है।”” 'पुननंवा' का कथा-संघटन चमत्कारिक, रमात्मक और अनुपम है । लेखक के 
रसवादी दृष्टिकोण की अभिव्यवित इसमे पूरी तरह हो सको है। 


'अनामदास का पोया को कयावस्तु 


“अनामदास का पोया' छादोग्य उपनिषद में संकलित रवव मुनि की कथा पर 
आधारित है। यह वीस अध्यायों में वर्गोह्वत है। उपन्यास आरम्भ करने से पूर्व आचार्य 
दिवेदी ने एक भूमिका दी है जिसमे किसी अपरिचित मित्र द्वारा उतका लिखा एक पोया 





]. पुननेवा : पुनर्मूल्यांकन, पृ० 59 
2. कृति और कृतिकार, पृ० 43 
3. पुनर्नेवा : चेतना और शिल्प, पु० 87 


कि !॒ अ्रमाद उपन्यास साहित्य : एक बनुशीलन, 
4 डॉ० उम्रा मिथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास साहि: एः शीः 
ढ' 


28 / हजारी प्रस्ताद दिवेदी के साहित्य में लालित्य-्योजना 


दिये जाने को गष्प मारी गयी है और उसी पोये के कुछ अंश 'अनामदास का पोवा' के 
रूप में प्रकाशित किया गया है। भूमिका में द्विवेदी जी स्वयं अपनी ओर सकेत कर देते 


हैं । 

“अनाम के भीतर का आलोचक सब समय गर्जन-तर्जेन द्वारा उसका होश-हृबास 
गुम करता रहता है। पर ऐसा लगता हैं कि यह आलोचक जितना गर्जन करता है उतना 
शक्तिशाली नही है। कालिदास ने अपने एक विद्वपक से कहलवाया है कि जैसा सापो में 
डुडुभ होता है वैसा ही ब्राह्मणों मे मैं हूं। डुडुभ बिलकुल निविप सर्प है। अताम का 
आलोचक भी आलोचकों मे डुडुभ ही है। कहते का सतलव यह है कि अनामदास के पोये 
से लगता है कि उसके लेखक के भीतर का कवि युप्त है और आलोचक अशव्त । फिर भी 
कोई बात है जो आकृप्ट करती है ॥"2 

प्रस्तुत बात हारी प्रसाद द्विवेदी पर ही खरी उतरती है। उनका कवि सुप्त है 
और वे कडवी आलोचना करते नही । डॉ० यदुनाय चौवे का कथन भी इसी प्रकार का 


है 

“यह अनामदास एक कल्पित नाम है। उपन्यास को कौतूहलपूर्ण ढग से प्रस्तुत 
करने के लिए अनामदास द्वारा प्रस्तुत प्रोथा का नामोल्लेख किया गया है। विचार करने 
पर ऐसा लगता है कि समुचा वैदिक वाडमय ही अनामदास का पोया है ! इसमें अमित 
आख्यान भरे पड़े हैं। लगता है प्राचीव भारतीय प्रस्ट्वत का अध्येता द्विवेदी जी का मने 
ही अनामदास के रूप में प्रस्ठुत हुआ है। अतामदास अपनी उम्र 66६ वर्ष बताते हैं । 
उपन्यास लिखते समय द्विवेदी जी की उम्र भी यही थी”? 

रैंकव के माता-पिता छोटी आयु मे ही मृत्यु को प्राप्त हो गये । वह साधना करते 
हुए अनेक सिद्धिया प्राप्त करता रहा। उसने उस सिद्धान्त का श्रतिपादत किया कि वायु 
ही सब-कुछ है। एक दिन जब वह नदी पर स्नान करने गया तो तेज आधी आई। नदी 
की उत्ताल तरगों ने रैक्व को घकेलकर एक शिलाखंड से जा टकराया। ऋषि कुमार 
उसी शिलाखड पर बैठ गया और बेहोश हो गया । रात्रि को होश आने पर जब वह तरण 
वापस लौंटता है तो उसे बैलो से विहीन एक टूटी गाड़ी दिखायी पड़ती है। गाड़ीवान 
पास ही में मरा पड़ा था। गाड़ी ते 5-20 हाथ दूर पर एक जीव मूच्छित अवस्था में 
पड़ा दिखायी दिया! ऐसा प्राणी इससे पूर्व उसने नही देखा था । उसके कपड़े सुखाते समय 
उसे लगा कि उस प्राणी ने हिरण के नेत्र लगाये हुए हैं। वद छूकर देखता है । चेवन होने 
पर बह प्राणी क्रोध मे उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा था। रैंक्व उसे देवलोक के 
प्राणी की संज्ञा प्रदान करता है । वह अपना परिचय देती है कि वह महाराज जानशुति की 
कन्या है और किसो बारी का स्पर्श करता प्राप है। वह कहती है कि उसे शुओ कहकर 
पुकारा जाये। रैंकव उसे अपनी पीठ प्र वेठाकर पहुचाने को दैयार होता है । उसी समय 
से उसकी पीठ में सनसनाहट आरभ हो जाती है। शुभा उसे आत्मा के संबंध मे बताती 





] भूमिका, अनामदास का पोया, पृ० 47 
2. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समग्र साहित्य . एक अनुशीलन, प्‌ृ०75 


ट्विवेदी जी के उपन्यातीं में लालित्य-योौजना / 729 


है। वह उसमे दूर छिप जाने की बात कहती है।." के इन 
वस्तुतः शुभा का नाम जाबाला था। वृद्ध आचार्य उदुम्बरायथ उमे बताते हैं के 
आंधी के समय उन्होंने एक दूठ पकड़ लिया था। हँसो की आवाज आ रही थी 'रसिक्व 
और 'रमिक्वे'। संस्ूत के आधार पर इसका अर्थ होता है कि सम्पत्ति बहा जा रही 
है? रैबव के पास | आश्वालमन ने उसे बताया कि सचमुच रंस्व मुनि है। वे सिड्धियो के 
द्वारा दूसरों के रोग दूर कर देंते हैं। जावाला रैवव के बारे में सुतकर वह विरहाम्लि मे 
जलने लगी। राजा ने समझा कि उसको पुत्री रुग्ण हो गयी है। आचाय॑ औदुम्बरायण 
रैबव से मिलने के पश्चात्‌ राजा को बताते हैं कि वह तरुण तापस अभशिष्ट है। वह शुभा 
को अपना गुर बताता है। जायाला यह सुनकर और य्याथित हो उठती है। 
रैवव वह स्थान छोड़कर चला जाता है। नदी पर उन्हें एक वृद्धा नाटी मिलती 
है। वे उसके कहने पर उसे मां कहने लगते हैं। उसके आश्रम में पहुंचकर अपनी सारी 
कथा सुनाता है। मां बताती हैं कि उसकी पीठ की सनसनाहट मन की दुर्देम अभिलाप- 
भावना की देन है जिसे शुभा ही ठीक कर सकती है। एक दिन रेकव को एक अन्य नारी 
मिलती है जिसे वह अपनी मां के पास ले जाता है। यह माता जी के कहने पर उससे दोदी 
कहने लगता है। दूसरी ओर णावासा विरह से पीड़ित होकर व्यावुल रहती है। 
रैबव संसार से भूष-प्यास, रोग-शोक के पहचासकर सेवर भाव को अपनाता है 
भाता शो के कहते पर वेदाध्ययन करता हैं। वह माता थी के साथ गाव-गाव धूमकर 
लोगों की दशा देखता है। वहा उन्हें सैवा-भाव को अपनाने वाले मामा मिलते हैं। दूसरी 
ओर आचार्य औदुम्बरायण के बताने पर राजा जनता के प्रति सचेत हो जाता है। 
माताजी जगवती ऋतभरा जाबाला के मन की थाह लेती हैं। उन्हें पतर चलता है दिए 
उसकी दीमारी के पीछे उसका रेबद के प्रति अभिलाप भाव है। मामा रैवव को बताता 
है कि निर्धन व्यक्ति का विवाह नही होता। राजा जावाला के रोग-मुक्ति के निमित्त 
कोहलियो का नृत्य-वाटक कराता है। 
माताजी रैववे का विधिवत्‌ उपनयन संस्कार कराती है। आचार्य औदुमस्बरायण 
जावाला से विवाह करने के लिए आश्वलायन को तैयार कर लेते हैं किन्तु जावाला की 
ओर से अस्न्धती विरोध करती है। भाश्वलायद को रेक्व की बातो से पता चल जाता है 
कि शुभा ही जाबाला है, इसलिए वह आचार्य को पत्र लिखकर सूचित कर देता है कि 
बह विवाह नही करेगा और जावाला के लिए उचित वर रैक्व होगा। राजा अपनी पुत्री 
के साथ ऋषि से मिलने जाता है। वहा रेंबव व जावाला से पुनः भेंट होती है। 
आश्वलायत रैकव को जटिल मुनि से मिलाने ले जाता है। जटिल मुनि बताते हैं कि हाय 
की रेखाओं को बदला जा सकता है। उस्तकी माताजी के अनुसार प्रेम करना बुरा नही 
है। जटिल भुनि रैवव को चमत्कार भी दिखाते हैं। वे उससे कहते हैं कि उसे जावाला से 
उद्बाह करना चाहिए जिसमे उपोद्प्रहण होता । 
राजा रैक्व के पास बहुत सारी सामग्री भेजता है जिसे वह वापस कर देता है। 
बाद में वह जावाला को लेकर पहुंचता है जिससे रैक्व उठाह करता है। 
उपसहार में छांदोग्य उपनिषद्‌ की कधा दी गयी है। वस्तुत, 'अनाम्रदास का 


हज ४४ 


30 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-्योजना 


पोया' की आधिकारिक कधावस्तु के साथ प्रासगिक कथाओ का गूफत भत्ती-भांति किया 
गया है। राजा की कथा, आचार्य ओद्ुम्बरायण की कथा, अरुन्धती की कथा, दीदी की 
कथा, आश्वलायन की कथा, जटिल मुनि की कथा इसी प्रकार की प्रासग्रिक कथाएं हैं। 
इन सभी से मिलकर कथावस्तु कलात्मक हो गयी है। डॉ० उम्रा मिश्रा का यह कथन 
उचित ही है कि “इतिहास और कल्पना के योग से कथानक को सुन्दर बनाया गया है। 
जिसमग्रकार कुस्हार गीती मिट्टी के लोदे को चाक पर रखकर युन्दर एवं आकर्षक बिलोने 
के रूप में वदनकर उसे उपयोगी बना देता है उसी प्रकार लेखक ने प्रस्तुत भौपनिपदिक्‌ 
कथानक को काट-छांटकर, संवार-सुधारकर सुन्दर तथा उपयोगी बनाया है। कथावस्तु 
का निर्माण कलात्मकता के साथ हुआ है ।/? 


चरिक्नों-सम्बन्धी लालित्य 

आचार्य हजारी प्रसाद ढयेदी के कुछ प्रात्न अमर हैं । बाणभट्ट, राजा सातवाहन, 
गोपाल क्रार्यक और रैवव के अतिरिक्त अवधूत, अधोर भैरव, सीदी मौला, सिद्धबावा 
और जटिल मुतरि ऐसे पुरुष पात्र हैं जो अविस्मरणीय है। नारी पात्रों मे निउनिया, 
भट्टिती, रागी चद्धलेखा, मैया, मुणाल-मजरी, चन्द्रा और जाबाला अनुपम नारिया हैं। 
उनकी नारियों के दो बर्गे है। एक वर्गे मे भट्टिनी, चद्धलेखा, मृणाल-मंजरी और जाबाला 
है तो दूसरे वर्ग मे निउनिया, मैता और चद्धा हैं। प्रथम वर्ग इच्छाशकित का प्रतीक है 
तो दूसरा वर्ग क्रिया-शक्ति का । 


बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र 

आचायें द्विवेदी ने 'बाणभट्ट की आत्मकथा' में सत पात्रों का प्रयोग ही अधिक 
किया है। दुष्ट पात्रो के नामोल्लेख भर हुए हैं अथवा थोड़ी देर के लिए ही आये हैं। 

पुरुष-पात्रों में बाणभट्ट ही कैल्द्रीय पात्र है। अन्य धात्रों का चरिक्राकन बहुत कम 
हुआ है। वरुण का नाम दक्षभट्ट है किन्तु बण्ड की प्रकृति होने के कारण उसे बण्ड ही 
कहा जाने लगा तो उसने उसका सस्ट्ृतीकरण करके बाण कर लिया। नाठी देह को 
ददेव-मदिर! मानने वाला बाथ उनकी मुक्त के लिए आ्राण लेने-दैने को भी तत्पर हो 
जाता है। एक आभिजात्य ब्राह्मण कलाकार अनायास ही परमवीर ओर निर्भीक बन 
जाता है। महाराजा के भाई कुमार कृष्णवर््धन जब उसे धमकी देते हैं कि, “मेरे एक 
इशारे पर तुम्हारी रक्षणीया देवपुत्र कन्या का और तुम्हारा क्या हाल हो सकता है, तुम 
जानते हो ?* तो उसका उत्तर तुबरमिलित्द की कन्या के अभिभावक के अनुरूप ही है-- 
“जानता हू, परन्तु कुमार को शायद “बाणभट्ट' का पूरा परिचय नहीं मालूम । उत्त 
इशारे के होने के बहुत पूर्व इशारा करने वाली आयें नही रहेंगी।/* 





. डॉ ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास साहित्य : एक अनुशीलन, पृ० 6] 
2. हमारी प्रसाद द्विवेदी ग्रथावली-, यू० 67 
3. उपरिवत्‌, पृ० 67 


द्विवेदी जी के उपन्‍्यासों में लालित्य-योजना / 3 


बाणभट्टू बचपन से ही नारी का सम्मान करना जानता है। वह समझता है कि 
कुलप्रष्ठा नारियो मे भी एक दैवी-शक्ति होती है इसलिए उसकी नाटक मण्डली की 
नारिया अधिक सुखी थी-- 
ध्वहुत छुटपन से ही मैं स्त्री का सम्मान करना जानता हू। साधारणत. जिन 
स्त्रियों को चंचल और कुलप्रप्टा माना जाता है उनमे एक देवी-शकित भी होती है, यह 
बात लोग भूल जाते हैं। मैं नही भूलता। मैं स्त्री-शरीर को देव-मदिर के समान पवित्र 
मानता हूं । उस पर की गयी अनुकूल टीकाओं को मैं सहन नही कर सकता । इसलिए मैंने 
मण्डली मे ऐसे कठोर नियम बना रखे थे कि स्त्रियो की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई बोल 
तक नही सकता था। जनता मे यह प्रसिद्ध था कि बाणभट्ट की नर्तंकियां अबरोध में रहती 
हैं। पर इसका फल बहुत अच्छा हुआ था। जनता मेरी मण्डली को प्यार करने लगी 
थी 
बाणभट्ट बचपन से आवारा, गप्पी, अस्थिर चित्त और घुमक्‍्कड़ था उसके इस 
बहुविध कार्य-कलाप को देखकर लोग उसे भुजग समझने लगे थे किन्तु उसमे लम्पटता 
लेश-मात्र भी नही थी। उसने अपने जोवन मे नारी को वासना की दृष्टि से कभी नहीं 
देखा। उज्जयिनी की गणिका मदनश्री उद्धत गव॑ के साथ निपुणिका से कहती है कि 
“तेरे बाणभट्ट जैसे सैकडो यहा तलबे चाटने आया करते है, सखी ।”? उसका उद्धत गवं 
बाणभट्ट से मिलने के पश्चात्‌ चूर्ण-विचूर्ण हो जाता है। निउनिया उसे जो देवता समझती 
है तो उचित ही है । 
बाणभट्ट विवेकशील चिन्तक ओर प्रतिभाशाली कवि है। वह वासना और प्रेम 
के अन्तर को समझाता है। अपने विवेक के द्वारा वह सुचरिता के समक्ष काम-भस्म की 
कथा का जो अर्थ समझता है वह निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा की अभिव्यवित करने 
वाला है। वह कहता है, “प्रश्न विभज्यवचनीय है, देवि ! आप दो बातों को एक करके 
पूछ रही है। कालिदास ने प्रेम के देवता को वैराग्य की नयनाग्नि से भस्म नही कराया 
है, बल्कि उसे तपस्पा के भीतर से सोन्दर्य के हाथो प्रतिष्ठित कराया है। पाती की 
तपस्या से सच्चे प्रेम के देवता आविभ्भूत हुए थे। जो भस्म हुआ, वह आहार-निद्रा के 
समान जड़ शरीर का विकाये घर्म-मात्र था। वह दुर्वार था, परन्तु देवता नही था । देवता 
दुर्वार नहीं होता देवि, विभज्यवचनीय है तुम्हारा प्रश्न ।” 
वाणभट्ट एक सफल ज्योतिषी भी है। कभी उसने ज्योतिषी के रूप में सुचरिता 
का हाथ देखकर उसे अखण्ड सौभाग्यवती बताकर उसके हृदय मे आशा का संचार किया 
था। सुचरिता ने वाणभट्ट को जब अपनी जीवन-गाया सुनायी तो वह प्रसंग भी बताया 
था। सुचरिता उस ज्योतिषी और बाणभट्ट में अभेद नही कर पायी थी। सारी कथा सुनने 
के बाद बाणभट्ट ने यह कहकर मुचरिता को आश्च्यंचकित कर दिया था कि “दें अच्छा 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-, पृ० 29 
2. उपरिवत्‌, पृ० 2 
3. उपखित्‌, पृ० 85 


232 / हुजारी प्रसाद ड्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


भविष्यवक्ता हू । काशी जनपद का बह ब्राह्मण युवा जितने तुम्हारे चित्त में अकारथ 
ओत्युक्य भर दिया था मैं ही हूं ।४ 
चाण सहृदय, उदार, सैवावृत और शालीन है। उसके वस्त्रो सै उतकी दाजसीय 
मनोवृत्ति का परिचय मिलता है । उसका श्रेम अदृष्त है। वह सुन्दर कवि भी है। भट्टिनी 
तो उसे कवि मानती ही है, अवधूत अधोर भैरव भी उसे कवि मानते हैं। आचार्य द्विवेदी 
ने अपने हृदय के मानवीय गुणों की अभिव्यवित बाणभट्ट के रूप में दी है। “इस वथा मे 
बाण को एक जीवन्त व्यवितत्व प्रदान करने में लेखक की अपूर्वे सफलता मिली है। 
स्वच्छन्दता, निर्भीकता, सजीवता, साहसिकता के साथ-साथ उदारता, सहृदयता, स्नेह 
शोलता, पर दु खकातरता, भावुकता एवं कल्पनाशीलता आदि गुणो के समस्वय से बाण 
के चरित्र मैं अत्यधिक मानवीयता प्रकाशित हो उठी है।”* 
अन्य पुरष-पात्री में महाराजा हर्पवर्धश और कुमार कृष्णवर्दधन ऐतिहासिक पात्र 
हैं । मद्गाराजा ह॒प के घरित्र पर वो विशेष प्रकाश नही छाला गया है, शुमार हृष्णकर्दन 
के प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी व्यवहार कुशलता की सफल अभिव्यक्ति हुई है। वे 
उदार चित्त के विनयशील पुरुष हैं। 
अवधूत अधोर भैरव के घमत्कारी रूप के कारण वह अविस्मरणीय पात्र बत 
गया है। अपनी वाग्दत्ा पत्नी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त करने के निमित्त 
बह भारी तपस्या करता है! बाणभट्ट के यह कहने पर कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह 
भट्टिनी और महाबराह्‌ दोनो को वचायेगा, अवधूत डाटकर कहता है-- 
"फिर झूठ बोलता है, जन्म का पावकी, कर्म का अभागा, मिथ्यावादी, पाखण्ड ! ! 
महावराह्‌ को बचायेगा तू, दम्भी !/3 
नारी पात्रों में भट्टिनी, निउनिया और महामाया विशिष्टवा रखती हैं । युचरिता 
का चरित्र भी पाठक के मत को प्रभावित करता है। भट्टिनी उपन्यास की तायिका है। 
वह उपन्यास की कया की घुरी है। उसी को केन्द्र मे रखकर उपन्यास का ताना-बाना 
बुना गया है। हि 
भट्टिनी एक राजडन्या है जिसका अपहरण करके छोटे राजबुल में वत्दी बना 
जिया गया है। उसके शीज और सोन्दर्य से प्रभावित होकर निउनिया उसे वास्तविक 
'तारीदेह-सदिर' की सजा प्रदान करती है। प्रथम दृष्टि मे ही बाण जैसा अस्यिर चित्त 
का पात्र इतना अभावित हो जाता है कि उसके लिए अपने प्राणो का उत्सगं करने के लिए 
भी सईव तत्पर रहता है) वस्तुतः भट्टिनी नारी-गौरव का प्रतीक है । यह कथत सत्म ही 
है कि, “प्रारम्भ से ही कथाकार ने भट्टिनी के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को इख्धधनुपी 
ठूलिका के माध्यम से रगणा है ४ 
3. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली-4, पृ० 793 
राज कवि, हजारी प्रसाद दिवेदी के ऐतिहासिक उपन्यास, पू० 63 


2. 
3. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-), पृ० 78 
4. डॉ? उम्रा मिथा, डॉ० हजारी अ्रछाद द्विवेदी का उपत्याक्त साहित्य: एक 


5 अनुशीलन, पु० 8] 


द्विवेदी जी के उपन्यासो मे लालित्य-योजना / 33 


भदिटनी के सौन्दय-चित्रण में उपत्यामकार ने सात्विकता, माधुर्य और कोमलता 
का अपूर्व पुट दिया है। निउनिया ने उसे लक्ष्मी, कामघेनु और सीता जैसे विशेषणों से 
अभिषिक्त किया है-- 

"तुम असुर-गृह मे आवद्ध लक्ष्मी का उद्धार करने का साहस रखते हो ? मदिरा 
के पंक मे डूबी हुई कामधेनु को उबारना चाहते हो ? बोलो, अभी मुझे जाना है ! 
महावराह ने आज ही अनुमति दी है । इस सीता का उद्धार करते समय तुम्हे जठायु की 
भांति शायद प्राण दे देना पडेगा 77 

भद्टनी के चरित्र मे शील और कुलीनता का चित्रण किया गया है। वह 
बाणभट्ट के भोजन किये बिता अन्न का दाना भी मुह मे नहीं डाल सकती | अपनी शील- 
रक्षा के लिए गंगा में कूदकर प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो जाती है। स्वाभिमानिनी 
इतनी कि यह सुनते ही कि कुमार हृष्णवरद्धंन उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे हतचेप्ट 
हो जाती है। बाणभट्ट से स्पष्ट शब्दों में कहती है कि--- 

#मैं स्थाण्वीएवर के राजवश से घृणा करती हूं । राजवंश से सम्बद्ध किसी व्यक्ति 
का आश्रय पाने से पहले मैं यमराज का आश्रय ग्रहण करूंगी । भद्ध, आचार्यपाद ने मेरी 
कल्याण कामना के प्रम से मेरा सत्यानाश किया है।//? 

भट्टिनी बाणभट्ट से प्रेम करती है। उसका प्रेम अशरीरी और अदृष्त है । वह 
उस पर पूर्ण विश्वास करती है। वह समझती है कि वाणभट्ट जो भी करेगा, उचित ही 
करेगा। भट्ट के सभासद बनने ओर राज्यश्री के पत्र को पढ़कर वह सिर झुकाकर करुण 
दृष्टि से भट्ट को देखती है किन्तु विउनिया द्वारा भट्ट के अ्रति क्रोध के शब्द कहे जाने पर 
प्रेमपूर्वक कहती है-- 

“ना बहन, ऐसा भी कहते हैं। यह हमारे अभिभावक है । उनको सब करने का 
अधिकार है। हमारे मंगल के लिए ओर सारे देश के मंगल के लिए उन्होंने जो कुछ भी 
किया है वह हमे मान्य होना चाहिए। तू अपनी भट्टिनी को इतना क्या समझती है बहन। 
छि., इतना उत्तेजित हुआ जाता है ।/३ 

महावराह के प्रति उसकी आस्था अदूट है। अपहृता की स्थिति में भी वह 
महावराह्‌ की उपासना करती है और गगा मे कूदते समय भी वह महावराह की मूर्ति को 

अपने साथ रखती है। भट्टिनी "पवित्रता की उत्स', शोभा की खान', 'शुचिता की आश्रय 
भुमि', 'मूतिमती भवित' और “कान्तिमती करुणा' है । यही कारण है कि लोरिकदेव ने 
भट्ट से कहा कि 

““भट्टिनी इस वन्ध्य भव-कानन की कल्पलता है, आय ! ऐसा देव-दुलंभ स्वभाव 
न जाने किस तपस्या का फल है । प्रीत हूं, इतज्ञ हूं, कनावड़ा हू, जो तुमने उन्हे यहां रहने 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली, पृ० 35 
2. हजारी प्रगाद द्विवेदी ग्रन्यावली-, पू० 63 
3. उपरिवतू, पु० 395 


34 / हजारी प्रसाद डिवेदी के साहित्य मे लालित्यन्योजना 


दिया था १ 

उपन्यास को गतिशोल बनाने का श्रेय निषुणिका को है। यही कारण है कि 
डॉ० उमा मिथा ने उसे सर्वश्रेष्ठ नारी पात्र की सन्ना प्रदान की है।? 'अपने आपको 
ह्वाइ-सात की भाटी! समझने वाली निउनिया वासना को ही पुरुष का प्रेस समझती थी 
किन्तु बाषभट्ट के देवत्व से प्रभावित होने के पश्चात्‌ उसे उस कलुप से मुक्ति मिल जाती 
है। बचपन से ही दु ख भोगने बाली निउनिया सफल अभिनेत्री और नर्तेकी बन जाती 
है किन्तु श्रा रब्ध उसे वहा भी नही रहने देता । अन्त में वह एक पराव की दुकान पर 
बैठकर जीवन-यापन करती है । 

पान की दुकान ही निउनिया के भाग्य को चमका जाती है। वाणमद्ट का देव- 
मदिर उसे छोटे राजकुल के अन्त:पुर में दिखाई पडता है । बह मट्टिनी की मुक्त के लिए 
महावराह से प्रार्थना करतो है और जिस दिन महावराह से अनुमति मिलतों है, उसी 
दित बाषभट्ट से पुन. मिलन होता है । बहू उते लदमी, कामथेनु और सीता जैसी परवित्र 
नारी को मुक्त कराने मे सहायता देने के लिए बाणमभट्ट को प्रेरित करने में सफल रहती 
है। अपने ऊपर उसे पूर्ण विश्वास हीता है । वाणभट्ट के इस यव॑ को बह तुरन्त तोड़ देती 
है कि उसके बिना वह भट्टिनी को मुक्त कराने मे सफल ने हो प्राती | नियनिया और 
बाणभट्ट के इस सदध में हुए सम्बाद से यह तथ्य स्पष्टत स्पष्ट हो जाता है-- 

“निउनिया, कल सोभाग्य से मुझसे वैरी मुलाकात हो गयी 7 

/हा, भट्ट ।/ 

“में सोचता हू कि कही तू अकैली ही भट्टिनी को लेकर इधर आयी होती, तो 
कितना रप्ट होता !” 

“सो तो होता ही ।7 

“इस समय मैं जो कुछ कर रहा हू उस समय उतना भी तो नही हो पाता ।/ 

“इतना तो हो जाता, भट्ट !* 

“कौन करता भला ?” 

/ पुजारी !” 

“पुजारी ? पर तू तो पुजारी से डरी हुई थी निउनिया !” 

“दुजारी--जँ से मूर्ख रसिको से डरती तो निउनिया आज से छ. वर्ष पहले ही 
सर गयी होती, भट्ट !”7 

विउतिया बाणभट्ट से प्रेम करती है, इसलिए जब उसे यह आभास होता है कि 
बाण भट्टिती के त्रति आकपित है और वह उस पर कविता रच सकता है, वह उससे 
आता करती है कि वह क़िस्ती जीवित व्यज्ञित पर कविता ने लिखे। उसका 
कारण बताते हुए उसते कहा कि 8: वर्ष पूर्व उसने एक ज्योतिषी से उम्के वारे मे पूछा 


. हजारी श्रद्धाद दिवेदी ग्रस्थावली-7, प्‌ू० 94 
2. हजारी प्रसाद ठिवेदी का उपन्यास साहित्य : एक अनुशीलत, पृ० 776 
3. हजारी अत्ताद द्विवेदी ब्रन्शावली- , पू० 60 


द्विवेदी जी के उपन्यासो में लालित्य-योजना / 35 


था। उस ज्योतिषी ने बताया था कि, “वह बड़ा यशस्वी कवि होगा, परन्तु कोई रचना 
समाप्त नही कर सकेगा। जिस दिन वह कविता लिखने बैठेगा, उस दिन से उसकी 
आयु क्षीण होने लगेगी। वह इसके वाद सहख दिन तक जीवित रह्‌ सकेगा ।''' उससे कह 
देना कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर काव्य न लिखे ।/! 

उसमें बुद्धि-चातुर्य और कौशल है । पुरुष-मनोविज्ञान की तो वह पूरी पड़ित हीं 
है। भट्टिनी को छोटे राजकुल से मुक्त कराने मे मूल कार्य उसी ने किया है। 
भट्टिनी के प्रति वह आदर भाव रखती है। उसके प्रति पूर्णत. समपित है। भट्टिनी के 
गंगा मे कूदने पर वह भी गंगा मे कूद पड़ती है । भट्ट जब उसे वचाना चाहता है तो वह 
उसे भट्टिनी के प्राण बचाने के लिए प्रेरित करती है । भट्ट को जब बलि चढाया जा रहा 
होता है तो उन्मत्त होकर वह ही भट्ट के प्राणो की रक्षा करती है। भट्टिनी की मर्यादा 
के विर्द्ध आचरण को तो वह सहन कर ही नही पाती । राज्यश्री के निमत्त्रण पर वह 
उम भट्ट को जिसे वह 'देवता” और “नर रत्न” कहती है, क्रोध से डांट देतो है। 
स्थाण्वीश्वर चलने के प्रश्न पर वह स्पष्ट कहती है-- 

“कैसा जाल, भट्ट ! स्पष्ट बात को तुम फिर अस्पष्ट बना रहे हो। आभोर 
राज्य की सेना के साथ भट्टिनी स्वतंत्र राज्य की रानी की भाति चलेगी। महाराजा- 
घिराज को गरज होगी, सो वार भट्टिनी के दर्शन का प्रसाद जाचने आयेंगे। भट्टिनी की 
मर्यादा के विश्द्ध पत्ता भी खड़का तो रक्त की नदी वह जायेगी । और कोई नही मरेगा 
तो तुम और मैं तो निश्चय ही इस काये मे बलि हो जायेंगे। इसमे डर कहा है? मैं 
भट्टिनी की मर्यादा की कसोटी होकर चलूगी । तुम प्राण देने में क्यों हिचकते हो ?”2 

निउनिया बाणभट्ट के प्रति इतनी समपित है कि वह वेंकटेशपाद से दीक्षा ले 

लेते के पश्चात पुतः भट्ट के मिलने पर वह उस दीक्षा को भूल जाती है। वह अपने 
विचारों को नारायण के समक्ष समपित करने मे असमर्थ हो जाती है। उसे यह ज्ञात होने 
पर कि बाणभट्ट भी उसके प्रति आकपित था, वह कहती है कि--"कृतार्थ हू आर्य, भेरे 
बन्ध्य जीवन की यही परम सार्थकता है। अधिक के लिए भेरा लोभ भी नही है, योग्यता 
भी नही है। मैं बड़ी पापिनो हूं आय, क्यो मुझे दूसरे के सुख से ईर्ष्य हो जाती है ! मैं 
सेवा-धर्म में भी असफल हूं और सखि-धर्म में भी ।/3 

वास्तविकता तो यह है कि निउनिया सेवा-धर्म और सब्षि-धर्म दोनो मे पूर्णतः 
सफ़ल रहती है। वह भट्टिनी को केक्ल युक्त ही नही कराती अपितु उसकी सर्यादा की 
रक्षा भी करने मे समय रहती है। 'रत्नावली' को रगमच पर प्रस्तुत करते समय वहू 
बासवदत्ता की भूमिका में रत्वावली का हाथ अभिनय करते भट्ट के हाथ मे देते समय 
सिर से पैर तक मिहर जाती है और उसकी एक-एक शिरा शिथिल हो जाती है। उसके 

प्राण ही निकल जाते हैँ । भट्टिनी दोड़कर उसका सिर अपनी गोद मे रख लेती है और 


. ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्धावलो-, पु० [5 
2, उपरितृ, पू० 222 
3. उपरिवत्‌, पृ० 22[ 


36 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य योजना 


चीत्कार के साथ चिल्ला उठती है, “हाय, भट्ट, अभागिनी का अभिनय आज समाप्त हो 
गया। उसने प्रेम की दो दिशाओं को एक सूत्र कर दिया [7 

महामाया सफलता और सार्थकता के मध्य झूलती रहती है। मौखरिनरेश की 
पत्नी के पद को त्याग कर वारदत्ता पति अधोर भैरव के पास जाकर उसकी आपध्या- 
त्पिक उलति में सह्मायक बतती है। राजदुसारी और रावियों के अपहरण के स्थान पर 
सामान्य जन के अपहरण को रोकने की प्रेरणा देती है। उसके विद्रोह से राजसत्ता भी 
भयभीत हो ४ठती है। सुचारिता का प्रसग यह सिद्ध करने के लिए ही है कि “मानव-देह 
केवल दण्ड भोगवे के लिए नही वनी है ।”* 


चारुचत्ध लेख' के चरित्र 

'चारुचत्द्र लेख' के तीनो प्रमुख पात्र--राजा सातवाहन, रानी चन्धलेखा और 
मैना क्यल्पनिक पात्र है। चौया प्रमुख पात्र विद्याधर भी काल्पनिक है! नादी माता, 
जल्हण, धीर शर्मा और गुरू गोरखनाथ ऐतिहासिक पात्र हैं। 

राजा सातवाहन उपन्यास का नायक है। वह उज्जब्रिनी का राजा है। बत्तीस 
लक्षणों से युक्त चद्धलेखा को देखकर वह इतना अभिभूत होता है कि उसके रानी बनाने 
के प्रस्ताव को न केवल स्वीकार कर लेता है अपितु वह 'सज्ञाशून्य-सा', 'स्वप्नवत-्सा,, 
'उन्मत्तन्सा', 'अभिभुत-सा', सम्मोहित-सा', वश्ीकृत-सा' हो जाता है। चद्वलेषा को 
रानी बनाने मे जोबिम का ज्ञान हो जाने पर भी वह राती को कुछ भी करने की 
स्वतंत्रता दे देता है। वह व्यक्तित्व-हीन, प्रेरणा-हीव और गति-हीन पात्र के हूप में अस्तुत 
होता है ।* 

विद्याधर भट्ट द्वाया श्रेरित करने पर राजा शपय लेता है कि “आर्य, आपकी 
आज्ञा शिरोधाय है, आपके चरणों को शपथ लेकर मैं प्रतिज्ञा करता हू कि मनुष्य-जाति 
के कल्याण के लिए शस्त्र-ग्रहण कझूगा, किसी भी क्षुद्ध स्वार्य था सुप-लिप्सा को इस 
पवित्र सकह्प में कलुप-लेप करने का अवस्तर नही दूया ।/४ वह इस शपथ का निर्वाह 
नहीं कर पाता ! उसने तलवार का प्रयोग उसी समय किया जब शत्रुओं ने ही उसे घेर 
कर उस पर आक्रमण किया । वस्तुत तो वह रानी, मंत्री, पुरोहित, मैना तथा नाटी 
मांता की परिधि के घेरे में निष्विय होकर ही रहता है । इस श्रकार वह क्रियाहीन 
ज्ञान अथवा इच्छारहित शान का प्रतीक बनकर रह जाता है। उसका चरित्र गोण हो 


गया है।* 





।. हजारी प्रसाद द्विवेदी गन्यावल्ली-, पृ० 220 

2. उपरिवतू, पृ० 65 

3. डॉ० उम्रा मिश्रा, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास साहित्य: एक 
अनुशीलन, पृ० 780 

4. हुजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-, पू० 37-38 

5. राज कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिद्वाप्रिक उपन्यास, पृ० 82 


द्विवेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-्योजना / 37 


अन्य पुरुष पात्री से विद्याधर भट्ट राष्टर-्अेमी, समाज की जड़ता पर प्रहार करने 
बाला, दयालु, सफल ज्योतिषी ओर प्रेरक चरित्र है किन्तु वह कुछ विशेष कर नही पाता। 
बोधा प्रधान शस्त्र-प्रहण न करते हुए भी युद्ध का सचालन करने में समर्थ है। उसमे 
बुद्धि का कौशल है तथा उसमे इतना साहस है कि निःशस्त्र होते हुए भी युद्ध-क्षेत्र मे से 
घायल रानी के शरीर को सकुशल ले आता है । जल्हण ऐतिहासिक पात्र है। वह चन्द- 
बरदाई का पुत्र है। वह ऐतिहासिक घटनाओ की सूचना भर देता है। धीर शर्मा श्लोक 
बोलते रहने वाला पात्र है जो चब्धलेखा को रानी बनाने पर जोखिम उठाने की बात 
कहता है । 
सीदी मौला एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है जिसे दिल्‍ली का सुलतान मरवा देना 
चाहता है । उससे अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर रखी है। वह अपने शरीर को 
लोहा बनाना जानता है। स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया का भी उसे ज्ञान है और जन-सामान्य 
पर होने वाले अत्याचारो से वह सन्तप्त है! नागनाथ का महत्व यह है कि वह्‌ रानी को 
रसायन की ओर अग्रसर करता है किन्तु उसे अपनी गुरु नही बना पाता । 
प्रस्तुत उपन्यास की नायिका चन्द्रलेखा हे । उपन्यास के आरभ में उसका सौन्दर्य 
ओर उसका चरित्र पाठक को अभिभूत करने मे सक्षम होता है। वह स्पष्टवादी, आत्म- 
गौरव से थ्रुक्‍्त, निष्कपट एवं ग्रुरु मे अडिग निष्ठा रखने वाली नारी के रूप में दिखाई 
पढ़ती है। वह राजा को देखकर उससे तरुण तपस्वी को खोजने में सहायता लेती है। 
इस कार्य के लिए वह सहजतापूर्दक अपने को रानी बनाने का प्रस्ताव भी रख देती है। 
इस प्रस्ताव के समय उसके मन में इस भविष्यवाणी का भाव ही होता है कि उसे रानी 
बनना है। उस समय राजा के प्रति प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। वह तो 
जोधिम को भी बता देती है, वह राजा से कहती है कि “जोखिम तो है ही। मैं तो अपनी 
इच्छा से तुम्हारी रानी बनी हूं। तुमने तो कभी मुझे रानी वनाने की इच्छा प्रकट नहीं 
की । फ़िर बिता विचारे तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मैं जो चाहूगी वह सब करोगे। 
गह क्या हो सकता है, महाराज ? तुमने अगर मुझे रानी रूप मे स्वीकार किया होता तो 
तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था कि मैं जो चाहगा वह सब तुम करोगी। मैं तो तुम्हारी 
रानी हो गयी हूं, परन्तु तुम मेरे सेवक वन गये ।”! वस्तुत. रानी के मन मे युवा नागनाथ 
के प्रति कही अभिलाप-भाव था, इसी कारण वह राजा को छोड़कर रसायन घोटने चली 
जाती है। वह अपने आपको रानी के स्थान पर चन्द्रलेखा ही कहने लगती है। उसकी 
स्थिति विक्षिप्तों जैसी प्रतीत होती है । 
रानी वत्तीस लक्षणों से झुकत है । उसके ये लक्षण ही उसे रानी बनाते हैं और ये 
ही उसे राजा से टूर ले जाते हैं। योग और रसायन में वत्तीस लक्षणों से युक्त नारी का 
विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि "प्रारंभ में दह अभिभूत करती है और उसकी 
एक विशेष प्रकार की प्रतिमा हमारे मन पर अकित होती है। विन्‍्तु बाद में लगभग 
अगारण बह इतनी निस्तेज पड जाती है कि उस पर दया भी नहीं आती, उससे कोई 


७७ 


4, हनारी प्रसाद द्विदेदी प्रन्‍्धावली-, पृ० 283 


38 / हजारी प्रस्ताद द्विवेदी के साहित्य भे लालित्य-यीजना 


सहानुभूति तक नहीं बचती । यद्यपि राजा तथा अन्य सभी व्यक्ति (और इस प्रकार उनके 
साध्यम से स्वयं लेखक) अब भी उसके उसी पर्व रूप का स्मरण करके अपना आदर प्रवट 
करते रहते हैं। यह भी अपने आप में विचित्र और अस्वाभाविक लगा है ॥”? 

इच्छारूपिणी भट्टिनी रसायन की प्र क्रिया पूर्ण होने के पश्चात्‌ मागवाथ के शव 
को लिए उड़ती-फिरती है । इच्छा की यह करियाहीत उद्याव उसे क्रिया और ज्ञान से दूर 
रफती है। जब सदूगुरु के द्वारा कियाशक्ति से मिलन होता है तो ज्ञाव स्वयं पास आ 
जाता है किन्तु उपन्यासकार ने उन्हें फिर भटका दिया है जिससे रानी के चरित्र भें वह 
उदात्तता नही आ सकी है। 

चार चद्धलेख' उपन्यास का सबसे सशक्त पात्र मैना उर्फ मैनसिह है। सतरह- 
अठारह वर्ष की वालिका का चरित्र अद्भुत्त है। वह परम वौर, सेवा-परायण, कतेव्य- 
निष्ठा से ओतप्रोत और समर्पण की अतिमूर्ति ही है। वह चन्द्रलेखा की राखी बन जाने 
के पश्चात्‌ सबि-पर्म का निर्वाह करना चाहती है, चोधा प्रधान उसे सेना में प्रवेश दिला 
देते है। पुष्ष-वैश में वह राजा का नैकट्य प्राप्त करती है और उनकी सेवा करती हैं। 
वह वास्तव भे ही किया-शक्ति की प्रतीक है । 

उपन्यास का कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो उसके कठोर सत्य और बदुभुत 
वीरता से प्रभावित न होता हो | सीदी मौता जैसा पात्र भी मैना की बात सुनकर हतृप्रभ 
हो जाता है। तिसा-शक्षित निठल्लेपत को कैसे सहन कर सकती है ? वह राजा को प्रेरित 
करती है विः “छोड़ो महाराज, छोड़ो इन छोटी सीमाओ के घरौदों को भय नहीं है। 
अगर इस कार्य में हममे से प्रत्येक को कालदेवता का अतिथि वनना पड़े तब भी कीई 
चिन्ता नही | हमारे रक्त से सनी धरती का प्रत्येक कण, उससे उत्पत्न श्रत्पेक दाना 
भावी पीढियो को साहस और निर्मीकृता का सन्देश देगा। यह फूक-फूक़कर पैर बढाने की 
नीति वीरजनोचित नही है। मेरी सहन की सीमा समाप्त हो चुकी है। उठो महाराज, 
प्रचण्ड आधी की भाति बही (**'कायरो और कमीनों को शरण देने वाले गढ़ पर धक्का 
मारो 7” 
५ चह प्रत्युत्पन्ममति है । जैसे ही उसे शत्रुओ के आक्रमण का ज्ञान हीता है, कभी 
बह अपनी अशिक्षित सेना से पत्थर फिकवाकर और कभी बह जतते हुए वस्त्रादि फेंककर 
आुओं के पैर उयाड देती है और राजा को दचा लैती है। राजा के लिए वह अपनी बलि 
तक देमे को प्रस्तुत हो जाती है। राजा को भटका हुआ देखकर चह सीधे पहाड़ परये 
मीचे फिसलने लगती है सीदी मौला जब सभी को देश की रक्षा ओर घोर शर्मा को रक्षा 
मे से एक को चुनते की बात कहकर शकित और भ्रमित कर देता है तो बह आकर सीदी 


मौला को भी मानो धकेल देती है-- 
“उठो आये, धीर शर्मा की रक्षा करने का भार मुझ पर छोडो ) इन बकवादी 





१. नेषिचन्द जैन, दृष्टि केन्द्र का स्बलन, स० शिवप्रसाद स्रिह, शाति-निकेतन से 
शिवालिक, पृ ० 298 
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-], पृ० 437 


डिवेदी जी के उपन्यासो मे लालित्य-योजना / 39 


निठल्ले सिद्दों के चतकर में मत पड़ो । थे विगाड़ना जातते है, सवारना नहीं 2 
जगत्‌-प्रवाह से विच्छित्त होकर व्यक्तिगत साधना के कचुक से निरन्तर सकुचित हो 
रहने वाले इन सिद्धो ने सत्य को खडित किया है । ये क्या जानते है कि देश-रक्षा का 
अर्थ है व्यक्ति का बलिदान। हम मरणब्रत मे दीक्षित हैं, हम निठल्ले साधकों की आत्म- 
वचना वाली दुनिया के जीव नही है । हम अपने को प्रतिक्षण, तिल-तिल करके आहुति 
देने वाले गृहस्थ है! ये सिद्ध इस वीर साधना को नहीं समझ सकते |? 

वह रानी चल्धलेखा को भी मतोवैज्ञानिक ढंग से राजा की ओर आक्ृष्ठ करती 
है। रानी के मन मे ईर्ष्या को जगाने का प्रयास करती है-- 

“क्या ? ईर्प्पा ?” 

“हा दीदी, ईर्ष्पा ।” 

“तो तू चन्धनेखा से भी ईर्ष्या करते लगी होगी ?” 

“कही चन्द्रलेखा मिले तो अच्छा पाठ पढा दू।”* 

वह राजा के प्रति समपित है किन्तु नारी-विग्नह के कारण उसके समर्पण में 
उसका विग्रह भी आगे आ जाता है, इसलिए वंह बोधा प्रधान को मदिर ले जाकर उससे 
विवाह करके अपने समर्पण को पूर्णत सात्विक बना लेती है। जब उसे यह ज्ञात होता है 
कि उसके कर्म से कही हानि हो गयी है तो वह अपघात करती है। 

अन्य नारी पात्रों मे भगवती विष्णुओ्रिया और नाटी माता का चरित्र है। उनका 
चरित्र रानी को राजा के प्रति पुनः समपित भाव लाने की प्रेरणा प्रदान करने बाला है। 
वे समपित और भवित के प्रतीक पात्र है। भगवती विष्णु प्रिया अहंकार को समाप्त करमे 
पर बल देती हैं तो नाटी माता दल्षित द्वाक्षा के समान सम्पूर्ण समर्पण पर । 


पुननवा के पात्र 


धुननवा' के पात्र पिछले दोनो उपन्यासों की तुलना मे अधिक सशक्त और 
स्वाभाविक है। पुरुष पात्रों में गोपाल आर्यक, श्यामरूप और देवरात प्रमुख हैं। उपन्यास 
के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए चस्द्रमेलि (कालिदास) का सहारा लिया गया है। 
नारी वात्रों मे मृणाल मंजरी, चन्द्रा और घूता भाभी का महत्व है । 

उपन्यास का भायक गोपाल आयंक है। वह साह्सी और परमवीर युवक है। 
निर्भकता उसमे कूट-झूटकर भरी है । मैना के प्रति उसमे प्रेम का भाव है किन्तु चन्द्रा के 
उद्यम प्रेम से भी प्रभावित है। चन्द्रा के साथ लिच्छवियों से घिर जाने पर उसने जो 
शौर्य बौर पराक्रम दियाया था, उसका वर्णन मथुरा मे बुद्ध ब्राह्मण ने श्यामरप के 
समक्ष क्यिा-- 

/कोई पचास लिच्छवि युवक एक ओर थे और आयेक अकेला था। जिन 
दुर्दान्त लिच्छवियो ने क्सो का लोहा नही माना, वे आर्यक के बाहुबल का लोहर मान 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-!, पृ० 445-446 
2. उपखित्‌, पु० 404 


इवेदी जी कै उपस्यासों में लातित्य-यौजना / 4॥ 


है। बस्तुन. तो देवरात फोरे पराण्वित्य के प्रतीक वात है। सुभेर राजा उनके इस चरित्र 
को भली-भांति समप्ते हैं, इसलिए मृणाल मंजरी से वहते हैं कि “तेरे पिता देवगत 
पंडित हैं जो कहते हैं, तक के तराजू पर तोलकर परते हैं।/? यही कारण है कि सुमेर 
काका हार मान लेते हैं किन्तु हारते नहीं। 
आया देवरात में भावुषता और महूदयता या सुन्दर समन्वय है। यही कारण 
है कि मजुला मे शमिप्ठा था रूप देखझूर भी वे मारी को भोग फी वस्तु नहीं मानते । थे 
भंजुला को नया भागे दियाने मे समर्थ होते हैं। उसके अरदर के देवता को जमाकर उसे 
महाभाव का चस्वा लगा देते हैं। अध्यापक को वृन्ति होते के कारण वे गुर हैं। गोपाल 
आयेक, श्यामहूप और मृणाल-संजरी को उन्होंने ही शिक्षा प्रदान वी । 
अनेक सद्गुणों से युश्त होने पर भी आचार्य देवरात मोहपय्रस्त रहते हैं। भगवान्‌ 
की बनायी शर्भिष्णा प्तो बहुत पहले सर गयी किन्तु उन्होंने उसके मोह को अपने हृदय में 
पाल रखा है। मजुला की आत्मा के आह्वान पर ये अपने शिप्यो को आशीर्वाद न देकर 
मथुरा चले जाते हैं। मपुरा मे भी उन्हें शान्त नही देखा जाता। उनके मन मे गति है 
बिन्तु वह बाह्य रूप नही ले पाती । उनके मन में पति, गुर, समाज-लेखक, पिता तथा 
उद्विग्न विरही का रूप है किन्तु मोह-प्रस्तता ही उसे जड़ता प्रदान करती है। महाभाव 
का शिक्षक ही महाभाव वी साधना से डिगा प्रतीत होता है । वस्तुत. द्वियेदी जी का मत 
ऐसा प्रतीत होता है कि नारी के विना पुरष अगतिबान हो जाता है। उनके बाणभट्ट 
और राजा सातवाहन पी भी मही स्थिति होती है । 
श्यामरूप को भटकन का कारण उसे जातीय शिक्षा जो उसके मन के अनुरूप 
नही है, दिलाने का प्रयाम है। बह मतल-विद्या के प्रति आइप्ट है किन्तु आचार्य देवरात 
उमके ब्राह्मण-सस्कार को जाग्रत करने के लिए धर्मशास्त्र की शिक्षा दिलाना चाहते हैं 
जिमके कारण बह हलद्वीप से भाग जाता है। भागने का सुफल यह मिलता है कि बह 
चौधरी जम्मन जैमे गुए की देखरेख में एक अप्रतिम मल्ल बन जाता है। बह श्रावस्ती मे 
मद्र देश के अज्जुक को और मयुरा मे मांगू को पराजित करने मे समर्थ होता है। छवीला 
पडित के रूप मे वह अज्जुक को हराकर भारी यश अजित करता है और शाविलक के 
रूप मे वह मागू को हराकर पुनः भारो यश पाता है। 
उज्जयिनी भे वह राजा पालक की सेना का बहादुरी से सामता करता है। वह 
नगर की जनता, वसंदसेवा, गोपाल आर्यक की रक्षा के लिए रात्रि-भर युद्ध में तल्लीन 
रहता है। इस कार्य मे नगर के वाहर मदिर के पुजारी की पत्नी जो उसके लिए माता 
समान बन जाती है, के द्वारा दी गयी तलवार सहायक बन जाती है। 
बह भावुक प्रकृति का सच्चरिश्र-नवयुवक है । भादी से बह प्रेम करता है। 
उसको मुक्त कराने के लिए यदि चोरी भी करनी पड़े तो उसे हिंचक नहीं । वह मादी 
की भुक्ति के लिए आवश्यक 500 रुपये प्राप्त करने में किसी प्रकार का पाप नहीं 
मानता । नट-मण्डली की नारियो के बासनापरक मजाक उसे लज्जित कर देते हैं किन्तु 





. पुननंवा, पृ० 44 


42 / हजारी प्रसाद ट्विवेदी के साहित्य में लालित्व-योजना 


मादी के प्रथम दर्शन भी उन्ही के कारण होते हैं । 
शाविलक युद्ध के समय जो व्यवस्था करता है, उससे उसकी कुझाग्र बुद्धि का 
परिचय मित्रता है। बह नागरिकों में प्रतियोध-भावना भरता है तथा युद्ध के समय कम 
से-कम नर-हानि हो, इसका ध्यान रखता है |" 
इस प्रकार गोप दम्पति द्वारा पालित ब्राह्मणकुमार एक गोप के समान ही 
बलशाली वेः रूप मे विकसित होता है और अन्त मे अनायास ही उसे वृद्ध ब्राह्मण-दपति 
का जो स्नेह मिल जाता है, उससे उसके सारे अभाव ही भर जाते हैं। उसे उण्जयिनी 
में पत्नी के रूप मे मादी भी मिल झाती है जिससे उसके चरित्र की पूर्णता हो जाती है 
और भटकन समाप्त । 
उपन्यास में कालिदास को चन्द्रमोलि के नाम से एक पात्र के रूप मे प्रस्तुत 
किया गया है। वस्तुत* आचार्य द्विवेदी 'कालिदास की लालित्य-योजना” शीर्षक पुस्तक 
पर कार्य करने के पश्चात्‌ कालिदास को ही आधार बनाकर एक उपन्यास लिखने की 
योजना बना चुके थे किन्तु प्रस्तुत उपन्यास में वह एक सामान्य पात्र के रूप में ही रह 
गया है। सामान्य पात्र होते हुए भी उसका चरित्र विशिष्ट है। 
रघुवश से सबंधित चन्द्रमीलि ने श्गार रस का काव्य लिखना आरभ किया 
था। प्रकृति के प्रति उसके मन में बहुत आकर्षण था। वह एक उच्च कुल की रूपवती 
राजदुहिता से प्रेम करता है ! राज-परिवार की ओर से बताया गया कि उसकी प्रेयसी 
की मृत्यु हो गयी । उसने प्रकृति के उपादानों मे अपनी प्रिया के विभिन्‍न अगो के दर्शन 
किये किन्तु सम्पूर्णता मे उसे अपनी प्रिया के दर्शत न हो सके । 
चन्द्रमौलि भगवान्‌ शिव और शक्ति मे विश्वास रखता है । वह माटी को प्रसतत 
रखने की कामना करता है क्योकि नारी शक्ति का निकटस्थ प्रतिनिधि है। शिव ने काम 
को भस्म किया किस्तु काम अशरीरी रूप से जीवित है ॥ भगवात्‌ श्विव ने जब शवित 
को प्रसन्‍त करने के लिए साधना की तो शिव को वह अस्त्र प्राप्त हुआ जिससे महा असुर 
को सदैव के लिए नप्ट किया जा सका ।: वे पुरुष मे कायरता नहीं देख सकते और वीर 
पुरुष के लिए नारी का सम्मात आवश्यक मानते हैं । इसलिए वे महाकाल के दर्शन करने 
आये है जिसमे प्रार्थना कर सके कि कायर पुरुषों को वीर बनाये और वीर पुरुषो को नारी 
का सम्मान करने की बुद्धि दें । 
चन्द्रमौलि गोपाल आयेक और आचार्य देवरात को महान्‌ व्यवितत्व के रूप मे 
देखता है। गोपाल आरयेंक की भटकन का कारण वह लोकापवाद को मानता है । उसकी 
दृष्टि में लोकापवाद झूठ पर आधारित झूठा प्रपच है।” चन्द्रमौलि लोक-स्तुति को दृष्टि 
में रखकर कार्य करने को भी अनुचित समझता है क्योकि लोक-स्तुति लोकापवाद से भी 
बडा धोखा है। उसकी दृष्टि मे मानव के दुख का मूल कारण मातव द्वारा निर्मित 
पक 
]. पुनर्नेवा, पृ० 243 
2. उपरिवत्‌, पू० 03-04 
3. उपरिवत्‌, यृ० 85 


द्विवेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-योजता / 43 


विधान है । मतुष्य के बनाये विधान जब परमात्मा के द्वारा बनाये विधानों से टकराते हैं 
तो सधपे, अशाति और पीड़ा उत्पस्त होती है । गोपाल आर्यक और आचार्य देवरात के 
दु.्खो का मूल कारण यही है। 
चन्धमौलि मानव की रचना को सीमा मानता है किन्तु यह सीमा परमात्मा का 
वरदान है। परमात्मा की रचना की तुलना में मानव की रचना अधिक स्थायी होती है। 
बह परम शिव का भवत है किन्तु परमात्मा को मदिदों मे वंद कर सामान्य जन के लिए 
उसके द्वार बन्द कर देने को बह अनुचित कहता है। वह सरस्वती की उपासना के द्वारा 
कुछ ऐसा वरदान चाहता है जिससे सौन्दर्य की रक्षा की जा सके । वह स्पष्ट कहता है 
कि “वासदेवता की आराधना द्वारा कुछ ऐसी सिद्धि पा सके जो नरमांस भक्षी भुक्खड़ 
पिद्दो की लोलुपता से संसार को सौन्दर्य-लक्ष्मी को रक्षा कर सकू ॥””? 
चन्द्रमोलि का चरित्र एक महान्‌ कवि का है। वह संसार से उत्पीड़न, अत्याचार 
और मएनव-विकास में बाधक मनुष्य दृएरए निमित विधानों का विरोधी है| नारी-सम्मान 
की रक्षा के लिए वह कृत-संकल्प है और अपने काव्य में सौन्दर्य के साथ इन्ही. विचारों 
को प्रस्तुत करने का इच्छुक है । 
सम्राट समुद्रगुप्त धर्म के अनुयायी ओर रक्षक के रूप मे चित्रित पात्र है। 
उन्हीने मछर्णी रपजञाओं के राज्य का विनाश किया और ध्ष के बनुकूछ चलने वालो को 
राजयद्दी पर बिठाया । नारी-सम्मान और उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होने के 
कारण है चन्द्रा के प्रसण मे अपने केलि-भखा गोपाल कार्यक को कड़ा पत्र लिजते 
हैं। थे धर्म के इस तत्व को समझते पर कि अकेले में विचार कर किसी तथ्य को सत्य 
मालना न्यायसपत नहीं है, सेद से भर उठते हैं। वे इसीलिए अपने मित्र, केलि-सखा 
गोपाल आर्यक से मिलने का सदेश भेजते हैं । उनके सन्देश में स्पष्ट कहा जाता है कि 
भज्नाद गुप्त कुल के सेनापति से नहीं अपितु अपने मित्र से मिलना चाहते हैं। इससे समुद्र- 
भुप्त के चरित्र की गरिमा बढ़ती है 
साठव्य शर्मा और सुमेर काका---उपन्यास के दो अनुपम और जीवन्त पात्र हैं। 
मादव्य शर्मा सभी का दादा है तो सुमेर काका सभी का काका है। माढव्य शर्मा में 
परिहास करने की क्षमता है, इमोॉलिए वह राज-दरवार में स्थान पा सका। वह अपनी 
मूर्जेता वेचकर सभी को हंसाता है । जटिल परिस्थिति मे भी उसे हंसाना भाता है। इसके 
अतिरिवत उसके चरित्र में मरलता, स्नेह, ममता ओर लोकहित की भावना है । वह काव्य 
का उद्देश्य घनाजन और यशोपाजंन मानता है । दूसरी ओर सुमेर काका फक्कड़ स्वभाव 
का व्यवित है । वह व्यवहार ज्ञान का घनी है किन्तु अशिक्षित होने के कारण पाण्डित्य के 
घनी आचार्य देवरात से हार मान सेता है जवकि वह जानता है कि वही सत्य पर स्थित 
है। निर्भाकता, वीरता और निष्कपटता उसके गुण हैं। नये राजा के अत्याचारों का 
विरोध करने वाले गोपाल आर्यक का साथ देता है, मैना को महिपमदिनो बनने का पाठ 
पढ़ाता है, चन्द्रा के यथार्थ को जानकर बह न्यायाधिकारो से भी टकराने को तत्पर हो 


१. पुननदा,१० २6५ 


]44 / हमारी प्रश्ाद द्विवेदी के साहित्य में सालित्य-योजना 


जाता है और सत्य बहने में वह राग्राद्‌ से भी भयभीत नही होता। 

गौण पाती में आर्य घाददत्त का घरित्र महान है। दिन-भर परोपकार का काये 
करना ही उसके णोवन वा सक्ष्य है। बसस्तरोना से प्रेम करते हुए भी अपनी पत्नी घूता 
का पूर्ण सम्मान करता है। थुतिघर, घण्डसेन और भदाक देव पात्री को थ्रेणी ढ़े पात्र हैं । 
भानुदत्त दुष्ट पात्र है। विन्ध्याटवी के सिद्ध बावा याणभट्ट बी आरप्कथा' के अवधुत्त 
अपोर भैरव के समान ही चमत्कारी पात्र हैं। वे मा भगवती के भक्त हैं। नारी को ये 
अपनी आराध्या के रुप में ही देयते हैं । 

धयुनर्तवा' के मारी-यात्ों मे मृणाल मजरी, घन्धा, मजुला और घधूता भाभी का 
विश्येप महृत्व है। उपस्यास यो नायिका मृणाल-मजरी है। वह सतियों का आदर्श, परम 
मौभाग्यवती, उदार, श्वाभिमानिनी, महपिमदिनी और भिहवाहिनी की उपासिका 
साक्षात्‌ ललितारपिणी है । 

मृणाल-मजरी के साम का खबु सस्करण मैंता है। मैंना का सौन्दर्य, उसकी 
अपूर्ष माघुरी और चारता उसकी माता गधिजा मजुजा से ग्राप्त हुआ तथा उसके चारि- 
लिश गुणों का विश्स उसके धर्म प्रिता आचाय॑ देवरात द्वारा किया यया। यही कारण है 
कि अत्याचार और अनाचार के विनाश के लिए वह नारी होकर भी कुछ करना चाहती 
है। वह अपने पिता से कहती है कि “पिताजी, मैं क्या इस समय आपके किसी राम नहीं 
आ सकती ? दिन-दहाड़े प्रजा की सम्पत्ति सूटी जा रही है, बहु-बेटियों का शील मप्द 
किया जा रहा है। आपती यह अभायित कन्या कया इस समय कुछ भी नही कर सकती 
है ? आपका मुरशाया मुप भुझसे नही देधा जाता । मुझ भी बुछठ करने की आज्ञा दें ।? 
बह गुमेर काका से भी कहती है कि उसे गोपाल आंक के दल में प्रवेश दिलवा दें । 

सिद्ध बाबा छगे खलिता का रूप इसीलिए बताते हैं वयोकि उसमे परमात्मा के 
प्रति निष्ठा का भाव, पततिग्रवा वार स्वरूप और शील की पराकाष्ठा है। स्वयं समुद्दगुप्त 
की सन्दिर में उसकी आराधना की देखकर वहता है कि “प्रावंती की श्रतिमूति, महादेव 
की अनुग्रहे च्छा, विधाता द्वारा भवित को गला, उसमे मतीत्व का मिश्रण करके और यगा 
की धारा से तरजित करके ललिता देवी के याच्रे में सिरजा है ।"* 

यदी कारण है कि यावो की स्त्रिया उसकी पूजा 'मैता माजर देई' के रुप में करने 
लगी । चद्धा और घूता भाभी के अनुसार गोपाल आयेक की विजय का कारण मैता का 
सतीत्व ही है। वही उसकी रक्षा करता है । वह पति के ग्रत्ति पूर्ण समधित है, इसलिए 
आद्द्रा वो हलद्वीप ले आते के लिए गोपाल आयेंक को प्रेरित करती है। स्वाभिमानिनी 
इतनी है कि हलद्वीप पर गोपाल आर्यक की विजय के पश्चात्‌ बढ़ उससे मिलने नहीं 
जाती । स्वयं गोपाल आयेक को ही उसके पास आता पड़ता है । 

भारतीय नारी जीवन का आदर्श सती मैता पिपुर सुन्दरी का ही रूप है, इसी- 
लिए त्रिपुर मे रवी रूपी चन्द्ा का भाग्य टकराने पर मैंना की ही विजय होतो है। 





. पुमनंवा, पृ० 38 
2. उपरिवत्‌, पु० 276 


ट्विवेदी जी के उपन्यासो में लालित्य-्योजना / 45 


उदारतापूवक वह अचेत चन्द्रा का सिर गोपाल आयेक की योद में रख्व देती है और चन्द्रा 
विचार ही करती रह जातो है । चन्द्रा का सारा कलुप और उद्याम वासना का रूप मैंना 
के पास आने पर मातृत्व की गंगा मे परिवर्तित हो जाता है। वह पारस पत्थर है। चन्द्रा 
का यहू कथन उचित ही है कि "तेरे भीतर वही अखण्ड ज्योति जल रही है। तेरे निकद 
जो भी आयेगा वह अगर छेडने की कोशिश करेगा, भस्म हो जायेगा। थोड़ा दूर-दूर 
रहेगा तो आलोकित रहेगा । चन्द्रा आज आलोकित है । आयेक की रक्षा तेरी यह्‌ आलो- 
वित शिखा ही करती है ।”! 

'पुननवा' में मनुष्य के बनाये विधि-विधान के प्रति साक्षात्‌ विद्रोह की प्रतीक 
चन्द्रा का चरित्र अनुपम है। उसे 'बाणभट्ट की आत्मकथा” की निउनिया ओर 'चाद- 
चद्धलेख' की मैना का विकसित रूप माना जा सकता है। निउनिया की उद्याम वासना 
की परिणति मातृत्व भाव में करके ट्विविदी जी ने उसे आदर्श नारी के रूप मे प्रस्तुत कर 
दिया है । अहंकार का बीज जिसके हृदय मे अकुरित हो ही जाता है जो प्रिय को सखा 
रूप भे देखती है, ऐसी सती नारी साक्षात्‌ त्रिपुर भेरवी ही हो सकती है और द्विवेदी जी 
ने उसे उसी रूप भे प्रस्तुत भी किया है । प्रस्तुत उपन्यास के नारी पात्रों में सबसे अधिक 
प्रतिभाशाली, क्रिया-शवित का प्रतीक, प्रिय के प्रति पूर्णत. समपित और लोहे के समान 
प्रिय रूपी चुम्बक के प्रति आकपित होने वाली नारी चन्द्रा है । 

चन्द्रा की सौतेली माता ने उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध एक नपुसक 
पुरुष श्रीचन्द्ध के साथ कर दिया था। श्रीचन्द्र का व्यवहार भी उसके प्रति अमानुपिक 
था। वह श्रीचन्द्र को कभी अपना पति भी न मान सकी । उसकी दृष्टि भे तो उसका 

पति होने की योग्यता केवल उसके प्रिय आयेक गोपाल में हो थी किन्तु गोपाल आययेक 
का विवाह भूणाल मंजरी के साथ हो गया था । उसने इसकी चिन्ता किए बिना गोपाल 
आपेक को आाकपित करने के विविध प्रयास किए । उद्याम्त वासना से प्रेरित पत्र लिखे, 
रात्रि को निर्जत में बचाओ-वचाओ' की ध्वनि करके गोपाल आयेक को अपने पास 
युलाया और उसे धुरी मानकर परिधि बनी उसके चारो ओर धूमती रही । श्रीचन्द्र द्वारा 
उसे घर से निकाल दिये जाने पर वह गोपाल आय्येक के घर की ओर चली। गोपाल 
आयेंक के भागने पर वह उसके पीछे-पीछे चली गई ! समुद्रगुप्त द्वारा तीखे वचन कहे 
जाने पर वह सम्राद्‌ से भी भिड गई और सीधे हलद्वीप मे आकर मृणाल मजरी के साथ 
रहने लगी । 

अपने प्रिय गोपाल आर्यक के प्राणों की रक्षा करने में तो वह साक्षात्‌ दुर्गा ही बन 
जाती है। घायल आर्यक जब जलते हुए घर के दरवाजे पर पड़ा था तो वह दौड़कर उस 
गवर जवान को ऐसे उठा लाती है जैमे वह कोई शिशु हो और अपने वस्त्र फाड्कर, प्रायः 
निर्वस्त्र होकर, उसके घावो से रिसते रवत को रोक देती है। वह लोकोपवाद से भयभीत 
नहीं होती । बह सुमेर काका से स्पष्ट शब्दों मे बहती है कि यदि वह सत्ती नही है ततो 
कोई अन्य नारी सती हो ही नही सकती । सुमेर काका इसीलिए स्पष्ट कहते हैं कि “चन्धा 





. पुननवा, पृ० 86 


श्र 


46 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लातित्य-यौजना 


जैसी घरी तेजस्विती सती सारी संसार में दुर्लभ है।”! सन्यासिनी माता तो धूताते 
स्पष्ट बहती हैं कि “चद्वा दा पग्रेम अप्रतिम है। अग्निशिया की तीद्र आच को देखकर 
उसकी पप्ित्रता पर शका नही करनी चाहिए । आर्यक से कह दे कि चद्धा ने उसके प्रेम 
के लिए जो त्याग किया है, वह समार की शायद ही कोई कुलांगना कर सकी हो । वह 
अथरडेय नहीं, नमस्म है।'' “उसके प्रेम में पाने का नहीं लुटाने का वेग है ।"* 

आरम्भ में चद्धा में जो उद्यम बासना का भाव था, उसके लिए भी वह स्व 
दोपी नहीं थी, अपितु उसे जो परिवेश मिला, वही दोषी था । वह स्वयं बताती है कि 
“(विमाता स्वय उन्मादग्रमिनी निकली | वचपन से मैं उद्याम काम-वासना के बातावरण 
में पल्ली। मेरे शरीर में विधाता ने जाने कैसी आग जला दी थी ! केवल वासना, केवल 
उत्माद था, केवल अध पुश्चल विक्रास ।/२ 

वस्तुत चन्द्रा के चरिश्र के जवगुणों के लिए वह दोपी नहीं अपितु मनुष्य का 
बनाया विधि-विधान, उसका थारिवारिक परिवेश और समाज दोषी है। उसके गुण इतने 
हैं कि बह नेतृत्य-द्षा मता से परिपूर्ण है। उसके प्रेम को नवयुवतिया आदर्श मान सकती हैं 
और लोॉक-्गीतों की वह नायिका हो सकती है चन्द्मा का लोक-विश्रुत रूप ही उपन्यास- 
कार को प्रभावित कर सवा था और दिवेदी जी ने उसका चरित्र निर्भित करते समय उस्ते 
और भी महान बना दिया। 

मजुला उपस्याय का तीसरा प्रमुख पात्र है। हसद्वीप वी नयरश्री सजुला मादक 
रूप वाली राफल नतेक्री और गायिका है। प्रारम्भ मे सामान्य गणिराओं के समान वह 
अपनी आलोचना करने वाले आर्य देव रात की “दम्मी, कलीव तथा बुध्सात्रिय” मानती 
है विस्तु बाद में वह इस तिष्कपे पर पहुचती है कि एकमात्र सद्ददय आयाये देवरात ही 
है। पह आयाम देवरात पर विशुद्ध कलाकार बनायरर ही विजय प्राप्त करती है किन्दु 
जीतकर स्वय हार जाती है । 

आयाम देव राव पो मृग औौर आराध्य मानकर मद्यामार वी श्राप्ति की और अग्र- 
मर होती है । उसका देह-व्यापार वा पाउंफ्रम चलता रहता है किन्तु उसता सन आचार्य 
देवरात में ही तस्तीन रहता है, इतलिए ऐसे समय उत्सन्त पुत्री को बह आचार देवरात 
को ही समधित करती है। पुत्री के नामकरण और विवाह के समय के उपटार में एक 
और उसी सात्विर मन स्थिति और पुष्री की कल्याणामना का ज्ञान होता है तो 
दूसरी और उनबी चित्रकला कर ज्ञात भी होता है। वेट नारी वी विउ्शता बताने हुए 
बहती है वि-- 

“माघ्वी रमधिया पति या माध्यम पा लेती हैं। दे घन्य हैं, स्पृहणीय हैं। पर, 
हाय गधिता था माध्यम नहीं हीता । बह जुगृध्सित भोग के विक्ट दादानल में सुन्सती 
बहती है । सारी था जीवन विसी एव जो सम्पूर्ण रुप में समदित होरर ही घरितायें 





- पुनर्तेगा, पृ० 278 
उपरिवा, पृ० 27] 
उपरिद, पृ० 383 





3 क> 95 


हिवेदी जी के उपन्यासौ मे लालित्य-्योजना / 47 

होता है ।7१ 

वह गणिका निश्चित रूप से धन्य है जो किसी की भावमूति को माध्यम वनाकर 
महाभाव के रस मे डूबने-उतराने लगती है, वात्सल्य के मोह में भठकती है इसलिए 
उमकी आत्मा भटकते हुए भी मानव-कल्याण भे रत होती है। वसन्तसेना को धघूता के 
पास पहुंचाकर भरिय-मिलन के मार्य पर भेजती है और गोपाल आर्यक को चारुदत के 
पास भेजकर उज्जयिनी-विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। आचार्य देवरात को गुरू 
मानने से उसे शिव जैसा पिता और कृष्ण जैसा प्रेमी मिलता है ! वह अपने भटके गुरु को 
भी उम महाप्रेमिक क्रष्ण के पास ले जाने में समये होतो है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ 
भी बहू अपनी शिष्यता को सार्थक चनाती है । 

घूता भाभी का चरित्र एक सती का चरित्र है। वह मृणाल-मंजरी की छायामात्र 
बनकर रह गई है । उसका महत्व केवल इतना है कि वह गोपाल आयंक के मन की सभी 
शक्राओ का समाधान करने से सफल हो जाती है। मांदी के चरित्र द्वारा सामाजिक 
विधि-विधान पर प्रश्न-चिक्न लगाया गया है । नारी का वस्तु की तरह विक्रय घिनौना 
व्यापार है शिसकी शिकार मादी होती है।वसतसेना मजुल्ला की छाया है।उसका 
चरिषाकन भी “मृच्ठकटिव/ के आधार पर ही हुआ है। 


'अनामदास का पोथा' के चरित्न 


“अनामदाप्त का पोथा! के चरित्रो भे रैक्व का चरित्र हो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 
अन्य पात्रों मे माता ऋते भरा और जावाला आकर्षक चरित्र हैं। 

खिव ऋषि के पुत्र रेक्‍व नारी पदार्थ मे अपरिचित चिंतन प्रधान तपस्वी हैं। 
उपन्यासकार ने उसका चित्रण करते हुए लिखा कि “लडका चितन-मनन मे इतना खो 
गया कि उसे ससरार की किसी और बात का ध्यान ही नही रहा । केवल ध्यान करता था 
और समझने का प्रयत्त करता था कि वह मूल तत्व क्या है जिससे सब-पु छ उत्पन्न होता 
है और जिसमे सव विलीन हो जाता है ।”? 

रैकव के चितन का निष्कर्ष था कि वायु ही सबसे प्रधान तत्व था। उसने वायु 
पर अधिकार करने के लिए समाधि लगायी ओर इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली कि वह्‌ 
रोगियों को भी ठीक कर देता था। जीवन में पहली वार उसने जावाला को देखा 
जिसवंग बह नाम शुभा समझता रहा । वह सभी मे उसकी प्रशसा करता और उसे अपना 
गुरु बताता । उसके प्रति अभिलाषा-भावे होने के कारण उसकी पीठ में गनसनी-सी 
मचती रहती । 

रैकब अत्यन्त भोला है। उसे अपनी शक्तियों का भी ज्ञान नहीं है।आचाये 
उदुम्बरायण कहते है कि “वह अपने प्राणो को इस प्रवार निरद्ध कर सकता है कि लोग 
रोग-मुक्‍्त हो सकते हैं। हजारो की संख्या में लोग उसकी सिद्धियोँ से लाभान्वित हुए हैं। 


]. पुननंवा, पृ० 56 
2. अनामदास का पोषा, पु० 25 


48 / हजारी असाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-यौजना 


पर वह ऐसा भोला है कि कुछ जानता ही नही ॥”+ माता ऋतंभरा से मिलने के पश्चात्‌ 
उम्रका जीवन ही परिरवरतित हो जाता है। वह सभी शास्त्रों को पहता है और सेवा-भाव 
में लग्र जाता है। दीन-दुखियों की सेवा को वह सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। 
ऋतभरा जब उससे पूछत्री है कि शुभा यदि उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने को कहे तो वया 
उत्तर देना चाहिए, रैंक्व जो उत्तर देता है, वह उसके चरित्र की घुरी है-- 

“मेरे पास अगर वह बुद्धि की परीक्षा लेने आयेगी तो उसे गाड़ी खौचकर दीन- 
दुखियों तक खाद्य पहुचाने को कहूगा । इसी में उसकी बुद्धि की परीक्षा हो जायेगी । मा, 
जो दीन-दुखियों की सेवा नही कर सकता, वह या बुद्धि की परीक्षा करेगा ।/ 

रईंबव के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका भोलापन है। राजकुमारी 
जावाला उसके भोलेपन पर ही मुग्ध होती है । ऋतमरा भी कहती है कि “बड़ा हो गया 
है पर है अभी शिशु ही--एकदम अवीध शिशु !”* 

रैक्‍्व अनुभव के बिना किसी वात को स्वीकार नही करता । वह जटिल मुनि से 
स्पष्ट शब्दी में कहता है कि “महात्मन्‌, अविनय क्षमा हो, मैं स्वयं अनुभव किए हुए सत्य 
को वास्तविक शक्ति मानता हूँ । यहा आप अनुभव किया हुआ सत्य नही कह रहे है बल्कि 
अपनी माताजी का बताया हुआ कोई परामश देना चाहने हैं इसलिए मैं शुरू से ही उसके 
प्रति इतनी आहथा और आग्रह नही कर पा रहा हू जितनी मुझसे आपको आशा है। मैं 
केबल उतना ही सुनवा चाहता है जितना आपका अनुभव सत्य है। उसे मैं तभी स्वीकार 
कहूंगा जब मैं स्वयं उसका अनुभव करूँगा ।'* बहू जटिल मुनि की माताजी का परामर्श 
मानकर जावाला का उपोदुगप्रहण ही करता है । 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आचार्य द्विवेदी ने रेवा-प रायणेता, बिद्वता, 
भोलापन भौर उपोद्प्रहण के द्वारा रैवव के चरित्र को आदर्श और श्रेष्ठ मानवन्चरित्र 
के रुप मे प्रस्तुत किया है । 

ओऔदुम्बरायण राजा जनथुति और राजपुमारी जावाला के गुझ हैं। वे 
राजवुमारी जाबाला से पुत्री के समान ही स्नेह करते हैं। “वृद्ध आचभाये ओदुम्बरायण 
उसके भी गुर थे और उसके पिता के भी । जावाला को तो उन्होंने गोद मे खिलाया था। 
लड़की के प्रति उनका स्नेह और महत्व बहुत अधिक था । जावाला की मा जब नहीं रहीं 
तो उसकी माता के समान ही उसे स्नेह और दुल्लार दिया । आचार्य उसके गुरु और माता 
दोनों का काम करते थे ।”९ 





7. अनामदासरा प्रोया, पृ० 40 

2 उपरिवत्‌, पू० 89-90 

3. उपरिवत्‌, पृ० 99 

4 उपरिवत्‌, पृ० )72 

5. डॉ० उम्रा मिश्रा, डॉ० हजायी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास साहित्य: एक अबुर 
शीलन, प्‌ृ० 25 

6. अनामदास का पोया, पृ० 38 


डिवेदी जी के उपन्यासो मे लालित्य-यीजना / 49 


आचार्य जनता के दु'द से दुःखी हो उठते थे। “राजा जनश्रुति ब्रह्म तत्व क्को 
जानने के लिए व्याऊुल हैं उधर प्रजा में त्राहि-बाहि मची है। मैं तो कत्तेव्य-मूढ हो गया 
हूं, बेटी, पाप तो हो ही रहा है ।/? आचार्य जावाला के लिए उपयुक्त वर खोजते हैं किन्तु 
उससे विवाह निश्चित न हो थाने पर वे रूठकर चले जाने हैं । आचाये का चरित्र एक 
अधिमावक, मंत्री और पुरोद्धित के अनुरूप होता है । रैवव द्वारा कदु शब्द कहे जाने पर वे 
अपमानित होते हैं किन्तु उसके भोविषन से प्रभावित भी होने हैं । रैकव के वारे में राजा 
जनश्रुति को मूचना भी वे ही देते हैं । 

राजा जनशथुुति ज्ञान-पिपासु राजा के रूप मे प्रस्तुत करिए गए हैं। ज्ञान-पिपासु 
राजा अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है ओर आचार्य औदुम्बरायण द्वारा प्रजा के 
कध्ट बताये जाने पर कहता है कि “मुझे प्रजा के कप्ट की बात तो किसी ने नही बताई। 
राज-वर्मचारी कया सो रहे ये ? अन्न उगाहने के समय उन्होने यह नही देखा कि अकाल 
पड़ा हुआ है? वय”उनका कर्तव्य नही था कि वे मुझे सूचना देते ? राजा तो कर्मचारियों 
की आख से ही देखता है। इतना बड़ा अनर्थ हो गया और उन्होंने कुछ बताया ही 
नही +/१ 

राजा अपनी पुत्री के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होता है। उसको स्वस्थ रखने 
के लिए सभी प्रकार के उपाय करता है | अन्त में वह्‌ जावाला का कन्यादान रैवव के लिए 
फरता है 


अन्य पुरुष पात्रों में मामा, आश्वलायन तथा जटिल मुनि का चरित्र हो कुछ 
उभर सका है । 

नारी पात्रो मे जावाला और माता ऋतंभरा का चरित्र ही प्रमुथ रहा है। 
राजबुमा री जाबाता तो उपन्यास की नायिका ही है) वह अत्यन्त सुन्दर है। रैक्‍्व के 
भोतेपन को देखकर उसके प्रति आक्वित हो जाती है। बह उसकी विरहाग्नि में जलती 
रहती है विन्‍्तु किसी को कुछ नही चताती । 

राजकुमारी के मन में सेवा-भावना है । वह दीन-दुख्ियों की सेवा करने के लिए 
तत्पर रहती है। बहू अपने पिता तुल्य आचार्य से कहती है कि "नहीं तात, अपनी इस 
बेटी के रहते आपको कर्तव्य-मूढ नही होना पड़ेगा । में जनपद से घूमूगी, आपको साथ 
सेकर। जब तक प्रजा भूसी है, जाब.ला को शाति नही मिलेगी ।”* इसी प्रकार गाही- 
दान मी मृत्यु वे: परचात्‌ उसकी पत्नी बी चिन्ता न पिए जाने पर वह दुखी हो उ्ती 
है। यह ऋतभरा में बहती है--- 

“प्रुत्मे बढ़। अपराध भी हो गया है। मैं पाप-मावना का शिकार भी दीगई हूं । 
मादीवान मर गया, उसके परिवार वालों की उसी ने सोज-सवर नहीं ली। पिवाजी 


बैठी के सदुझल छोट आने वो युध्ो में ऐसे सग्त हुए कि 








. झनागदास का पोया, पृ० 30-3 
2. उपरिषयत्‌, चुढ 7] 
3. उपरिवत्‌, पु० 90 


50 | हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


की सुध ही न रही | बड़ा पाप हो गया है मा। मेरा प्रायविचत क्या होगा ?”! 

वस्तुत' सुन्दर जावाला का हृदय भी सुन्दर है ! उसके मन में करुणा का निवास 
है । प्रेम और करुणा की मूर्ति के रूप से उसका चरित्रांकन कर हो उसे नायिका का हप 
दिया गया है ) आचार्य से उसने सम्पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त किया है। ज्ञान और सोन्द्य का 
उत्कर्प करुणा के ही द्वारा सम्भव है । 

ऋतभरा दूसरा प्रमुख नारी-पात्र है । वे ओपस्ति-ऋषि की पत्नी है। उनका 
चरित्र एक तपस्विनी और साधिका के अतिरिक्त करुणामयी मा के रूप में भी अभि- 
ब्यवत किया गया है । वे बुद्धिमान है। ति'सतान होने के कारण मातृहीन रैक्व को वे 
एक माता का सम्पूर्ण स्नेह प्रदान करतो है। उनका सम्पूर्ण मातृत्व उसके ऊपर झलक 
जाता है। वे जावाला से कहती है कि “जब वह मा कहकर पुकारता है तो हिया जुड़ 
जाता है। अपने पेट का जाया भी उस सहज भाव से मा नही कहता होगा । हिया जुड़ा 
जाता है बिटिया, इतना बड़ा हो गया है पर छोटे शिशु की तरह आशा मानकर चलता 
है। भगवान्‌ ने मुझे कोई सतत्ति नही दी, पर जीवन-भर ब्रह्मदादियों के साथ आत्पतत्व 
वी चर्चा करने के बाद भी मेरी यह लालसा नहीं गई कि कोई मा कहकर पुकारे। उसे 
भेजकर भगवान्‌ ने मेरी यह लालसा पूरी कर दी है। स्त्री मा बनकर ही चरितार्थ होती 
है बेटी । तू भी उसी की तरह मुझे मा कहकर पुकारेगी तो मुझें अपार सुख मिलेगा ।/ 

वह रैकव मुनि को सामान्य आचरण की शिक्षा देती है और दीन-दुखियों की 
सेवा के लिए प्रेरित करती है । रैक्‍्व उसे मा के साथ-साथ गुरु भी मानने लगता है । 
ऋत॑भरा एकात के तप को श्रेष्ठ नही मानती । वह रैक्त से कहती है कि “एकाल का 
तप बडा तप मही है, बेटा । देखो, संसार में कितना कष्ट है, रोग है, शोक है, दरिद्वता 
है, कुसंस्कार है । लोग दु ख से व्याकुल है । उनमे जाना चाहिए। उतके दु ये का भागी 
बनकर उनका कष्ट दूर करने का प्रयत्त करो | यही वास्तविक तप है । जिसे यह सत्य 
प्रकट हो गया है कि सवंत्र एक ही आत्मा विद्यमान है वह दु ख-कप्ट से जजेर मानवता 
की फंसे उपेक्षा कर सकता है वत्स ?”* 

माता जी गाडीवान की मृत्यु के पश्चात्‌ उस विधवा नारी को भी आश्रय देती 
हैं। वे जिजीविपा को महत्व प्रदान करते हुए कहती है कि “मुझे लगता है बेटा, जिसे 
लोग 'आत्मा' कहते हैं वह इसी 'गिजीविषा' के भीतर कुछ होना चाहिए । वे जो बच्चे 
हैं, किसी की टाग सूख गयी है, किसी कट पेट फूल गया है, किसी की आश् सुज गयी है 
ये जी जायें तो इनसे बड़े-बडे ज्ञानी और उद्यमी बनने की सभावतरा है। भावना की 
बात कर रही हू । अगर यह संभावना नहों होती तो शायद जिजीविपा भी नही होती। 
आत्मा उन्ही अजात-अपरिचित-अनुनध्यात सभावनाओ का द्वार है ।** 





. अनामदास का पोया, पूृ० 0] 
2. उपरिवत्‌, पृ० 59 
3. उपरिवत्‌, पृ० 59 
4. उपरिवत्‌, पृ० 87 


द्विवेदी जी के उपन्यासों मे लालित्य-योजना | 5] 


वस्तुत, ऋतभरा एक माता का, जन-जन की माता का प्रतीक पात्र है। वे करुणा 
की साक्षात्‌ अवत्तार ही बन गयी है। उनमें सगीतकार के भी गुण है। वह एक महान्‌ 
चरित्र है। 

आचाये द्विवेदी ने अपने उपन्यासो में चरित्र-चित्रण के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 
दोनों ही पद्वतियो का सहारा लिया है। उपन्यासकार स्वयं अपनी ओर से बर्णन करके 
पात्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है, इसे प्रत्यक्ष पद्धति कहते हैं। आचार ठिवेदी 
में प्राय सभी पात्रों का चरित्र-चित्रण इस पद्धति से किया है। उन्होने पात्रों के स्वगत 
कथन, दिवास्वप्न आदि के द्वारा चरित्र-चित्रण करके अप्रत्यक्ष पद्धति को भी अपनाया है। 


जाषागत लालित्य 


आचार्य हजारी प्रमाद द्विवेदी हृदय से कलाकार हैं, उनके उपन्यासों के कथानक 
प्राघोनकाल से सबंधित हैं, कथानक का प्राण-तत्व प्रेम है और उपन्यासकार का दृष्टि- 
कोण मानवीय है, इसलिए उनकी भाषा मे भावानुभूति की तीक्ता, कल्पना-प्रवणता और 
काव्यमयता का गुण सहज रूप से आ गया है । ललित निवन्धों के समान ही उनकी भाषा 
में बिम्ब-विधान की क्षमता है। 

आचायें द्विवेदी गष्य मे काव्य लिखते हे और संस्कृत मे बाणभट्ट ने गद्य मे काव्य 
लिखा है। इसलिए सहज रूप से उनकी भाषा पर बाणभट्ट का प्रभाव परिलक्षित होता है । 
बाण की भाषा में वक्रोवित चार्त्व, सूध्म-सौन्दयं-चित्रण की क्षमता, अलकारिता और 
भावात्मकता का गुण था ओर हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्याध्ों में इसी प्रकार की भाषा 
का प्रयोग हुआ है। विपय-प्तिपादन के कारण उनके उपन्‍्यासों की भाषा में कुछ अन्तर 
भी दिखायी पड़ता है। “ वाणभट्ट की आत्मकथा' में 'कादम्वरी' की तरह भावोच्छूवसित, 
उत्प्रेक्षा एवं रूपक-प्रधान लम्बे-लम्बे वाक्‍्यो की प्रधानता है और “चारु-चम्द्रलेख' में 
व्याख्यान एवं उपदेशों की भाषण-शली की प्रधानता है। किन्तु तीनो ही उपन्यासो में 
विचार-प्रवाह, भावुकता, मानसिक-स्थिति, कार्य-ब्यापार, प्रकृति-चित्रण, कथोपकथन 
आदि विभिन्‍न भ्रसगो के अनुरूप वाक्य-विन्यास का वैविध्य दिश्वाई पड़ता है ॥"! 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासो मे तीन प्रकार की भाषा के दर्शन होते 
हैं--() समास प्रधात लम्बे वाक्य, (2) समास प्रधान छोटे वाक्य और (3) समासो से 
रहित वाक्य । तीनों प्रकार के वावयो मे सस्क्षत के तत्सम शब्दों का वाहुल्य रहता है। भाषा 
मे स्वाभाविकता का गुण लाने के लिए वे प्रचलित अरवी-फारसी के शब्दो, देशज शब्दों 
और मुहावरे-लोकोब्तियों का प्रयोग करते है। 

आचार्य द्विवेदी नारी-सौन्दर्य और नारी-सम्मान से सम्बद्ध-चित्रण मे भावुकता 
का समावेश करते हैं तो अनाथास ही उनकी भाषा तत्सम शब्दों से युक्त और समास- 
प्रधान हो जादी है। उस समय दे पात्र के संबंध मे भी विचार नही करते । 'बाणभट्टू की 
आत्मकथा” मे एक वृद्ध राजश्री के सबंध मे इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है-- 





१. राजनारायण, पुननेंदा : चेतना कौर शिल्प, पृ० 03  «« 


52 / हुजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


“पट्टदेवी हर-जठा-प्रवाहिता जाह्नवी की भाति पवित्र है, अद्वितीय पति धर्म- 
चारिणी अरून्धती की पा्थिव विग्रह है, इस धरित्री पर भुल मे चली आयी हुई कत्प- 
लतिका हैं, पार्वती के तरत हास की मूरत्तिमती प्रतिमा है, सरस्वती की कर्पूर-गौर काति 
का ससार रूप हैं ।/! 

पुरुष के वर्णन में भी द्विवेदी जी छोठे-छोटे समासो काश्रयोग तो कर ही जाते है। 
धावक का वर्णन करते हुए वे कहते है कि-- 

“चन्दन के अंगराय से उपलिप्त वक्ष-स्थल पर मालतीदाम सुशोभित हो रहा था, 
भुजमूलों में बकुल-पुष्पी का मनोहर बलय बडी छुकुसार भंगी से सजा हुआ था और संवारे 
हुए धूर्मिल केशो के पिछले भाग मे दुर्लभ जाती-पुसुमो का थ्रुच्छ बड़ा ही अभिराम 
दिखायी दे रहा था ।/* 

“बाणभट्ट की आत्मकथा' में लम्बें-लम्बे वाक्‍्यों का अयोग हुआ है। प्रकृति-वर्णव 
अथवा राजप्रासाद के वर्णेनों में तो यह विशेषता प्राय देखने को मिलती है। लोरिक देव 
के राज प्रासाद का कल्पित चित्रण इसी प्रकार का है--- 

* मैंने मत-ही-मन सोचा था--लोरिक देव के प्रासाद के विशाल बहि प्रकोष्ठ मे 
शुक-सारिका, लाव-तित्तिर, कुककुढ-मग़रूर आदि प्रक्षियों का कलरव गूज रहा होगा, 
गोममोपलिप्त अजिरभूमि के सामने वाले द्वार पर मालती-माला लटक रही होगी, 
पाशवंवर्ती वलिवेदिकाओ के ऊपर अभिराम शालभजिकाए ब्यस्त या उत्की्ण होगी, शयन- 
कक्ष में स्पन्दन, देवदास था हरिचन्दन को शय्या और अप्ित की अ्रतिशब्यिका होगी 
जिनमें मायलिक दन्तपत्र सुशोभित होगे, शय्या के सिरहाने कूच॑स्थान पर उनके इप्टदेव 
की मनोहर शूति सजी होगी, पास ही किसी मेदिका पर साल्यचन्दत और उपलेपन रखे 

» होंगे, यदि वै बुछ अधिक शिल्प-विनोदी होगे तो गजदत्त पर वीणा जरूर रखी होगी 
, और उसे बलयाकार घेरकर कुरण्टक पृष्पों की माला भी लटक रही होगी ।/* 

आचार्य दिवेदी ने प्रकृति का वर्णन बाण भट्ट की आत्मकथा' मे भी किया है और 

(दुतलवा' में भी । दोनों को भाषा काब्यात्मक हे । शधुनन॑वा' में श्रभात का वर्णन द्वप्टव्य 


5 “प्रभात होने को आया । कमल-दुष्प के मधु से रगे पँखो वाले वृद्ध कलहस की 
भाति उदास मथर यति से चन्धमा आकाशपगा के पुलिन से पश्चिम की ओर चला गया। 
सारा दिग्भडल रकु मुंग की रोमराजि के समान पाण्डुर हो उठा। हाथी के रक्त से रंगे 
निह के सटाभार के समान सूर्य की लाल किरणें आसमान में फैलने लगी, वन-देकियों की 
अद्ालिकाओं के समान महावनस्पतियों के शिक्वरों पर यर्देभ लोम के समान घूसर धुओं 
सटकर सब-दुछ को घूमिल आमा से आच्छादित कर गया---सर्वत्र थकान, वलाति अलस 


जल अर जन अर क 
, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-], पृू० 9 
2. उपरिवत्‌, पृ० 77 
3. उपरिवत्‌, पृ० 280 


दिवेदी जी के उपन्यासो मे लालित्य-योजना / 53 


मथर भाव [7 

काव्यात्मक और भावात्मक भाषा में वे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलकारो 
का प्रयोग करके भाषा-लालित्य उत्पन्त करते हैं प्रकृत्ति-चित्रण के साथ-साथ नारी- 
सौन्दर्य के चित्रण मे भी आचार्य द्विवेदी की भाषा काव्यात्मक हो उठती है। 'वाणभट्ट की 
आत्मकथा', चाह-चन्द्रलेज', 'पुनरनंवा' और “अनामदास का पोथा में इस प्रकार की 
भाषा के असंख्यों उदाहरण देखने को मिलते हैं। “चारु-चन्द्रलेख” से एक उदाहरण देकर 
हम अपने कथन की पुष्टि करते -- 

“आज यह क्‍या देख रहा ह गुरो, मेरा जन्म-जन्मान्तर कृतार्थ है जो व्यप्टि रूपा 
त्रिपुर सुन्दरी को धत्यक्ष देख रहा हू । आज सविता देवता उदयग्रिरि तटान्त में प्रसन्‍न 
भाव से उदित हुए है, आज दिशाए आनन्द-गद्गदु है, आज वायु उल्लसित है, आज 
आकाश सफल-काम हे। देवि, आज तुम्हारे इस दिव्य मनोहर रूप में साक्षात्‌ भगवती 
अन्नपूर्णा विलसित है। क्या देख रहा हू देवि, आज मेरे ग्रह-गण प्रपन्न हैं जो पश्च-पलाश 
को लज्जित करने वाली इन आखो का प्रसाद पा रहा हू । अहा, शास्त्रो मे जिस महिमा- 
मयी पराशवित का इतना व्ान सुना है, वह आज किस भ्रकार इन कोमल मनोरम 
अवयवो के संघात मे प्रत्यदर हो रही है। क्या अद्भुत कारुण्य-धारा तरंगति हो रही 
है" 

वक्‍तव्य-कला का विकास “चार-चद्रलेख' मे देखने को मिलता है। विद्याधर भट्ठु 
रानी से कहता है-- 

“बेटी, तुम्हे नही मालूम । लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हू । ठुम पावंती का साक्षात्‌ 
रूप हो तुम्हें रानी रूप मे वरण करने के कारण आज अवन्तिका के क्षीण-दुर्वल राज्य 
का अधिपति परम शक्तिमय हो गया है 7” 

दार्शनिक भाषा का प्रयोग यो तो द्विवेदी जी के सभी उपन्यासो में हुआ है किन्तु 
अनामदास का पोधा' की भाषा तो अधिकाशत. इसी प्रकार की है। एक उदाहरण 
प्रस्तुत है-- 

“तुमने जैसे अपने सीमित चिन्तन से यह अनुगव किया है कि पिण्ड में जो प्राण 
हैं वही अह्याण्ड मे वायु है--दोनो वास्तव मे एक ही तत्व है, उसी प्रकार सौम्य, पुराण- 
ऋषियों ने अनुभव किया था कि पिण्ड मे जो आत्मा है वही ब्रह्माण्ट मे ब्रह्म है--सदा 
विद्यमान अग्रण्ड चैतन्य स्वरूप, अनाविल आनन्द रूप ।/4 

आयाये द्विवेदी पात्र को मन स्थिति के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हैं। 
अन्तरईन्द और छिता-प्रस्त पात्र की भाषा प्रश्ववाचक अथवा विस्मयवोधक होती है । 
“दुनन॑वा' में गोपाल आयेक की मानसिक स्थिति का चित्रण इसी प्रकार की भाषा के 


. पुननेंवा, पू० 262-263 
2. हजारी प्रमाद दिवेदी ग्रंधावेत्ली-, पू० 32-33 
3. उपरिवत्‌, पृ० 36 
#, अनामदास का पोया, पु० 58 
* ७एएओ 


अं 


54 / ह॒जारी प्रसाद ठिवेदी के साहित्य में लालित्य-यीजना 


द्वारा हुआ है । 

“आर्यक कलान्त था, शरीर और मत दोनो से अवसन्त। कहा आ गया है वह ! 
वहू बुरी तरह उद्विग्व था। विजली की तरह उसके मन में एक दाठ चमक उठी यही कद 
सोचा जाये कि लोग क्या सोचेंगे । यह भी तो मन में प्रश्व उठवा चाहिए कि मृणाल क्या 
सोचेगी ? मृणाल ने जब भरे नयनो से उसे युद्ध के अभियान के लिए विदा किया था तो 
क्या उसने सोचा था कि उसका पति भाग खड़ा होगा ? जब वह सुनेगी कि यह भाग्यहीन 
आयंक भाग गया है तो वह क्या सोचेगी ? उत्तर की कल्पना करके वह चीख उठा। हाय, 
दुनिया-भर की वात सोचने वाला आयेक कभी अपनी सतीसाध्बी पत्नी की बात सोचता 
ही नही | घिकू ।/! 

आचार्य दिवेदी पर रीतिकालीत कवि बिहारी का प्रभाव भी रहा है। यही कारण 
है कि कही-कही उन्होंने ऊहात्मक उक्तियों का श्रयोग भी किया है। 'पुतनेवा' में घूता 
भाभी का सौंदये-चित्रण इसी श्रकार का है। “दर्वी सोने की लग रही थी, पर थी वह 
चादी की ।” 

आचार्य द्विवेदी व्यग्य-विनोद प्रिय थे। उन्होने अपने उपन्यासों में भी व्यंग्यात्मक 
भाषा का प्रयोग किया है। वे हास्य के आलम्बन का चित्रण ही ऐसी भाषा मे करते हैं कि 
बरबस ही हसी आ जाती है। 'बाणभट्ट की आत्मव था' में चण्डी-मदिर के पुजारी का 
चित्रण इसी प्रकार का है-- 

“उनके काले-काले शरीर मे शिराए इसे श्रक्रार फूटी दिशधायी देती है, मानो 
उन्हें जला हुआ खम्भा समझकर गिरगिट चढे हुए हो। सारा शरीर घाव के दाग्रो से इस 
प्रकार भरा है, मानो लक्ष्मीदेवी ने शुभ लक्षणो को उस देह से काट-काटकर अलग कर 
लिया है। वे काफी शौकीन भी हैं। यद्यपि वृद्ध है, तो भी कानों में औण्ड-पुष्प को 
लटकानःर नही भूलते । वे भवत भी है, वयोकि चण्डी-मदिर की चौखट पर सिर ढुकरातै- 
ढकरावे उनके ललाट मे अर्थुद हो गया है। वे तात्रिक भी हैं, प्राय" ही वह वृद्धा तीर्थ- 
याशिणियों पर वशीकरण चूर्ण फेंका करते हैं। वे प्रयोग-कुशल भी हैं, वयोकि एक बार 
ुष्त स्थानों की निधि दियाने वाला कज्जल लगाकर एक आय खो चुके हैं। वे विकित्सक 
भी हैं, अपने आगे वाते लम्बे और ऊचे दातों को समान बनाने के उद्योग में अन्य दातो 
को खो चुके हैं, पर वे ऊचे दात जहां के तहां हैं ।”3 

इसी प्रकार (ुनर्ववा” में माढब्य दादा का चित्रण किया यया है। “उसके शरीर 
पर यज्ोपवीत इस प्रकार दिखायी दे रहा था, जैसे किसी वबूल के पेड पर मालती की 
माला आडी करके डाल दी गयी हो ।* 'अनामदास का पोया' में मामा ग्यारह भालुओ 
प्ले लड़ने की बात करता है तो बच्चे कहते हैं कि वहू गरप्प मार रहा है । अन्त में वह घदते+ 

हम 20 पक 

]. पुमर्नेवा, पृ० 430 

2. उपरिवत्‌, पृ० 22 

3. हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रल्यावली-7, पृ० 48 
4. पुलनेवा, पृ० 94-95 


डिवेदी के उपन्यासो मे लालित्य-्योजना / 55 


घटते एक भालू पर उतर आता है। 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यासो में मुहावरे-लोकोवित्तयों का 
प्रयोग किया है ! कही-उ्दी तो प्रत्येक वावय में हो मुहावरे अथवा लोकोवित के दर्शन हो 
जाते हैं-- 

“ निर्देय, तुमने बहुत वार बताया था कि तुम नारी-देह को देव-मदिर के समान 
पवित्र मानते हो, पर एक वार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़-मांस का है, 
इंट-चूने का नहीं। जिस क्षण मैं अपना स्वृस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी 
के तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उसी समय तुमने मेरी आशा को घूलिसात्‌ कर दिया। 
उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया कि तुम जड पापाण-पिण्ड हो, तुम्हारे भीतर न 
देवता है, न पशु, है एक अडिग जड़ता | मैं इसीलिए वहा ठहर नही सकी। जीवन मे मैंने 
उसके वाद बहुत ढृ.ख झले हैं, पर उस क्षण-भर के प्रत्याख्यान के समान कप्ट मुझे कभी 
नही हुआ ॥/£ 

“इंट-चूने का होना', 'सर्वेस्व देना', 'धूलिमात करना', “जड पापाणपिण्ड होना! 
आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। सभी उपन्यासो मे उन्होने निम्न प्रमुख मुहावरो- 
लोकोकित्यों का प्रयोग किया है-- 

'बहसर घाट की पानी पीना', गाठ बाघना', 'उबल पडना', 'नयनतारा होना, 
“काजल थी कोठरी', 'पो बारह होना, 'मुह ताकना', “आख दिखाना, "नाक बचाना', 
'पयराई आखो से देखना', 'काठ मारना', 'मीठी छुरी घलाना', 'कान खड़े होना', गप्प 
हाऊन/, 'बिना मोल के विक जाना, गधा-पचीसी करना, 'छठी का दूध याद आना, 

"मुंह फेर लेना', 'मुह्‌ जोहना', 'आप बीती कहना”, 'वासी घाव हरा होना, 'मत मसोस 

कर रहना', जितने मुह उतनी बातें", 'सूजी डाल मे कोंपर्ले फूटना', 'सांय-साय करना', 
"ताता बंध जाना", दिन-दहाड़े लूटना', 'दात पौसना', 'पते को वात करना” आदि) 

आचार्य द्विवेदी ने संस्ट्ृत के तत्मम शब्दों का प्रयोग तो किया ही है, किन्तु 
संछूत के कुछ अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी वेहिचक हुआ है, यथा--'असित', 
"गोमयोपलिप्त', 'गालमजिका', 'कूचे', “आपोर्डरो, 'आगण-चुट्टिम', अश्वत्य', 'प्रज्ञा 
पारमिता', 'रागोत्यित्त', 'आजानु विलम्बित', मावानुप्रवेश', 'क्षोम वस्त्र”, 'लाक्षारस- 
रजित', 'मह्लसमाहवय', 'प्रत्यप्रमनोहर', 'पितद्धभोगि', अज्ञ', 'विउर्ण |, 'श्रेष्टिचत्वर', 
“अयूर्य म्पश्या', 'सोपान दोष, (विचिवित्सा' आदि। 

दिवेदी जो वी भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। ऐसे कुछ शब्द 

पड्टां प्रस्तुत हैं-+/बठकरेजी', 'बांपना', 'निवम्मा, 'मुक्कड़'ं, बिटा', वेरागी”, 'भैसा', 

मयानी', “माई, 'होम', “भैया', 'लहुरो', 'लाज', 'सिखावन!, “मिट्टी', 'लहुरावीर', 
साइनी', जूमना', 'लोप', 'अचरज', 'पिटी', “माता-पिता, “भाभी, दिई, “बहू, 
“परपाना', 'दाजत', 'अयादा', “दरतन', 'रुगना', फसिगाए, आदि? 





]. अनामदास बदय पोषा, पृ० 84 
2. हुजारी प्रसाद दिवेदो प्रस्यावक्ती-, पृ० 3-32 


456 / हजारी प्रसाद दिवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


आचाय॑ डिवेदी ने अरवी-फारसी के प्रचलित असस्यो शब्दों का श्रयोग किया है 
जिनमे से कुछ इस प्रकार हैं--गलती', 'तूफ़ान', इनकार, 'ताराज', चुहत', 
“कराहवा', शिकस्त”, कद, मालूम, बाद, शायद, 'फरक', आदमी, शोक 
“फीकी, उलझन, नासमझ', ताजगी', 'बुरी', 'शुरू', 'दुस्स्त', 'उतावला, खरीदना', 
दीवार, मामूली, 'बु्य, 'होश', 'शरारत भरी”, 'जवाव', 'परेशान', हैरानी, 
4बचकाती', 'हिसाव', 'कसरत्त', हुकुम', शरीर, “गुप्सुम', 'पाल', 'मिन्नत', 'बाधी, 
“मगर, ताजा, गलत, वहाना', 'प्िफे', "हलचल, पत्द', 'तैयार', 'माल', सवाल, 
“मतलब, 'फबती, फैसला, 'साफ-साफ, फिसाना'; बेहोश, “नियाह', ज्यादा, 
शामिल, जरूर, 'हालत', बदनामी', खलबली”, आवाज, साफ़, एकदम, 
'तरसना', दुनिया, 'वसूल', “जादू, 'कसर', इर्द-गिर्द , 'दिमाग', 'खराब', 'शावाश', 
जाशेंग, 'धोषा', तलाशी, कोशिश, 'यबरें', 'तलवा', विहोश', 'ेतुका-सा, 
धवारीकिया', गली, जल्दी-जल्दी', 'हंग्रामा', 'मकान', 'जरा', 'कम-से-कम' आदि। 

वस्तुतः आचार्य द्विवेदी भाषा को मिथक की अभिव्यवित करने का साधन मानते 
हैं जिसमें स्वयं उपन्यासकार को पूर्ण सफलता मिली है। उन्होने भावों और विचारों को 
तो अभिव्यकतत किया ही है; अलकार और सग्रीत के द्वारा अपनी सर्जना-शक्रित का 
परिचय भी दिया है। कहीं उतकी भाषा काव्यात्मक है तो कही अत्यधिक सरल । एक 
ओर संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग वी अधिकता ने दुरुहता ला दी है तो दूसरी ओर 
सामान्य बोलचाल की भाषा ने सरतता और सहजता के गुणों को भ्रस्तुत किया है। 
मुह्वावरे और लोकोवितियों के प्रयोग ने उनकी भाषा में लाक्षणिकता का पुट दिया है तो 
कही-कहीं व्यंग्य-विनोद के भी दर्शन होते हैं । 


क्रथोपकथन 

आंचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में सवाद कथावस्सु को गति देते 
बात्ते, पात्रालुकूल और चरित्र-चित्रण मे सहायक हैं। सामान्यत उनके सवाद आकार मे 
लघु हैं किन्तु कहों-कहीं सवाद लम्बे और दुरूह भी हो गये हैं। ऐसा तभी हुआ है जब 
किसी दाशेतिक विचारधारा को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है। लघु आकार के 
संवादों की सबसे बड़ी विशेषता प्रातानुकूलता के साथ-साथ व्यग्य और विनोद का पुठ भी 
है। बाणभट्ट की आत्मकथा' मे अवधूत अधोर भेरव ओर बाणभट्ट के मध्य हुए सवाद 
इसी प्रकार के हैं--- 

ब्राह्मण है ?” 

#हा, जाये !” 

“तेरी जाति ही डरपोक है। क्यो रे, महावराह्‌ पर तेश विश्वास नहीं है?” 

“है, आये !/” 

“झूठा, ! तेरी जाति ही झूठी है ! वयों रे, तू आत्मा को नित्य मानता है २” 

“मानता हू, आये !/ 


द्विवेदी जी के उपन्यासों में लालित्य-योजना / 57 


“वाण्डी ! तेरे सव शास्त्र पाखण्ड सिखाते है ! क्यो रे, कर्मफल मानता है ?”7 
प्रस्तुत संवाद से बाणभट्ट के भयभीत होने का तो ज्ञान होता ही है, अवधूत पाद 


की निर्भीकता, स्पप्टता आदि का ज्ञान भी होता है। 'चास्चद्वलेख' मे रानी चन्द्रलेखा 
और मैना का वार्तालाप भी इसी प्रकार का है। मैना रानी चन्द्रलेखा के वैयक्तिक छूप को 
समाप्त करके उसके रानी रूप को जाग्रत करने का प्रयास कर रही है--- 


है-- 


रानी ने व्याकुल भाव से पूछा, “क्या महाराज को यहा ले आयी है ?” 
“एकदम !” 

“पैना, तू चोर है !”” 

“हा, दीदी !” 

“तू मेरा धन नहीं ले सकती।” 

“थोडा भी नही ?” 

“तू चोर है !” 

“और तुम दीदी २” 

“बन्द्रलेखा !” 

“नही, रानी दीदी !” 

“रानी अब कहा है री ?” 

“तुम क्‍या हो दीदी ? तुम्ही तो रानी हो ।” 

"तो महाराज की सेवा करने का साहस तुने कैसे किया ?” 

"तुम नही करोगी तो कोई करेगा ही ॥/* 

इन छोटे सवादों मे जो नाटकीयता उत्पन्न होती है वही सवाद का ललित रूप 


है। 'पुननंव्रा/ में धूता भाभी और गोपाल आयंक के मध्य का संवाद तो और भी भोहक 


“एक आख चन्द्रा रानी । ठीक ?/ 

“ठीक, एक !” 

“दूसरी आख मैना रानी, दीक 2” 

“ठोक, दो !” 

“और तीसरी आख तुम्ही बताओ भोलानाथ !” 
“बता दूं?” 

“बनते हो, जान-वूझ्कर बनते हो ?” 


“नही भाभी, पहले बता देता हू, फिर तुम बताना कि ठीक हुआ या नही ।”/ 
“बताओ ।” 


“तीसरी आख मेरी नागरी भाभी । ठीक 2?” 
“पेट मे दादी है तुम्हारे ! हैन 27 





. हजारो प्रसाद दिवेदो ग्न्यावली भाग-], पृ० 77 
2. उपरिवत्‌, पृ० 404-405 


58 / हजारी प्रसाद टिवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


“तीसरी आंख से देखने का प्रयत्त कर रहा हू । हा, है !” 

“पकत्ती बड़ी है ?” 

“बहुत बड़ी । यही भाभी के दराबर 775 

इसी प्रकार 'अनामदास का पोया' में रैबक और आश्यलायन के वातावाप में 
रैबव बाग भोलापन झलक-झलक जाता है साथ-ही-साथ आश्वलायन वी मिथ्रता भी स्पष्ट 
ही जाती है-++ 

“नहीं मित्र, मेरा विवाह नहीं हो सकता 7 

#क्यों ?7 

“क्षमा ने बताया था।! 

मामा कौन 2४ 

“मामा बड़ा तपस्वी है। मैं उसी के साथ तो सेवा कार्य करूंगा 7! 

“बह कौन-सा काये है?” 

“तुमने मामा को देखा ही नही तो कैसे जानोगे कि सेवान्कायें क्या होता है ? 

मातानी से पूछ लेना ।/ 

“परामा क्‍या कहता था ?”? 

आधार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लालित्य सिद्धान्त का जो मानव तत्व है उसकी 
अभिव्यक्षित भी संवादों के माध्यम से की गई है। सुचरिता वाणभट्ट से स्पष्ट शब्दों से 
बहती है कि “मानव-देह केवल दण्ड भोंगने के लिए नही बनी है, आय॑ ! यह विधवा की 
सर्वोत्तम सृष्दि है । यह नारायथ का पवित्र मंदिर है। प्रहले इस बात को समझ गई होती, 
तो इतना परिवाप नही भोगना प्रड़ता । गुरु ये मुझे अब यह रटस्य समझा दिया है। मैं 
जिसे अपने जीवन का सबसे बड़ा कलुए समझती थी, वही मेरा दवसे वडा सत्य है। क्यो 
नही मनुष्य अपने सत्य को अपवा देवता समझ लेता, आये २३ 

याद चत्धलेख' में विद्याधर भट्ट और राजा के मध्य के वातलाप से इस 
मानवताबादी दृष्टिकोण का स्पप्टीकरण होता है । भट्ट राजा को दरिद्रता, रोग, शोक 
और अभावो के उन्मूलन के लिए कटिवद्ध होने को प्रेरित करता है । राजा उत्तर देता 
है, “आर्य, आपकी आज्ञा शिरोधायें है। आपके चरणो की शपथ लेकर में प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि मतुष्य जाति के कल्याण के लिए शस्त्र ग्रहण कर्गा, किसी भी क्षुद्र सवा या सुच- 
लिप्सा वो इस पवित्र संकल्प में कलुप-लेए करने का अवसर नहीं दूगा ।/ 

“धुन्नेवा' में तो सानवीय दु जे वो मनुष्य के ढारा बनाये विधि-विधान का ही 
परिणाम बताया गया है। आचार्य देवरात मजूला को अपने जापकी प्राषिमी और 
अपराधिनी मानने को अगुचित ठहराते है, “सुनो देदि, तुम इतवी व्यथित क्‍यों हो रहो 





]. पुनतेवा, पृ० 298-299 

2, अनामदास का पोया, पृ० 43 

3. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग-, पृ० 765 
4. उपरिवतू, पू० 387-348 


द्विवेदी जी के उपन्यासों मे लालित्य-यौजना। / 59 


हो ? अपने पर तुम्हारी यह अनास्था उचित नही है तुम वार-बार अपने को परापिनी 
और अपराधिनी कहती हो तो मेरा अन्तरभन कांप उठता है। यहा शुद्ध स्वर्ण कही नहीं 
है, सब जगह खाद मिला हुआ है। सव-कुछ शुद्ध स्वर्ण और खाद से बना हुआ हेमालंकार 
है | किसने यह आभूषण पहन रखा है ? उसी को खोजो | पाप और पुण्य जब उसी को 
समपित हो जाते हैं तो समान रूप से धन्य हो जाते हैं। मन मे खोट न आने दो देवि, 
तुम नारायण की स्मित-रेखा के समान पवित्र हो, आह्वादक हो, आनददायिनी 
हो 7 

“अनामदास का पोधा' के संवादो मे भी मानवीय दृष्टि की झलक स्पष्ट मिलती 
है। औषपस्ति ऋषि रैवत्र को सपूर्ण मनुष्य बनने के लिए जो आवश्यक तत्व है, उन पर 
प्रकाश डालते हैं, “देखो, पूर्ण मनुप्प बतो । चार पुरुषार्थ हैँ--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 
इनमे पहले तीन साधन है, अन्तिम सांध्य है। पहले तोन में धर्म सबसे बड़ा है। उनके 
अनुकूल रहकर अर्थ का उपार्ज न करना चाहिए । अर्थ प्रधान नही है--धमं का अविरोधी 
रहकर ही पुरुषायं है। ध॒र्मं के विरुद्ध जाने पर त्याज्य है। इसी प्रकार सौम्य ! काम 
धर्म और अर्थ का अविरोधी रहकर ही पुरुषार्थ कहलाता है। घर्मं और अर्थ के विष्द्ध 
जाने पर वह आचरणीय नही रहता ॥/१ 


देशकाल और वातावरण 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विविदी अपने उपन्यासों में देशकाल और वातावरण के 
द्वारा ही अपने लालित्य-सिद्धात की स्थापना करते हैं । डॉ० रभेश कुतल मेघ के अनुसार 
द्विवेदी जी लोक तत्व को लालित्य-तत्व के साथ सयुक्त करते हैं॥ 'वाणभट्ट की आत्म- 
कथा! में उत्सवो, उल्बासो, आयोजनो आदि के अंतर्गत; चार चन्द्रनेख” मे किवदन्तियों 
एवं मौखिक परण्पराओ की व्याख्याओ के अन्तर्गत लेखक ने अपने लोकतत्व की मानवता- 
वादी और उदारतावादी दृष्टि को प्रकाशित किया है ।”* यही कारण है कि श्री ठाकुर 
प्रसाद सिंह तो उक्त दोनों उपन्यासों का नायक व्यक्ति को नहीं अपितु इतिहास के 
विशिष्ट काल को मानते है ।* 

'बाणभट्ट की आत्मकथा” हर्षकालीन परिस्थितियों का चित्रण करतो है। उस 
समय की सामाजिक स्थिति मनुष्य की आधिक-राजनैतिक स्थिति से नापी जाती थी। 
निउनिया के पूर्व पुरुष उच्च-कुल के नही थे किन्तु गुप्त सम्राटों की नौकरी मिलने पर 
वे अपने आपको वैश्यों की कोदि में मानने लगे थे। बाणभट्ठ स्वयं निउनिया के बारे में 
कहता है कि--- 

“॑निपुणिका का सक्षिप्त परिचय यहा दे देना चाहिए। निषुणिका आजकलत्र की 


]. पुनर्नवा, पृ० 23 

2. अनामदास का पोया, पृ० 59 

3. शांति-निकेतन से शिवालिक, पु० 93-]94 
4. उपरिवत्‌, पृ० 244 


60 हुजारी प्रसाद डिंवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


उन जातियों में से एक की सम्तान है, जो किसी समय अस्पृश्य समझी जाती थी, परुतु 
जिनके प्रुव॑-पुर्पो वो सौभाग्यवश युप्त-स घ्राटी की मौकरी मिल गयी थी । वौकरी मिलने 
से उनकी सामाजिक मर्यादा वुछ ऊपर उठ गयी । वे आजकल अपने को परदित्र वैश्य 
वश में गिनने लगी हैं और प्राह्मण-्षत्रियों में प्रचलित प्रयाओं का अनुकरण करने लगी 
हैं। उनमे विधवा-विवाह की चलन हाल ही में बद हुई है । निपुणिका वय विवाह किसी 
कान्दविक वैश्य के साय हुआ जो भड़भूजे से उठकर सेठ वन था। विवाह के बाद एक 
वर्ष भी नहीं बीतने पाया था कि तिपुणिका विधवा हो गयी !/! 
आचाये उवेदी सामाजिक विषमताओ पर करारा प्रहार करते हैं। भारतीय 

सामाजिक व्यवस्था और अन्य सामाजिक व्यवस्थाओ का अन्तर करते हुए ये भारतीय 
समाज के स्तर भेद वो अनुचित वहराते हैं। रोमकपतन की भट्टिनी बाणभट्ट से कहती 
है कि, “यही देधो, छुम यदि किसी यवत्र-केस्या से विवाह करो तो इस देश में यह एक 
भयकर सामाजिक विद्रोह माना जायेगा । परन्तु यह क्‍या सत्य नही है. कि मवने-कन्या 
भी मतुष्प है और बाह्ण शरुवा भी मनुष्य है । महासाया जिन्हें मलेच्छ कह रही हैँ दे भी 
मनुष्य है! भेद इतना ही है कि उतमे सामाजिक ऊंच-नीच का ऐसा भेद नही है। जहा 
भारतवर्ष के समाज में एक सहस्न स्तर हैं वहा उनके समाज में कठिनाई से दो-सीन 
होंगे । बहुत कुछ इन आभी रो के समान समझो । भारतवपे मे जो ऊंचे हैं वे बहुत ऊचे है, 

जो नीचे हैं उतकी मिचाई का कोई आर-पार नही, परन्तु 3तमें सब समान हैं । उनकी 
स्त्रियों में राती से लेकर परिचारिका तक के और गथिका से लेकर वार-विल्ाप्तिती तक 
के सैकडो भेद नहीं हैं । वे सब रानी हैं, सब परिचारिका हैं। तुम उनके दुर्धयं रूप १ 

ही जानते हो, उनके कोमल द्वदय को वही जानते । वयो भट्ट, ऐसा क्या नहीं हो सबता 
कि ऊंची भारतीय साधवा उन तक पहुचायी जा सके और निद्वप्ट सामाजिक जटिलता 

महा से हटायी जा सके ? जब तक ये दोनो बातें साथ-साथ नही हो ज।ती, तव त्तक शाश्वत्‌ 

शात्ति अतंभव है ।** 

आचामे द्विवेदी ने 'वाणभट्ट की आत्मकथा में वेश-धूप और उत्सवी का चित्रण 

विशेष रस लेकर किया है। विशिष्ट अवसरों की विशिष्ट वेश-भूषा हुआ करती थी। 

स्वयं बाणभट्ट राजसभा में जाने के लिए एक उत्तरीय घारण करता है । राजा शुश्न वर्ण 

के दो दुकूल धारण करते थे । उपत्यास में मदतोत्सव का विस्तृत चित्रण किया गया है । 

राजमहल के मदनोत्सव में परिचारिकाएं भी मय-पान करती थी। नृत्य आदि के 

आयोजन भी होते थे । चैत्र शुबल वयोदशी का चित्रण करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, 

“आज चैत्र शुबल त्रयोदेशी है । आज मदत प्रुजा का दिन है । आज कुमारियों ने ब्रत 
किया होगा, कामदेव की पूजा की होगी और वरदान में अपने अभिल्पित वरों को माय 

लिया होगा । कान्य-दुब्ज से यह उत्सव बडे आडम्बर के साथ मनाया जाता है। आज 

मंदनोद्यान में कुमारियों ने फूल चुने होगे, हार गूथे होगे, कुठुम और अवीर का तिचक 





, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली झाग-7, पु० 28 
2. उपरिवत्‌, पृ० 228 


द्विवेदी जी के उपन्यासों मे लालित्य-योजना / ]64 


गाया होगा और लाक्षारस से भूज॑पत्र पर अपने-अपने अभिलवित वरो की प्रतिमा 
न्‍नाकर चुपके से भगवान्‌ कुसुम-सायक को भेद किया होगा ।/! 

आचार्य द्विवेदी ने अपने उपन्यास मे वामपन्‍्थी साधनाओ का विस्तृत चित्रण 
किया है। स्वथ्र वाणभट्ट उन साधनाओ को निकट से देखता है और एक वार तो उसे 
लगभग वली पर ही चढ़ा दिया गया है। न्यूनिया उमके प्राण बचा पाती है। अवधूत 
उससे कहते है, “अभागा, तू देवी की बलि हो रहा था; देवागनाओं ने तेरी आरती की 
थी और शिवाओ ने मंगलवाद्य वजाया था, परन्तु तेरा भाग अप्रसन्‍त था। तूने देवी की 
पिपासा शान्त नहीं की | अब उनका असन्तोष तो दूर कर ।/ 

प्रस्तुत उपन्यास के महावराह्‌ की पूजा तो देशोद्धार का मिथक बन गई है। 
न्यूनिया और भट्टिनी दोनो ही महावराह की उपासिकाएं हैं। डॉ० बच्चन सिंह इस तथ्य 
को स्पप्ट करते हुए बहते हैं कि “सचराचर धरा जल में मग्न है। सारा समाज एक 
प्रकार के अवरोध मे है।” भट्टि नी, महामाया, निपुणिका, सुचारिता यहा तक कि बाण- 
भट्ट भी अवरुद्ध है । सम्पूर्ण मध्यफाल में एक गतिशून्यता भरी हुई है। राजनीति, 
संस्कृति, धर्म आदि वध्चे घाटों के जल की तरह आविल है। सोचने का बंधा हुआ तरीका 
है, धर्म की एक वधी-वंधायी परिपाटी है, सब लकीर के फकीर है। वाणभट्ट को लगा 
था--“न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक 
अवश अवगाद की जड़िमा छागी हुई है ।”” इस उपन्यास मे इस जड़िमा को तोड़ने का 
रचनात्मक प्रयास है।”* 

आचायें द्विवेदी ने तत्कालीन राजनैतिक अव्यवस्था का चित्रण भी किया है। 
उस समय देश की स्थिति विदेशों आव्रमणकारियों से भयग्रर्त थी। राजा किसी भी 
विरोधी आन्दोलन को दबाने के लिए राजनैतिक चातुरी का प्रयोग करता था। भट्टिनी 
और सुचरिता को राज्य भवत बनाने के लिए किये गये कार्य इसी प्रकार के है। दुर्दान्त 
दस्युओ के भय से ग्रस्त समाज के लिए महामाया का सन्देश ही उचित है-- 

“राजाओ का भरोसा करना प्रमाद है, राजपुत्रो की सेना का मुह ताकना 
कायरता है। आत्मरक्षा का भार किसी एक जाति पर छोडना मूर्खता है। जवानों, 
प्रत्यन्तदस्यु आ रहे है ।/4 

“चाह चद्धलेख' मे प्राचीन तातजिकों और सिद्धों का विस्तृत चित्रण किया गया 
है। किवदन्तियों एवं मौखिक परम्पराओं की व्याख्या करके लौक तत्व भ्रस्तुत करने का 
प्रयास है। उस समय के समाज में लगे घुन का चित्रण ही इसका मूल उद्देश्य है । वस्तुतः 
सिद्धियो के पीछे भागने से वर्णाश्रम धर्म ही जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है इसलिए 
उपन्यामकार चुनौती देता है कि “जो महान इस्लाम आ रहा है, उसे ठीक-ठीक समझो | 





. हजारी भसाद द्विवेदी ग्रस्यावली भाग-, पृ० 37 
2. उपरिवत्‌, पू० 33 

3. शाति-निकेतन मे शिवालिक, पृ० 269 

4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग-, पृ० 225 


62 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में सालित्य-योजना 


उसके एकद्षाथ में अमृत का भांड है, दूसरे में नग्स कृपाण। वह समानता का नेत्र लेकर 
आया है, सटै-गले औजारो को चुनौती देने का अपार साहस लेकर उद्भूत हुब्स है और 
रास्ते में जो बाधक हों उन्हे साफ कर देने का विकट सउल्प लेकर निकला है। उसने 
लाश्ो-करोडो को पैरो तले दवाऊर उसकी मांस-मज्जा के दूह पर प्रसाद यड़ा करने की 
श्रुटि नही दिखाई है ॥/”! 

/ बाढ़ चद्धलिज' में वाटी मात्ता के माध्यम से नृत्य का भी सुन्दर वर्णन किया 
गया है, नुत्म भे विछ्दत होकर नाटी माता उच्त छोटे-से घर में एक कोने से दूसरे कोने 
तक मतभयूर वी भाति वाच उठी / भावावेग के साथ-साथ नृत्य के वेग में भी तेजी आती 
गयी और एक ऐसा अवसर आया कि गान एकदम रक गया । कैपयल ताज और गति की 
विधित्र उसमी हुई थिरवन | सारा वातावरण तालानुय हो गया। नाटी माता के पैर 
से हुए थे, विविध धारियों के उद्गम और बहुविचित्र आवत्त में भी वे सम पर ही आकर 
पहते थे ॥//१ 

चार चद्धलेख' का सम्पूर्ण वातावरण युद्ध का ही है। मगोलो का वर्णन विस्तार 
में किया गया है। समक की कमी के कारण वे बडे उत्सवों पर ही नमक थाते हैँ। 
उपन्यास के आरम से ही राज्य फी सीमा से विकट समाचार आाने चगते हैं। घुण्डकेश्वर 
राजा पर आक्रमण कर उसे बत्दी बना लेना चाहता है। मना मेनर्सिह के वेश में सीये 
दिल्‍ली पर ही अत्रमण बरने वी प्रेरणा देती है। अक्षोम्य में रव पड़ोसी राजा को 'भरि/ 
बहने पर भी उसे मिप्र कह्टते हैं किन्तु तु पडोसी होकर भी मित्र नहीं हो सर्कंगे--- 

“मूर्स राजाओं और चादुकार पढ़ितो ने 'अरि' का अर्थ ही झग्रु हो जाने दिया 

है। बी पड़ोसी राजा को 'अरि' कहा जाता था, मित्र वह होता था। जो पड़ोसी-बा- 
पद्ोमी है । तिसी समय ऐसा विचार टीऊ़ रहा होगा। परन्तु अभी तो तुरुष्क आये हैं, 
बे सरके शय्रु हैं । दितने हो राजाओं को तप्ट करे उनके पड़ोसियों को ये या गये, पर 
अब भी मूर्खों की समझ में नहीं आया। मित्र सेना अब समूचे देश की सेवा है। अरि का 
अरि होवर भी तुर्ष्क मित्र नहीं बनेगा । गाठ बाँध लो इस बात को ! मैं कान्यदु ब्ज का 
उच्छेद देख थुवा हू, गौड़ वा पराभव देख चुका हू, चीढ़ानों का मईन सुन चुका हू, 
सन्देसों वी पराजय की वह्दानी भी सुन चुका हु । मितरन्सेना के नाम पर गाहरुवारों का 
तुर्ष्वो को निमंत्रित करता कितनी बढी भूल थी। समझदार देख-सुनकर सीखता है, दस 
देश की ५दि भी जड़ हो गयों है । आायों के सामने सत्यानाश का ताण्डप चल रहा है 
और हम हैं कि समझ ही नही पा रहे हैं।/3 

ध्ुनर्न॑वा' में विदेशों जातियों के प्रच्छस्त प्रभाव की स्वीडृति की आवश्यकता 
का वर्ष न दिया सवा है। वर्णाश्म धर्म के डूटने की स्थिति का चित्रण प्रस्तुत उपन्यास 

में मिलता है ब्राद्यण चारदत्त वैश्यों वी भाति सेठ वन जाता है । इसी प्रगार बाह्मण- 
2: 

]. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रस्याउसी भाय-7, पू० 490 

2. उपरिदत्‌, पृ० 493 रे 

3. उपरिवत्‌ पृ० 563 


डिवेदी जौ के उपन्यासों में लालित्य-योजना / 63 


पुत्र श्यामरुप क्षत्रियों के समान मल्‍ल वन जाता है। वेश्या-पुत्री मृणाल्ष मजरी क्षत्रिय 
गोपाल आर्यक से विवाहित होती है और सती शिरोमणि मानी जाती है। वेश्या की दासी 
मांदी का विवाह श्यामरूप से होता है । आचार्य पुरगोभिल के माध्यम से उपन्यासकार 
विधि-व्यवस्था के परिवर्तन की आवश्यकता बताते हुए कहते हैं-- 

“इसी तरह विधि-व्यवस्था संबंधी परिस्थितिया बदलती रहती है। जिसे 
आज अधर्म समझा जा रहा है वह किसी दिन लोक-मानस की कल्पना से उठकर व्यवहार 
की दुनिया मे आ जायेगा । अगर निरन्तर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमाज॑न नही 
होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ घमं को भी तोइ 
देंगी ।”! 

आचार्य द्विवेदी ने प्रस्तुत उपन्यास मे नृत्य-कला के लिए भावान्‌ प्रवेश की आव- 
श्यकता पर बल देकर अपने लालित्य-सिद्धात का प्रस्तुतीकरण किया है। आचार्य देवरात 
मंजुला के नृत्य पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि “जो वात मेरी समझ में नहीं आयी 
चह यह है कि 'छलित' नृत्य में नर्तक या नतेकी को उन भावों का स्वयं अनुभव-स। करना 
चाहिए जो अभिनीत हो रहे हैं। इसी को भावानुप्रवेश कहते हैं। दूसरो के द्वारा प्रकट 
किये हुए भाव में स्वयं अपने को प्रवेश कराने का कौशल ।/* 

संत्यासित्ती माता बताती है कि बसल्तसेना से भावानुप्रवेश करने की क्षमता है। 
मजुला की आत्मा ने एक बार पुत्री की विदाई का नृत्य वसतसेना को सिखाया था । सर्व- 
प्रथम सन्‍्यासिनी माता नाचकर छिप गयी, उसके वाद वसतसेना ने नृत्य किया--- 

“हाय-हाय, उसने तो उस नाच को चौगुना चमका दिया। क्या पद-संचार, क्या 
चारिका, बया अगहार, क्या अनुभाव-प्रदर्शन--सबमे उसने पंख लगा दिये, विषुल व्योभ 
में उडते में समर्थ बनाने वाले पख | लोग धरती के जड़ आकर्षण से स्वतंत्र होकर भाव- 
लोक के विस्तीर्ण आकाश में उठ गये ।”+ 

तत्कालीन समय में शिव और कृष्ण की उपासना ही प्रचलित थी। मथुरा में 

पचवृण्णिवीर की उपासना आरभ हो गयी थी। इससे पूर्व संकर्पण, वासुदेव प्रद्युम्त और 
अनिस्ड ये चार ही वुष्णिकुल के वीर पूज्य थे । वस्तुतः कुषाण राजाओ के द्वारा पच- 
ध्यानी घुढ्धों की उपासना का प्रभाव वैष्णवो पर भी पड़ा । उन्होने साम्य को लहुरा वीर 
कहकर उसकी उपासना भी आरभ करा दी। उस समग्र स्वप्त, ज्योतिष, तन्न और 
देवता के वरदान पर भी विश्वास किया जाता था। सिद्ध बाबा मृणाल और चन्द्रा को 
मथुरा से आगे न जाने को कहते हैं और बताते हैं कि उनका प्रिय वही, मिल जायेगा । 
यही होता भी है, कि बटेश्वर में ही पहुंचकर गो गल आयेंक उनसे म्लिता है। 

“पुननेवा' में तत्कालीन राजनैतिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण हुआ है। तत्कालीन 





]. पुननेवा, पु० 3 
2. उपरित्‌, पृ० 73 
3. उपरिवत्‌, पृ० 203 


64 / हजा री असाद[द्विवेदी,के साहित्य मे'लालित्य-योजना 

समय में क्षावस्ती, पीरभुक्ति, कातिपुरी, 'हलद्वीप, मयुरा, उम्जयिती, पझावती, 
शकस्थान, कुल्लूत, मंद्रदेश आदि राज्य थे और इनमें लिच्छवियों, भारशिव नागो, शकों, 
कुपाणो, आभीरों आदि का झासन था। छोटे-छोटे राजा अधर्मी और अत्याचारी थे। 
समुद्रुप्त ने धर्म का शासन स्थापित करने के लिए अधर्मी राजाओ को उखाड़ कर 
उसी वज्ञ के किमी धर्मानुसरण चलने वाले व्यवित को राजगद्टी पर विद्याया। भटाकें 
चण्डसेन की सम्राट्‌ की इस नीति के सवध में बताता है कि--- 

“'सम्मादु अपने को धर्मे-परतंत्र मावते हैं और अपने मित्रों को भी । धर्म की प्रभुता 
के सन्दर्भ में ही वे मैत्री को कल्याणप्रद मातते हैं। वे प्रत्येक धर्मपरायण राजकुल को 
उतना ही स्वाधीत मानते हैं जितना अपने को । सभी घर्म के वन्धन में है। पूर्ण अतस्तर 
कोई नही है ! इस नवीन धर्म-चीति का अब्तेन करने के कारण ही हम उन्हे अपना नेता 
मानते है। इसी अर्थ में वे सझ्ाद्‌ है। उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। अब तक जहा- 
जहा उनकी सेना गयी है वहा-बहा यथासंसव किसी राजवंश का उच्छेद नहीं किया 
गया। कैवल एक भ्रे पर सबकी स्वाधीनता लौटा दी गयी है । वह शर्त है धर्म-सम्मत 
आचरण”! 

'अनामदास का पोया” उपसिषद्‌ काल की परिस्थितियों का चित्रण करता है । 
उस समय ऋषि-परम्परा थी और देश का अधिकांश भाग वनो से घिरा था / राजा भी 
आशमों का सम्मान करता था और बिना ऋषि की आज्ञा से उनमे प्रवेश मही कर 
सकता था। राजा दार्शनिक होते थे, इस कारण उसके कर्मचारी मवमानी करते थे। 
राजा जानश्रुत्ति के राज्य में अक्ांल पड़ जाता है। इस अकाल का चित्रण मामा नाम के 
पात्र द्वारा होता है-- 

“'ब्रमा करूँ माताजी, देखा नहीं जाता । परसों छह कोस दूर के एक तालाब से 
फरम्बक लता का एक वोआ ले आया था। कल वही उवालकर याव वालो ने पेट भरा है, 
पर बच्चों का काम तो नहीं चलता । बहुत खोज-खाज करके आज एक मधु का छत्ता ले 
आ सका हू ! देखिए, झितने खुश है। कुछ बरगद के गोदे (फल) भी ले आया था। 
बिचारे था गद्दी सकते पर और है ही क्या ? गायो को घास भी तो नहीं मिल रही । अब 
पाती बरसा है तो सव लोग खेत जोतने गये हैं। पेट में अन्न नही, बैलो में दम नहीं, क्या 
जोतेंगे। बह तो फहिए कि एक महात्मा जी आये थे, किसी दानी से कहकर उन्होने कुछ 
महुआ, लिजवा दिया है। वही खाकर हल जोत रहे हैं (“£ 

प्रस्तुत उपन्याप्त में भी सिद्धो के चमत्कार का वर्णन है। रोगी को छूकर उसका 
रोग दूर करने वाले तपस्वी हैं। जटिल मुनि तो रैवब को भी माताजी के द्शंन कराकर 
चमत्कार दिखाते है। हस्त-रेखा। विज्ञान का चित्रण भी है। कोहलियों के नाद्य-नृत्य का 
विशद वर्णन किया गया है । रंगमंच का वर्णन निम्न है-- 

“हंगरमंच का निर्माण वड़े आडम्वर के साथ हुआ । हजारो कर्मकर उसमे लगाये 





7 पुत्ननेवा, पृ० 257 
2, अवामदास का पोया, पूृ० 85 


हे 


हिवेदी जी के उपन्यासो में लालित्य-योजना / 65 


गये। उन दिनो रगमच का निर्माण बड़ी सावधानी के साथ किया जाता था। भूमि- 
निर्वाचन से लेकर रगमंच की क्रिया तक वह वहुत सावधानी से सभाला जाता था| सम, 
स्थिर ओर कठिन भूमि तथा काली या गौर वर्ण की मिट्टी शुभ मानी जाती थी। भूमि 
को पहले हल से जीता जाता था। उससे से अस्थि, कील, कपास, तृण-गुल्मादि को साफ 
किया जाता था, उसे सम और पदसर वनाया जाता था और प्रेक्षागृह के नापने की विधि 
शुरू होती थी । प्रेक्षागृहू का नापन। बहुत महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था। माप के 
समय सूत्र का दूट जाना बहुत अमगलजनक समझा जाता था ।77 

आचार्य ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने चारो उपन्यासों मे बाह्य वातावरण का 
बहुत सजीव चित्रण किया है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा में सन्ध्या वर्णण और “पुननेवा” 
मे प्रातकाल का चित्रण बहुत ही सजीव हुआ है । स्थान-स्थाव पर “चारु चन्द्रलेख” 
और /अनामदास का पोथा' में भी प्रकृति चित्रण उपलब्ध है। 'वाणभट्ट की आत्मकथा 
का प्रात'काल का वर्णन यहा प्रस्तुत है-- 

“देखते-देखते चन्द्रमा पद्म मधु से रगे हुए वृद्ध कलहंस की भाति आकाश गया के 
पुलिन से उदास भाव से पश्चिम जलधि के तट पर उत्तर गया। समस्त दिड्मण्डल वृद्ध 
रकुमूग की रोमराजि के समान पाण्डुर हो उठा । हाथी के रक्त से रजित सिंह के सटाभार 
की भाति किवा लोहित वर्ग लाक्षारस के सूत्र के समान सूर्यंकिरणे आक्राश-रूपी बन- 
भूमि से नक्षत्र-हूपी फलो को इस प्रकार झाड देने लगी, मानो वे प्मरागमणि की 
शलाकाओ से बनी हुई झाड, हो ।”? 

बस्तुतः आचार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यासो में लालित्य-तत्व का 
ही समावेश किया है । उनके लालिन्य-तत्व के मुख्य विन्दु मानव, मिथक तथा लोकतत्व 
हैं। इन तीनो तत्वों का विशद चित्रण उनके उपन्यासों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। 
उन्होंने कालिदास के जिस लालित्य को 'दालिदास की लालित्य योजना! मे प्रस्तुत 
फिया है वही उनके उपन्यासो मे चित्रित है। उनके उपन्यास में इच्छ,, ज्ञान और क्रिया- 
प्रेम के त्रिकोण के रूप में उपलब्ध है, प्रेम और तपस्या का चित्रण है, चरित्र की दृढ़ता 
है, कलाओ में भावानुप्रवेश ओर यथालिखितानुभाव है, मानव की जिजीवबिपा का 
प्रभावकारी चित्रण है, सस्कृतिभुखी प्रकृति है, सहज गुणो के वर्धक सहज रूप का अभिषेक 
किया गया है, जड़ चेतन्य का सधपं है और अनेक मिथक प्रस्तुत किये गये हैं। उनके 

चारो उपनस्यासों का केन्द्रविन्दु मानव ही है जो उन्होंने लालित्य-तत्व मे कहा है, "आचार 
रीति-रिवाजो से लेकर धर्म, दर्शन, शिल्प, सौन्दर्य तक मे सर्वेत्र नये सिरे से सोचने की 
आवश्यकता है। कोई नैतिक-मूल्य अन्तिम नही है, कोई शिल्प-विधि सर्वोत्तम नहीं कही 
जा सकती, कोई अभिव्यवित-पद्धति स्वश्रेष्ठ नही हो सकती ।**'इस तरह लोकवार्त्ता 
साहित्य ने अभिजात साहित्य को यथार्थ परिप्रेक्ष्य मे देखने की दूष्टि दी ।”» वही उनके 


]. अनामदास का पोया, पु० 3 
2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली भाग-], पू० 47 
3. लालित्य-तत्व, पृ० 3-4 


66 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्यन्योजना 


उपन्यासों भें भिन्नता है। सभी उपन्यास भारतीय आचार-विचार, रीति-रबाज, धर्म- 
दर्शन, शिल्प-सौन्दर्य के सन्दर्म में नवीन चिन्तन प्रस्तुत करते है। इसी चिन्तन के 
परिणाम-स्वहप वे घोषणा करते हैं कि “अगर निरन्तर व्यवस्थाओं का सेस्कार और 
परिसार्जन नही होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाए तो दूटेंगी ही, भपने साथ धर्म को भी 
तोड देंगी 77 


अन्‍ल्मेलसशतसल 
ञैँ 34. प्रमदईधा,प० [753 


चतुर्थ अध्याय 
द्विवेदी जी की समीक्षा में लालित्य-योजना 


द्विवेदी जी की समोक्षा के बौद्धिक आधार 


आचायें हजारी प्रसाद द्विवेदी के समीक्षा-सिद्धान्त मूलतः: लालित्य-सिद्धान्त पर 
ही आधारित है। “उन्होंने चार तत्वों के आधार पर अपने लानित्य-तत्व का ढाचा 
तैयार किया है | पहला मानवन्तत्व है जिसके अन्तर्गत्त उन्होने माना है कि "मानवचित्त 
एक है। समप्टि-मानव में ही समान बोध के मान रहते है ।” दूसरा लोकतत्व है। इसके 
अतर्गंत उन्होने नृत्य, चित्र और काव्य के आदिम बोधों का अन्वेषण किया है। तीसरा 
मिथक तत्व है जिसके अतर्गंत उन्होने मानवता के समान अनुभव, कला की एक भाषा, 
सहृंदय के एक चित्त की प्रतिष्ठा की है । चोया लालित्य-तत्व है जिसके अतर्गंत उन्होने 
मनुष्य मिभित सौन्दर्य की अन्वीक्षा की है। इस तरह से क्रमशः मानव-तत्व से लोकतत्व 
मिथक तत्व और लालित्य-तत्व की ओर अग्रसर होते चल रहे हैं। एक ओर तो वे इन 
तत्वों को आधुनिक ज्ञान के आलोक में परखते हैं, तथा दूसरी ओर उन्हे पुरातनवा और 
परम्परा से भी प्रमाणित करते हैं । अतएव उनके तत्वान्वेषण की दिशा दुहरी है ॥! 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानवतावादी समाजशास्त्रीयः समीक्षक माना 
जाता है। उनकी समीक्षा-दृष्टि उदार और वैज्ञानिक है। उन्होने ऐतिहासिक शैली के 
द्वारा समीक्षाएं की हैं। हां, भगवतस्वरूप मिथ्र के अनुसार, “१० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
में इसका (ऐतिहासिक शैली का) सबसे सम्यक्‌, पुष्ट एवं प्रोढ रूप मिलता है। ट्विवेदी 
जी की समीक्षा में ऐतिहासिक शैली अपना स्वतत्र एवं पृथक अस्तित्व तथा महत्व 
बनाए हुए है ।”९ आचाय॑ द्विवेदी की ऐतिहासिक शैली सास्कृतिक तत्वों पर आधारित 
है। यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण विभिन्‍न स्रोतों से बना है। इसके लिए वे इतिहास के 





. डॉ० रमेश कुन्तल 'भेघ', स० शिवप्रसाद सिंह, शातिनिकेतन से शिवालिक, 
पृ० 65 

2. डॉ० भगवतस्वरूप मिश्र, हिन्दी आलोचना : उद्भव और विकास, पु० 54] 

3. उपर्वित्‌, पृ० 54 | 


268 / हजारी प्रसाद डिवेदी के साहित्य में तालित्य-योजना 


अतिरिक्त धर्म, पुराण, नृतत्व-शास्त्र, पुरातत्व, मनोविज्ञान, वीतिशास्त्र आदि का 
सहारा लेते हैं । इस प्रकार हम कह सकते है कि आचार्य द्विवेदी ऐतिहासिक शैली में अपने 
लालित्य-सिद्ान्त के द्वारा साहित्य की परीक्षा करते है और यही उतवी समीक्षा के 
बौद्धिक आधार हैं । 


ऐतिहासिक-साहक्ृतिक दृष्टिकोण 


आचाये द्विवेदी इतिहास को इतिहास-देवता की सज्ञा प्रदान बरते है। यह 
इतिहास-देवता एक व्यवित का नहीं, एक समाज का नही अपितु भारत के पूरे भू-भाग का 
है। वही सच्ची समीक्षा का मार्ग खोल राकता है। 'कवीर पन्य का उपेक्षित साहित्य' 
शीर्षक तिबन्ध में वे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि “हमारे देश का रपस्कृतिक इतिहास 
इस मजबूती के साथ अदृश्य काल-विधाता के हाथो सी दिया गया है कि उसे प्रान्तीय 
सीमाओ मे बांधकर सोचा ही नही जा सकता। उसका एक टदाका काशी में मिल गया, 
तो दूसरा बंगाल में, तीसरा उड़ीसा मे, और चौथा महाराष्ट्र में मलिगा। और यदि 
परांचवा मलाबार या सीलोन में मित्र जाये तो आश्चर्य करने की कोई बात नही है” 

आवार्य द्विवेदी मुसलमानों के आगमन को भारतीय धामिक-सास्कृतिक 
वातावरण को क्षुब्ध कर देने वाली धटना कताते है। इस रामय वेद और ब्राह्मण-विरोधी 
लाना गाधनाएं प्रचलित थी किन्तु समाज मे नाथो और निरजनियों का प्रभाव विशेष 
था । मुसलमानी आक्रमण से ये सब छितरा गयी किन्तु विभिन्‍न स्थानों पर वातावरण के 
अनुकूल पुन प्रकट हो गयी । “राजस्थान में उन्होंने वैष्णव रूप धारण कर लिया, पजाब 
में स्िख-धर्म का आश्रय लिया, बगाल मे धर्म-पूजा या निरजन-ठाकुर पूजा के रूप से 
आत्म-प्रकाश किया, उड़ीसा में प्रच-सखाओं की साधना में अपने को छिप्रा लिया और 
दक्षिणी विहार (छोटा मागपुर) तथा मध्यप्रदेश मे कवी र-पथियों के झण्डे के नीचे आत्म- 
रक्षा की | इस ऐतिहासिक विकास को सत्कृत-पोथियों के सहारे नही जाता जा सकता ।"/* 
यही कारण है कि वे किसी एक पन्‍्थ का अध्ययन करने के लिए वर्तमान सभी देशी 
भाषाओं के प्राचीनतर साहित्य का अध्ययन करने पर बल देते है। वे स्पष्ट कहते हैं कि 
“बस्तुत केवल एक प्रान्त के साहित्यिक अध्ययन से इस इतिहास के सिर्फ एक ही 
अध्याय का पता चलेगा । सम्पूर्ण चित्र के लिए अन्यान्य देशी भाषाओ के साहित्य की भी 
जातका री आवश्यक है ।/3 

आचार्य द्विवेदी ने 'कबीर' और 'सूर-साहित्य' में इसी दृष्टिकोण से अपनी 
समीक्षर का आरम्भ किया है। कृष्ण को ऋराइस्ट कहने वललो पर तो वे एक बार झुझला 
ही जाते हैँ क्योकि ऐसा कहने वाले भारतीय इतिहास और सस्क्ृति को रामझे बिना ही इस 
प्रकार का मत दे देते है । वे कहते है कि “मगर यह बात न भी हो तो यह कैसे माता जा 





] हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग-4, पू ० 484 
2. उपरिवत्‌, पू० 436 
3. उपरिवत्‌,पृ० 486 


द्विवेदी जी की समीक्षा में लालित्य-योजना / 69 


सकता है कि कृष्ण ऋइस्ट के रूप हैं? यह तो मानी हुई बात है कि ईसा का जन्म एशिया 
के देश और जाति में हुआ था । क्या यह बात सम्भव नही है कि ईसा की जन्म-्केथा 
इन्ही सीधियन आभीरो के बाल-देवता की जन्म-कथा का अनुकरण हो ? क्या संसार की 
अन्य जातियों की कथाओ का प्रभाव भारतवर्ष की धाभिक कथाओ पर ही पड़ता है, 
ईसाइयों पर नही ? क्या ईसाइयत के जन्म के पूर्व ये आभीर और इनके बाल-देवता थे 
ही नही ? क्या एक ही सामान्य मूल से ईसा और कृष्ण के पृथक्‌ विकास की बात सोची 
ही नही जा सकती ? यह तो अब सबने स्वीकार कर लिया है कि युमुफ या जोजेफ शब्द 
'बोधिसत्व' का ही रुपान्तर है।”7 

आचार हजारी प्रसाद दिवेदी बँप्णव सम्प्रदाय में इस साधना का आगमन 
भारतीय तत्र साधना से मानत्ते हैं। उतको मान्यता है कि शक्ति के रस को सम्पूर्ण मे 
ग्रहण नही किया जा सकता कितु उससे अनन्त रस का ज्ञान हो जाता है। इस तथ्य को 
समझाने के लिए वे दूसरे शास्त्रों का सहारा लेते हैं। पृथ्वी का उदाहरण देते हुए वे कहते 
हैं कि “हम पृथ्वी से उत्पन्त होने वाले सभी फल-फूलो का रस नही ग्रहण कर सकते। 
आभ-जामुन का आस्वादन करके हम पृथ्वी के नाना रसो का अनुमान करते हैं।इस 
ससीम रस के आस्वादन के द्वारा हम अपरिसीम रस को हृदयंगम करते हैं । रुत्री-रूप से 
हम महाशक्ति के एक रस का साक्षात्‌ करते है, माता-रूप से दूसरे का, भगिनी-रूप से 
तीसरे का । इस प्रकार कुछ स्या-परिभित व्यक्तियों से महाशवित के अनन्त रस का 
ज्ञान पाते है।”* 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वैष्णवों की प्रेमोपासना का आगमन तत्न से 
अवश्य ही माना है किन्तु वे दोनो का अन्तर समझते हैं। वे स्वयं उसका अंतर: भ्रस्तुत 
करते हुए कहते हैं कि “तंत्रवाद का दार्णनिक और आध्यात्मिक पहलू बहुत ऊंचा था, 
परन्तु यह मत अपेक्षाकृत असस्कृत लोगों मे बहुत विकृत हो गया था । वैष्णवो ने राधा 
और कृष्ण के रूप में शक्ति-उपामना को ग्रहण करके उसे एक शूद्र मर्यादा के भीतर कर 
दिया। तत्र साधना मे स्त्री अनुप्ठान का साधन-भर थी, वेप्णव मत में वह परम-युरुष 
पूर्ण करने वाली समझी जाने लगी। तत्र की परकीया एक यात्रिक साधना थी, कितु 
वेष्ण व परकीया प्रेम का साधन थी । राधा के बिना दृष्ण अपूर्ण थे । यह एक ऐसी बात 
है जो तंत्रवाद से वेष्णव-भाव को पृथक कर देती है /3 

आचार्य द्विवेदी कृष्ण-भक्ति की घारा के आगमन से पूर्व के उत्तर भारत की 
भास्कृतिक स्थिति पर विस्तार से विचार करते हैं। यह ग्रुग टीकाकारो का युग था। 
समाज और धर्म की रक्षा के लिए टोकाकार प्राचीन धर्म और दर्शव को अपनी टीकाओ 
द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे कितु उनके सामने वर्णाश्रम धर्म की रक्षा का प्रश्न उपस्थित हो 
गया। निर्गृण साथधकों ने ही यह समस्या उत्पन्न को । द्विवेदी जी कहते हैं कि “सामने 





4. हजारो प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली भाग-4, पृ० 32 
2. उपरिय्‌, पृ० 38 
3. दूपरिवत्‌ हपु० 42 


70 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


ही एक विराद शक्तिशाली भ्रतिद्वद्दवी समाज था, घर में ही चैराग्य-्प्रधान साधुओं का 
भारी विद्रोह या, ये दो बातें ही वर्गाश्रभ-व्यवस्था को हिला देने के लिए काफी थी । 
परंतु तीमरी शक्ति तो ओर भी विचित्र और अद्भुत थी । निम्न श्रेणी के साधक अपनी 
महिमाशालिती प्रतिभा और साधना के बल पर ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक के गुर बन रहे 
थे और सी भी न तो समाज से निकलकर और न वैर/ग्य की धूनी रमाकर । इस विकट 
परिस्थिति को सभालना शास्त्र के लिए असम्भव हो उठा था। टीकाकारों ने बहुत 
प्रयास किया, पर व्यर्थ ।/! दस समय दक्षिण से आयी एक नयी धारा जो प्रेम की धारा 
थी, ने ही वर्गाश्रम धर्म की रक्षा की । 

इस प्रकार प्राचीन कवियों की समीक्षा करते समय आचार्य द्विवेदी ने ऐतिहासिक 
सास्क्ृतिक दृष्टिकोण को अपनाया है । 


मानवतावादी दृष्टिकोण 


आचार्य द्विवेदी साहित्य का उद्देश्य मानव को ही मानते है। उनके मतानुमार 
सभी शास्त्रो और साहित्य का केर्द्र-विन्दु मानव ही है। यही कारण है कि वे मानवता- 
बादी दृष्टिकोण को आधार बनाकर उदारतापूर्वक समीक्षा करते हैं। मानवताबादी 
दृष्टिकोण के अनुमार वे चरित्र की शुद्धता पर बल देते हैं ।॥ भारतीय समाज का रूप 
यही है। भारतीय धर्मे-शाधता में कबीर का स्थान! शीर्षक विबन्ध में वे भारतीय 
समाज के अनुकूल व्यक्ति की थ्रेप्ठता को समझाते हैं--“श्रेष्ठता की निशानी घर्मन्मत 
को मानना या देव-विशेष की पूजा करना नहीं बल्कि आचार-शुद्धि और चारिश्य है। 
यदि एक आदमी अपने पुर्वजों के बताये धर्म पर दृढ़ है, चरित्र से शुद्ध है, द्रसरी जाति या 
व्यक्ति के आचरण की नकल नही करता बल्कि स्वधर्म मे मर जाने को ही श्रेयस्कर 
समझता है, इंमानदार है, सत्यवादी है, तो वह निश्चय ही श्रेष्ठ है, फिर वह चाहे आभीर 
वश का हो या पुत्कस श्रेणी का। कुलीनता पूर्वजन्म के कर्म का फल हैं, चारित्य इस 
जन्म के कर्म का प्रतीक है। देवता किसी एक जाति की सम्पत्ति नहीं हैं, वे सबके है भौर 
सबकी पूजा के अधिकारी हैं। पर यदि स्वय देवता ही चाहते हो कि उतकी पूजा का 
माध्यम कोर्द विशेष कषाति या व्यक्षित हो सकता हे तो भारतीय रामाज को इसमे भी कोई 
आपत्ति नहीं ॥/2 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मानवंतावादी दृष्टिकोण का विकास शाति- 
निकेतन से, कालिदास से, मध्ययुगीव धामिक साधनाओ से और चिन्तन-मनन करके 
खीच लेने वाली प्रवृत्ति से हुआ है! डॉं० धम्मुनाथ सिंह के अनुसार---”द्विवेदी जी के पास 
बहू दृष्टिकोण है जो उन्हे उतके विशाल भारतीय वाह मय के अध्ययन-मत्यत, वर्तमान 
विश्व-समाज की समस्याओ और प्रश्नों के चिन्तन-मनन तथा शातिनिकेतन के वाता- 
वरण और रवि बाबू तथा आचार्ये क्षितिमोहन सेव--ऊँसे उदार व्यक्तित्व वाले मनी- 





. हजारी प्रसाद डिवेदी ग्रंथावली भाग-4, पू० 55 
2. उपरिवत्‌, पृ० 33] 


दिवेदी जी की समीक्षा मे लालित्य-योजना / 7[ 


पियो के सम्पर्क से निर्मित हुआ है।/? वस्तुतः उन पर सर्वाधिक प्रभाव गुरुदेव रवीन्द्रनाथ 
टैगोर और कालिदास का परिलक्षित होता है। 'मेघदूत : एक पुरानी कहानी” मे वे 
भनुष्य और देवता के अन्तर को श्रस्तुत करते हुए कहते हैं--- 

“मनुष्य क्षमा कर सकता है, देवता नही कर सकता। मनुष्य हृदय से लाचार 
है, देवता नियम का कठोर प्रवत्तयिता है। मनुप्य नियम से विचलित हो जाता है, पर 
देवता की कुटिल भूकुटि नियम की निरन्तर रखवाली करती है। भनुष्य इसलिए बडा 
होता है कि वह गलती कर सकता है, देवता इसलिए बड़ा है कि वह नियम का नियन्ता 
है? 

आचार्य द्विवेदी के समस्त साहित्य में ब्यप्टि मानव को समष्टि मानव में देखने 
की आकाक्षा है जो कवीन्द्र रवीद्ध का ही प्रभाव है। वे स्वयं 'रवीन्द्र-दर्शन (2)! में 
श्वीद्धनाथ के इस दर्शन को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि “रवीन्द्रनाथ एक समष्टि 
मानव (यूनिवर्सल मैन) में विश्वाम रखते थे। यह समप्टि मानव सब मनुष्यों का आश्रय 
है, सबको मिलाकर विराजमान होते के कारण ही वह 'एकमेवाद्वितीयम्‌ है। इस समब्दि 
मानव को हेम अपनी भावनाओं और कार्यों के द्वारा अनुभव करते हैं या अनुभवगम्य 
बनाते हैं। ऊपर-ऊपर से व्यक्ति अलग-अलग दियते हैं। वैज्ञानिक बताता है कि गिसे 
हम ठोस पिण्ड समझते हैं, वह छोटे-छोटे असख्य परमाणुओ से बनता है। ये परमाणु एक- 
दूसरे से सटे नही हैं, उनमे व्यवधान है फिर भी हमे पूरा पिण्ड एक और अभिन्‍न दिखायी 
देता है। इसी प्रकार मनुष्य की इकाइयो के व्यवधान और अन्तर के होते हुए भी समप्टि 
मानव एक ओर अभेथ है।”'२ 

आइन्स्टीन व्यक्ति-निरपेक्ष सत्य को स्वीकार करते थे किन्तु कवीन्द्र रवीन्द्र 
व्यक्ति-निरपेक्ष सत्य को स्वीकार नही करते। आचार्य द्विवेदी कवीर्द्र रवीन्द्र के दर्शन 
को ही ठीक मानते हैं । वे भी व्यवित-निरवेक्ष सत्य को नही मानते। कवीद्ध रवीद्ध की 
बात को वे समझाते हुए कहते हैं कि “रवीन्द्रनाथ की वात ऊपर-ऊपर से १हेली-जैसी 
जान पड़ती है। पर वह पहेली नही है । मनुष्य के रूप में अभिव्यक्त को वे सर्जनात्मक 
प्रक्रिया के भीतर से गुजरता देखते हैं। इस बात को अगर इस प्रकार समझा जाय तो 
बात बहुत स्पष्ट हो जायेगी--मानव लीजिए कोई ऐसी वास्तविकता है जो मानव-निर- 
पेक्ष है। आइन्स्टीन को अगर प्रतिनिधि वैज्ञानिक माना जाय तो कह सकते हैं कि 
वैज्ञानिकों का मह विश्वास है कि कोई ऐसी वास्तविकता है अवश्य, जो मानव-निरपेक्ष 
है। मनुष्य रहे या ने रहे, यह वास्तविकता रहेगी। मानव-मिरपेदा कोई अलग वास्त- 
विकता है, यह बहना उतना ठीक नहीं है।+ 

आचार्य द्विवेदी कवीद्ध रवीन्द्र पर लिखते समय मानवीय जिजीविया का चित्रण 


]. सं. डॉ० शिवप्रभाद सिह, शातिनिकेतन से शिवालिक, पृ० 229 
2. हजारी प्रसाद दिवेदी प्रन्धावली-8, पृ० 22 

3. उपरिवत्‌, पृ० 43 

#. छृपरिवत्‌, पृ० 433-434 


]72 । हजारी असाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


करते हैं। भृत्युन्नय होने के लिए उस जिजीविपा का होना आवश्यक है-- 

“जीवनी शवित की यह वेगव्ती धारा विकारों को घ्वरत करती जा रही है । 
उसकी चरिताथंता इसी बात में है कि वह अपने निश्शेप भाव से दान करती हुई आगे 
बढ़ रही है। जो अपने की निश्शेप भाव से दे देता है वही पवित्र होता है, वही जीवेन- 
देवता को प्राप्त कर सकता है ।/7 

मानव का निश्शेप भाव से यह दान प्रियतम के प्रति होता है। द्विवेदी जो इसे 
भी समष्टि मानव का भाव मानते है। उनका यह भाव कालिदास से प्रुप्ट होता हैं। 
कालिदाप के मेघदूत पर लिखते समय वे इस विचार को स्पष्ट करते हैं--- व्यक्ति मनुप्य 
के हृदय की ध्याकुल वेदना को अग-जय मे व्याप्त वेदवा की पृष्ठभूमि मे, उसी के साथ 
एकमेक करके निखारते हैं। कुछ भी विच्छिन्न नहीं है, कुछ भी अजनबी नही है, बिन्दु से 
लेकर पर्वत तक एक ही व्याकुल वेदना समुद्र की लहये की तरह पछाड खा-खाकर लौट 
रही है। एक तार को छुओ और सहल्रों तार झनझना उठते है। सब तार मिलकर पूर्ण 
संगीत के निर्माण का कार्य करते हैं। नरलोक से किन्नर लोक तक एक ही ब्यावुल 
अभिलाप-भाव उल्लप्तित हो रहा है । मिलन स्थिति-बिन्दु है, विरह गति-वेग है। दोनो 
के परस्पर आकर्षण से रूप की प्रतीति होती रहती है, विचार मूर्त आकार ग्रहण करते 

हैं। भावना सौन्दर्य बनती है । विरह मे सौमाग्य पतपता है, रूप नियरता है, मन विर्मल 
होता है, बुद्धि एकता का सन्धान पाती है ।/* 

बस्तुतः कालिदास को आधार बनाकर लिखी गयी उक्त परतितया ही उनके 
वैष्णव कवियों की समीक्षा का आधार बनती हैं। 'नरलोक से किन्तर लोक तक एक ही 
व्याकुल अभिन्नाप भाव” भगवान्‌ की लीला का गायन कराता है । वे स्वय॑ कहते हैं कि, 
»भारतवर्य के वैष्णव भक्त कवि लोला के हारा भगवान्‌ की उपलब्धि करते है। सगवान्‌ 
शक्ति में अनन्त हैं, किन्तु प्रेम के क्षेत्र मे शान्त; शक्ति में वह पूर्ण है, प्रेम में भिशुक; 
शक्ति में वह उदासीव है, प्रेम में आसक्त । सान्‍त और अनन्त के इस द्वन्द् ने भारतीय 
प्रेंम काव्य को एक विचित्र रस से मधुर कर दियां है। वैष्णव भत्ततों की कल्पना में 
श्रीकृष्ण द्वारिका मे पूर्ण, मथुरा मे पूर्णतर और वृन्दावन में पूर्णतम है।//* _ 

बैप्णव भक्त क्यों मे क्रमशः कृष्ण की ठुलना में राधा का महत्व बढ़ता गया 
क्योंकि राघा की कृपा के विना कृष्ण का मिलन संभव नही है। 

“श्रीकृष्ण श्ृंगार-रस के सर्वस्व है । श्री राधिका की कृपा के सिवा उस रस मे 
श्रीकृष्ण-प्रात्ति असम्भव है। इस जड जयत में प्रात्याहिक क्रिया के साधन-रूप में जड़ देह 
में वास करता हुआ भी भक्त भावना-दशा से सिद्ध रूप में वास करता है। सबियी के 
नाम, रूप, वय, वेश, सम्बन्ध, यूथ, आज्ञा, सेवा, पराकाप्ठा, धाल्यदासी और निवास को 
अपने में चिन्ता करते हुए भक्तों के मन्र मे ललिता आदि सखियो का अभिमान पैदा होता 





. हजारी प्रसाद द्विवेवी ग्रन्यावली-8, यू० 383 
2. उपरिवत्‌, पृ० 33 
3. उपख्वितु, पृ० 344 


द्विवेदी जी की समीक्षा में लालित्य-योजना / 73 


है और वे उस रूप की अनुभूति को और अग्रसर होते हैं । आगे चलकर वे विशुद्ध माधु्य॑ 
रफ्त के अधिकारी होते है।! 

राधा भाव के द्वारा उपासना करके ही भवत भगवान्‌ को प्राप्त करता है। 
आचार्य द्विवेदी सूरदास के प्रेम-तत्व पर विचार करते समय सूरदास की राधा की तुलना 
विद्यापति और चण्डीदास की राधा से करते है। वे जयदेव की राधा को भी नहीं भूल 
सके । इन तीनो की राधा सुन्दर है किन्तु सवसे धन्य है सूरदास की राधा-- 

“विद्यापति की राधा ईपदुद्भिन्‍ना हैं, जयदेव की पूर्ण विलासवती, प्रगल्भा और 
चण्डीदास की राधा उन्‍्मादमयी, मोम की पुतली । ये तीनो ही धन्य है; पर और भी 
धन्य है वह बाल-किशो री, वह “लाल की वतरस लालच से मुरली लुका” धरने वाली, 
वह “आख-मिचौनी भे बडरी अखियान के कारण बदनाम” बरसाने की छबीली वृपभावु- 
लली । वह बालिका है, वह किशोरी है, वह ग्वालिनी है, वह न्नजरानी है। शोभा उस 
पर सी जान से निसार है, श्यगार उसका गुलाम है, त्रेलोक्यनाथ उसदी आखो की ओर 
के मुहताज है, फिर भी वह तद्गत-प्राणा है। विरह में वह करुणा की मूर्ति है, मिलन मे 
लीला का अवतार । प्रेमी के सामने बह सरल है; गाती है, नाचती है, हिंडोले पर झूलती 
है--अपने को एकदम भूल जाती है । प्रेम की गभी रता आनन्द-कल्लोल से भर जाती है, 
पर विरह में वह गंभीर है और गोपियों की तरह उसमे उतावलापन नही रहता । बह 
सच्ची प्रेमिका है। सूरदास की राधा तीन लोक से न्यारी सृष्टि है--अपूर्ष, अद्भुत, 
विचित्र ।/? 

आचाये द्विवेदी यूरदास मे प्रेमिका के हृदय-सौन्दर्य और मातृ-हृदय की सफल 
अभिव्यवित को देखकर भाव-विह्लल हो उठते है। वे उतते अद्वितीय मानते हैं--'सूर- 
सागर' में गोषियो का इतना विस्तृत वर्णन है कि उसे स्त्री-चरित्र का काव्य कहे तो 
अनुचित न होगा। उसमे मातृ-रूप का अभूतपूर्व चित्र उतरा है। प्रेमिका का, कामिनी 
का, पत्नी का, लडकी का, रानी का, ्वालिन का और पर-स्त्री का इतता सुन्दर रूप 
शायद ही किसी एक काब्य मे स्पष्ट हुआ हो । कहा जाता है कि सुरदास बाल-लीला 
वर्णन करने मे अद्वितीय हैं, मैं कहगा, सूरदास प्रेम के स्वरूप के अपूर्व पारखी थे, मैं कहता 
हू, प्रेमिका के हृदय-सोन्द्य का तटस्थ भाव से चित्रण करने में सूरदास के साथ ससार 
के कुछ ही कवियो की गणना हो सकती है ।”२ 

आया द्विवेदी राधा और यशोदा के प्रेम छरे मिलन और विरह को केवल मिलन 

और विरह के रूप मे ही प्रस्तुतीकरण करने को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि “यह 

हैं प्रेम नही है जो मिलन को वियोग और वियोग को मिलन की रागिनी से भर देता है; 
जिस प्रेम में चेतना सदा जाग्रत रहकर श्रेमी को सचेत करती रहती है; बल्कि यह बह 
प्रेम है जो प्रेमी को मिलन के आनन्द से अज्ञान कर देता है और विरह के ताप से भी 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-4, पृ० 48 
2. उपरिवत्‌, पृ० 89 ना 
3. उपरिवतू, पू० 99-]00 


]74 । हजारी प्रस्ताद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


अज्ञान कर देता है, जो मिलन को केवल मिलन-ठोस मिलन और विरह्‌ को केवल विश्ह 
के रूप में देखता है । सू रदास को यशोदा और राधा इसी प्रेम की उपाधिका है।! 

आयाय्यं द्विवेदी सूरदास के प्रेम-वर्णत मे छिपी कवि की व्याकुलता को पकड़ पाने 
में समर्थ हो गए । यह व्याकुलता अनजान में आई है किन्तु अनजान में आई व्याकुलता 
मनुष्य की प्रधान विन्ता होती है । वे कहते हैं कि-- 

"पूस स्थान पर हम यही कहना चाहते हैं कि अपने समस्त मिलन और वियोग के 
गानो में सूरदास की व्याकुलता छिपी पडी है। राधिका के अति निकठवर्ती श्रीकृष्ण 
कभी भी वृन्दावन में घरेलू आदमी से ऊपर नही गये | राधिका के साथ वे सवंदा समान- 
भूमि पर ही छीडा कौतुक में मस्त रहे, परन्तु फिर भी कवि ने इस सामीष्य में एक सुदूर 
का सुर भर दिया है ५ यह बात शायद अनजान में हो गयी है, पर जो बात अनजान में हो 
जाती है, वही निश्चित रूप से मनुष्य के मस्तिष्क की प्रधान चिन्ता होती है? 

"नर-लोक से किन्तर-लोक तक न्याप्त व्याकुल अभिलाप भाव” उन्हें कबीर के 
निगुंण राम में दूसरे हो रूप में दिखायी पड़ता है। इस परमात्मा के अनेक नाम हैं और 
कबीर ने उन अनेक नामो का प्रयोग अपने निर्गुण राम के लिए किया है। वे मानते हैं कि 
उनके राम किसी रूप मे अवतरित नहीं हुए । “कवीरदास ने बहुत विचार करके कह है 
कि ये सव ऊप री व्यवहार है। जो ससार मे व्याप्त हो रहा है वह राम उनकी अपेक्षा 
अधिक अग्रम अपार है । उसको दूर खोजने की जरूरत नही, बह सारे शरीर में भरपूर 
हो रहा है, लोह श्रूठ है, चाम झूठ है, सत्य है वह राम जो इस सारे शरीर में रम रहा 


है।/* 

आचाये दिवेदी यह जानते हुए भी कि कबीर जिस 'पडित” की आलोचना करते 
हैं, उन्हे पता ही नही कि उस “पंडित” के पास भी कोई तत्वज्ञान है, कबीर की भक्त और 
उसकी तन्मयता के वे प्रशसक हैं । वे अपने अध्ययन का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि 
“इस अध्ययन का उद्देश्य भी ऐसा कुछ दिखाता नेही है, पर कवीरदास का पाठक जावता 
है कि उनके पदों में उसे एक कोई अनन्य-साधारण बात मिलती है, जो पसिद्धों और 
योगियों की अखण्डता-भरी उत्ितयों में नहीं है, जो वेदातियों के तकं-तकंश ग्रन्थी में नही 
है, जो समाज-सुधा रको की 'हाय-हाय' मे भी नहीं है। कोई अनन्य साधारण बात । वह 
बयां है? फिर वह वस्तु भी क्या है जिसे रामानन्द से पाकर कवीर-जैसा मस्तमौला 
फबकड़ हमेशा के लिए उनका कृतज्ञ हो गया ? दोनो का एक ही उत्तर है । वह वात भक्ति 
थी । वह योगियों के पास नहीं थी, सहजयानी सिद्धो के पास नहीं थी, कमंकाडियों के 
पास नही थी, 'पडिती' के पास नही थी, 'मुल्लाओ' के पास तही थी, काजियों के पास 
नहीं थी ।* 





. हजारी भ्रसाद दिवेदी ब्रल्यावली-4, पृ० 02 
2. उपरिबत्‌, पृ० 403-04 

3 उपरिवत्‌, पृ० 29-292 

4. उपरिवतू, पृ० 305 


2: आल 


दिवेदी जी की समीक्षा में लालित्य-्योजना / 75 


इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भानचत्तावाद निष्ठा की दृढ़ नीव 
पर स्थित है। आज के निराशावादी युग मे तुलसीदास का काव्य और जीवन एक आशा 
प्रदान करता है। तुलसीदास ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना 
किया था| उनकी कठिनाइयों को समझकर वे मनुष्य और उसकी जिजीविपा की वन्दना 
करते हैं। वे आज के मानव से कह उठते हैं कि “जो लोग कठिनाइयो में है, दरिद्रता की 
मार से त्रस्त है, उन्हें निराश होने की जरूरत नही । जव-जब मुझे तुलसीदास की बात 
याद आती है, तव-सव लगता है कि परिस्थितिया मनुष्य को कष्ट पहुंचा सकती हैं, धवका 
दे सकती हैं, पर रगंडकर नप्ट नही कर सकती । मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है बश्तें 
यह मनुष्य हो, काम-क्रेध का पुतला जड़-पिण्ड नही, लोभ-मोह का ग्रुलाम पशु नहीं, 
किसी प्रकार जीवित रहकर मरने की तैयारी करते रहने वाला भुनगा नही 'मनुप्य ।//! 


लोक-तत्व : 


आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी मध्यकालीन कवियो की आलोचना करते समय 
लोक-तत्व को विस्मृत नही कर पाते । कबीर और मूर की आलोचना मे वे लोक मे प्रच- 
लित इससे पूर्व की स्थितियों को नीव के रूप में देखते है । कबीर से पूर्व हठथोगी बाह्या- 
चार मूलक घाभिक कृत्यो का खण्डन कर रहे थे। उस सुंदोर्ध परम्परा का लाभ कबीर 
दास को अनायास ही मिला था। कबीर ने परमात्मा के लिए जिस राम शब्द का प्रयोग 
किया है वह भी उसे लोक से मिला। कवीर से अधिक उन्होंने मुरदास को समीक्षा 
में लोक-तत्व को महत्व दिया । लोक में चली आती हुई परम्परा का विकास ही वे 
मूरदास में देखते हैं। उनका मत है कि 'सुर-सागर' मे वैप्णव भकित का प्रभाव अवश्य है 
विन्तु वह लोक-धर्म के अधिक निकट है--- 

“असल मे 'मुरमागर' शास्त्रीय वेष्णव भक्ति-शारत्र से प्रेरणा अवश्य लेता है, पर 
शास्त्रीय की अपेक्षा लोक-धर्म के अधिक निकट है। उसकी भाषा, छन्द, पात्र ओर 
विचार-सरिणि शास्त्रीय विश्लेषण की अपेक्षा जोक व्यवहार के वहुत निकट पर्यवेक्षण 
से अधिक प्रभावित है। हिन्दी प्रदेश के लोकगीतों मे वंप्णव भक्ति, तथापि श्रीकृष्ण- 
लीला का प्रवेश, महाप्रभु वल्‍लभाचाय से बहुत पहले हो चुका था। वर्षों पहले आचार्य 
रामचन्द्र शुवल ने अनुमान किया था कि 'मूर-सागर' के पद किसी पुरानी लोक-परम्परा 
के गीतो का माजित रूप है । एक्राएक ऐसी व्यवस्थित और माजित भापा का प्रादुर्भाव 
नहीं हो सकता । इसका यह मतलब नहीं है कि थे गान सूरदास के रचे नहीं हैं। इसका 
मतलब यह है कि इस प्रकार की भ्रेम-गीतिया, जिनमे रुछ प्रेम और विरह की अनुभूतियों 
का मामिक चित्रण या पहले से ही लोक में प्रचलित थी ।”*ै 

आचार्य ढिवेदी ब्रज क्षेत्र मे प्रचलित गणगौर की पूजा, नरी-मैमरी, साचौली, 
करीोज़ी बचे केला देवी और नगरकोट की ज्वाला जो की पूजा के समय गाये जाने वाले 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली-4, पू ० 494 
2. उपरिवत्‌, पु० 52 


76 / हजायी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


लोक-गीतो की चर्चा सूरदास के सन्दर्भ में करते हैं। वे देवी के प्रिय 'लागुर' के सम्बन्ध 
में भी चर्चा करते हुए लागूर गीतो को प्रस्तुत करते है । लोक जीवन में कुमारिया देवी 
की पूजा करके अपने लिए वर मागती हैं ! सूरदास की गोपिया भी वर रूप में श्रीकृष्ण 
को प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की पुजा करती हैं। वे इसे लोक-तत्व का प्रभाव भागते 
हैं । वे कहते कि “सुरदास ने गोप कुमारियो से ऐसा ब्रत भी कराया है और लांगर नर्द- 
लाल को उस उत्सव में जोड़ भी दिया है /7 
आचार्य ट्विवेदी 'मूरसागर' भे चित्रित विभिन्‍न मारी-चरित्रों को देखकर उसे 
लोक-णीवन का चित्रण हो कहते हैं । उनका मत है कि 'सूरतागर” में गोषियी का इतना 
अधिक विस्तरित वर्णव है कि इसे स्त्री-चरित्र का विशाल काव्य कहा जाये तो अनुचित 
नही होगा। माता के वात्सल्य में वह बेजोड़ तो है ही, प्रेमिका का, पत्नी का, कुमारी 
का, रानी का, गोप वधू का, परिहास-पेशला का, चुहल करने वाली का, विरहिणी का, 
बासकसज्जा का, प्रोषित पतिका का भी वह अद्भुत, स्वाभाविक और सरस चित्रण 
करता है। पर ये सब किसी नायिका-भेद के ग्रथ या ग्रथों पर आधारित नहीं है । सब 
कुछ लोक-जीवन के निपुण निरीक्षण पर आधारित है। सूरदास का लोक-जीवन का 
अदुभुत ज्ञान अपने ढग का अनोखा और अद्वितीय है ।”? 
इस प्रकार आचार्य द्विवेदी 'सूरसागर' को लोकग्रीतो की परम्परा का काव्य तो 
मानते ही हैं, वे उसमे भी लीक-जीवन के चित्रण की प्रधानता ही स्वीकार करते हैं। वे 
स्पष्ट शब्दी में कहते हैं कि "लोक-जीवन ही 'सूरसागर' की लीलाओ की मसुद्य सामग्री 
है। विसातिन, दही बेचने वाली, नट-वाजीग र, मेला, पनघट आदि के प्रसंग में सूरदास 
की वाणी सहस्र सुरो में मुखरित हो जाती है । टोना-टोटका, मन्त्र-जन्त्र, झाड़-फूक आदि 
के लोक-प्रचलित विश्वासों के माध्यम से रस का महास्नोत उमड पड़ा 'है। इनवग सधान 
किसी प्रस्यानत्रयी था प्रस्पाव-चतुप्ट्य से खोजना वेकार है । साप के विष उतारने वाले 
गाछडी गावी मे आज भी बहुत है, सूरदास के समय मे और भी अधिक रहे होगे। उनको 
उपलक्ष्य करके मोहन-मधुर रस की अवतारणा सूरदास की ही करामात है ।/3 
आचार्य डिवेदी यह मानते हैं कि सूरदास ने लोक-तत्व के माध्यम से लोकोत्तर 
की अभिव्यवित की है। यही उन्हे श्रिय है क्योंकि उनके लालित्य वत्व के आधार स्तभो 
में से यह एक है। इसलिए 'सूरसागर' उन्हें अदुभुत लगता है। वे कहते हैं कि “मा 
यशोदा, नन्‍्द बावा, कीरति मैथा, राधा और उनकी संखिया, खाल-बाल की विभिन्‍म 
परिस्थितियों और उनसे उत्पन्न मनोभावो का ऐसा सहज मनोहर चित्रण अद्वितीय है, 
पर सब-कुछ लिया यथा है सुनिरीक्षित लोक-जीवन से । गृहस्थ के जीवन के सारे आनन्द, 
औध्मुक्य, चिन्ता, प्यार, प्रेस, विरह, सुख-दु.ख इतनी सच्चाई के साथ चित्रित होकर भी 
अन्तत' भगवान्‌ की मघुर लीलाओ से पर्यवसित हुए हैं । अदभुत है लोकतत्व की लोवीत्तर 





4. हजारी प्रसाद हिंवेदी ग्रंथावली-4, पृ० 758 
2 उपरिवत्‌, पृ० 258 
3, उपरिवत्‌, पृ० 59 


ह्विविदी जी की समीक्षा मे लालित्य-यौजना / !77 


परिणति॥/ भक 
आएजाएं दिवेदी ने इस लोह-जीवन के चित्रण से एक अर्थ यह भी निकाला वि 
सूरदास जन्मांध नही थे । उन्होंने अवश्य ही गृहस्थ जीवन भी बिताया था। जीवन बे 
वे अनुभव उन्हें याद थे। वे वाद में ही विरपत हुए होगे । वे स्पष्ट कहते हैं | 
"दरन्तु पूर्व-जीवन के समृद्ध अनुभव वने रहें। लोइ-्जीवन को उत्हेंति खर 
जीवान्त रूप में देखा था। माना श्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के बाभुपण, अनेक प्रका 
के ब्रत-्ठपवाम, तीज-त्यौह्वर, सेल-सूद, मेला-वाजार, होली-दीवाली, चारण-भाट, पंड 
पुरोहित, विमातिन-पमिद्वारिन, शादी-ब्याह सव उनके देखे और जाने हुए थे। लो' 
जोवन को गोपी-योपाल-लीला के ब्ाने उन्होने अत्यत्त जीवन्त रूप मे उजागर किया 
झंगीत की वारीकियों के वे समझदार थे, नृत्य की चदुल भगिमाओं का प्रत्यक्ष-दृष्ट चि! 
मा आक सकते थे । हास-परिदहास और बोली-ठिठोली के भी वे उस्ताद लगते हैं। भने 
प्रकार के उन अधविश्वासो को, जो उन दिनो लोऋनजीवन बंप वियमद कंरञे थे, 
सरम-मनोहर बताकर प्रस्तुत करने वी असाधारण क्षमता रखते थे। मध्यकालीन ब्रज 
लोक-जीवन को, उसके सारे गुण-दोषों के साथ उन्होंदे प्राणवन्त बना दिया है। : 
निषुण निरीक्षण का ही नही, स्वयं भोगे हुए मत्य का प्रत्यक्ष रूप है । समूचा लीक-जी 
गोपियों और सवालों के साथ सरस रूप में प्रत्यक्ष हो उठा है। सूरदास विरकत हो 
भी अपनी समृद्ध अनुधूतियों वे नही भूले थे । उन्होने उस्ते भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भर्मा 
कर दिपा, प्राण दालकर, समूचा आपा विचोड़कर, उन्होने परामाराध्य को सौप दिय 
सूर के श्रीकृष्ण सो #-जीवन में घुल-मिलकर तद्ूप से गये ।/* 
चस्तुव- सूरदास ने गोपालों का सजीव चित्रण किया है | आचार्य द्विवेदी 
चित्रण मे अभिभूत हैं किन्तु कृषक जीवन के चित्रण की कमी को उन्होंने उमारा 
“मुरसागर में जहा पशुपालक समाज का सादा जोवन जीवन्त हो उठा है दही झृपक जी 
गतिविधियों का बहुत कम---नद्दी के वराबर--चित्रण है ! युद्ध की तो थोड़ी चच; 
जाती है। किसी-किसी रूपक में उस समय के सरकारी कारिन्दों की, पटवारी--लिखः 
मुमाहिव, अमीन, मुहरिर आदि की--चर्चा है जो अवश्य ही कृषि-जीवन से सम्बद्ध 
परन्तु खेती के बारे भे विशेष बुषछठ नहीं है। वेंसे उन्हें वस्त्रो की अताघारण जान१ 
ची--विपार वा लहंगा, पचरंग साड़ी, क्टावदार और जड़ाऊ अंगिया, कुमुम्भी स 
भूमक साड़ी, सेत-पीत चुनरी, प्रद्ास्वर, नीलाम्दर और पाए, संगरला आदि वि 
वो का केवल उत्लेख ही नही है, वरत्‌ इस प्रकार काव्य में ऊत्ें मूंथा गयए है 
विविध रंगों का अद्भुत सामंजस्य पारबी को चकित कर देता है। फिर तेल, उब 
छिन्‍्दी, मद्दावर, गहने आदि, जो प्रधानत्ः कृषि-जीदी समाज में बहुत समदूत थे, 
पनीरम होकर उरे हैं। लेकिन प्रधातरूप से गोपालक समाज के जीवन को ही उज 


क-+जज+-+त+त3 


. दजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली-4, पू० 60 
2. उपरिवत्‌, पृ० 67-68 


78 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-यौजना 


किया गया है, हत, बैल, कुदालवाली जीवन-चर्या छूट ही गई है।/? 

आवचार्य द्विवेदी ने कालिदास पर विचार करते समय चित्रकला और वबृत्य को 
लोक-तत्व के रूप मे देखा है । नृत्य और चित्र यहस्थ के लिए मंगलजनक माने गए हैं। 
इस मागल्य का अर्थ समझते हुए वे कहते हैं कि “ताडव, कल्पवल्ली आदि को जब 
मायल्य कहा जाता है चव उसका मतलब यह होता है कि इनके द्वारा शरीर या बुद्धि का 
परितोव करने वाला प्रयोजन नही सिद्ध होता बल्कि इनमे ऐसा सोन्‍्दर्य होता हैयों 
हमारे अन्तर्तर के चैतन्य को उल्लसित और आनन्दित करता है (/* 

आवाय॑ टिवेदी ने कालिदास द्वारा चित्रित लोक-जीवत के स्वस्थ स्वरूप की 
अ्रशेसा ही की है। विल्ासितियों के सुकुमार वर्णन में कालिदास है उनके मदिरा-पान को 
भी सुन्दर रूप दे दिया है । आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि “कालिदास ने विलासितियों के 
सुकुमार वर्णन में अद्भुत कुशलता का परिचय दिया है। उन्होने अवेक प्रकार के रत्व, 
माला, आभरण, मणि-मुक्ता, स्वर्ण आदि का बडा ही वैँभवपुर्ण उज्जवल चित्र अकिति 
किया है। मदिरापान धक की उन्होंने इस प्रकार दिखाया कि मानों वह भी एक विशिष्ट 
मडन हो । 'मालविकारित मित्र नाटक में तो रानी इरावती अपनी बेटी से पुछती है कि 
“ऐसा सुना जाता है कि मदिरा स्त्रियों का विशेष मडन है, यह लोकापवाद वया सत्य 
है ?” निपुणिका उत्तर में कहती है कि “पहले तो यह लोकापवाद ही था, अथ तुम्हे देख- 
कर सत्प सिद्ध हुआ है।”” वस्तुत कालिदास ऐसे सौन्दर्यंग्राही कवि हैं कि वे हर जगह 
कुछ-न-कुछ सौन्दर्य य्ोज ही लेते हैं। इसलिए यह कह सकना कठित हो जाता है कि अपने 
बताये हुए विविध अलकरण द्वव्यों में वे किसे श्रेष्ठ समझते हैं ।”? 

कालिदास के ग्रथो में नारी के अलकारो, मडन द्रव्यो, आभगणों जादि का 
विस्तृत विवेचन है और हजारी प्रसाद द्विवेदी थी ने भी उनका विस्तार से विवेचन किया 
है। वस्तुतः आचाय॑ दिवेदी ने लोक-तत्व का बिन्दु भी कालिदास से ही ग्रददीत किया है। 
कालिदास लोक-जीवन का बडा सूद्म कर्णन करते हैं । यही कारण है कि आचार्य द्विवेदी 
भी लोक-तत्व को महत्व प्रदात करते है। 


पियक त्तरव 

मियक तत्व का लतित-साहित्य के लिए विशेष महत्व होता है। आचार्य द्विवेदी 
के ललित-निवन्धो और उपन्यातों में उसका विशेष उपयोग किया गम है किन्तु उन्होंने 
समीक्षा में भी उसे अपना लिया है। कालिदास की समीक्षा करते समय उन्होंने विश्व- 
व्यापक छन्द की चर्चा करके इच्छा, ज्ञान और क्रिया को स्वीकार किया । वे इस विश्व 
को चित्‌-शक्ति की सर्वेवेच्छा का परिणाम मानते हैं। इसके द्वारा ही वे इच्छा, भ्ञान और 
किया तक पहुंचते है । वे कहते हैं कि--- 


. हारी प्रसाद द्विवेदी ग्रधावली-4, पृ० 69 
2. उपरिवत्‌, भाग-8, पृ० 245 
3. उपरिवतू, पृ० 247-248 


दिवेदी जी की समीक्षा में लालित्य-योजना / 79 


“मूल चैतन्य घारा केवलात्मा की इच्छा-शवित का रुप है । वह गतिमात्र है। 
क्रिया-शविति स्थिति मात्र है। गीत ओर स्थिति के इन्द्र से हो रूप बनता है। गति चित्तत्व 
है स्थिति अचित्तत्व है । चिद्र[पा गति वारम्वार अचिद्रूपा स्थिति से रोकी जाती है। 
चैतन्य धारा वारम्वार जड मे स्थित आवर्षण शवित से नीचे की ओर खीची जाएठी है | 
बहू बलियत होती है, रुपायित होती है। जो कुछ विश्व-श्रह्मांड मे घट रहा है वह पिण्ड 
भें भी हो रहा है। अन्तर यह है कि विश्वबरह्माड में केवलात्मक की मूल सिसृक्षा बलवती 
है। पिण्ड मे वह अखित्‌ तत्व से मायाजन्य कंचुक़ो या कोशों से आवुत है। विश्व-न्रह्मांड 
में इच्छा-शविति और क्रिया-शवित में जितना साम्य है, उतना पिण्ड में नहीं है। भिन्‍न- 
भिन्‍ने पदार्थों मे इस देपम्प की मात्रा भी भिन्न-भिन्न है। कही तो इच्छा-शक्ति अधिक 
जाग्रत है, कही अत्यधिक सुप्त । ओर जीवो की तुलना मे वह मनुष्य अधिक जाग्रत है, 
मनुष्यो भे भी जो सत्वगुणी है उतमें अधिक तीव्र है, औरो में कम । वस्तुतः गुणीभुत शान- 
शक्ति का नाम ही सत्व है, इच्छा-शवित का नाम ही रजस है और क्रिया-शक्ति का नाम 
ही तमस्‌ है ।”! 

आचार्य द्विवेदी भगवान शिव के ताण्डव नृत्य को मियंक रूप में ही स्वीकार 
करते हैं क्योकि ताण्डव को वे रस-विवर्जित मानते हैं और लास्य को रस-युक्त | ताण्डव 
भगवान, शिव द्वारा आरम्भ किया गया नृत्य है, यह मान्यता ही उसे मिथक के समीप 
पहुचा देती है । आलोचना करते हुए भी कभी-कभी वे मिथकीय तत्वों का प्रयोग कर 
जाते हैं। कवीरदास की समीक्षा करते समय वे इसी प्रकार नृत्तिह के मिथक को प्रस्तुत 
करते हैं । 

“कबीरदास का रास्ता उल्टा था। उन्हे सोभाग्यवश सुयोग भी अच्छा मिला 
था। जितने प्रकार के सस्कार पड़ने के रास्ते हैं वे प्रायः सभी उनके लिए बंद थे। वे 
मुसलमात होकर भी असल में मुसलमान नही थे, हिन्दू होकर भी हिन्दू नही थे, वे साधु 
होकर भी साधु (अगृहस्थ) नही थे, वे व॑प्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, योगी होकर भी 
योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्‍्यारे बनाकर भेजे गये थे। थे 
भगवान्‌ की नृसिहावतार की मानव-अ्रतिमूति थे। नृसिह की भाति वे नाना असभव 
समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन-बिन्दु पर अवतीर्ण हुए थे। हिरष्यकशिपु ने 
बर माग लिया था कि उसको मार सकने वाला न मनुष्य हो न पशु, मारे जाने का समय 
ते दिन हो न रात, मारे जाने का स्थान न पृथ्वी हो न आकाश, मार सकने वाले का 
हथियार न धातु का हो न पापाण का--इत्यादि । इसी लिए उसे मार सकना एक असभव 
कर आएचयेंजनक व्यापार था । नृसिह ने इसीलिए नाना कोटियो के मिलन-विन्दु को 
चुना था । असम्भव व्यापार के लिए शायद ऐसी हो परस्पर-विरोधी कोटियों का 
मिलन-विन्दु भगवान को अभीष्द होता है, कवीरदास ऐसे ही मिलन-बिन्दु पर खड़े थे। 
जहा से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है ओर दूसरी ओर मे मुसलमानतत्व, जहा एक 
ओर ज्ञान निकल जाता है, दूसरी और अशिक्षा, जहा पर एक और योगमार्ग निकल जाता 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रत्यावली-8, पृ० 69 


80 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


है, इमरी ओर भक्त मारे, जहां से एक तरफ निगुंण भाववा निकल जाती है, दूसरी 
ओर सगुण साधना--उसी भ्रशस्त चौरास्ते पर वे खड़े वे ।7 


लालित्य 


आचार्य हजारदी प्रसाद द्विवेदी मानव-रचित सौन्दर्य को लालित्य की सश्या 
प्रदान करते हैं। मानव-रचित सौदर्य ललित कलाएं है ) चित्रकल्षा, नृत्यकत्ता, मुर्तिकला, 
सगीत कला और साहित्य के सौंदर्य की व्याख्या वे लालित्य के अंतर्गत मानते हैं। 
कालिदास में वणित चित्रकला पर विचार करते समय वे भावानुप्रवेश और थथालिखिता- 
सुभव पर विचार करते हैं। किसी चित्र मे मानसिक भावों के चित्रण को भावानुप्रवेश 
कहते है) नृत्य में नरतंकी जब जिम भाव को प्रदर्शित करना चाहती है, उसी में विज्ञीन 
ही जाती है तो उसे भावानुप्रवेश कहते हैं। 

आचार्य ढिवेदी कालिदास के आधार पर भावाभितिवेश और भावानुप्रवेश को 
समझाते हुए कहते हैं कि “वास्तविक जीवन में धर्वशी का प्रेम राजा पुरुरवा से था। 
वास्तविक जीवन की यहें सनोकामदा 'भावामिविवेश' है। किन्तु जब उर्वशी में लक्ष्मी 
के भाव का अनुभव किया तो उसे अपने वास्तविक जीवन की बात नही वाहनी चाहिए 
थी । वह जिसका अभिनय कर रही है उस ब्यवित (लक्ष्मी) के भावों को अपना भाव 
मानकर चतना चाहिए था। यदि वह ऐसा करती तो उसे “भावातुप्रवेश” कहा जाता, 
ब्योडि उस अवस्था में वह लक्ष्मी के साथ अपने को एकमेक करके बोलते में समर्थ 
होती ॥३ 

वस्तुत, “विक्रमोवंधीय” नाटक में उवंशी को लक्ष्मी का अभिनय करते हुए 
दिखाया गया है । मेनका जो बारुणी का अभिनय कर रहीं थी, उसने पूछा कि उप्तकी 
बृत्तिया एक सुन्दर पुरुय, लोकपाल और विष्यु में से क्रिस में लगी हुई हैं। लक्ष्मी का 
अभिनय करते हुए उसे 'पुण्पोत्तम मे' यही उत्तर देवा था किन्तु वह अभिनय को भुलकर 
अपने मन की ही बात कह गयी। अपने मन की बात भावाभिनिवेश है और पात्र का 
अभिनय करते हुए उसी में डूब जाना भावानुग्रवेश है । 

आचार्य द्विवेदी यथालिखितानुभाव की समझाते हुए कहते है कि “यथालिखि- 
तानुभाव स्वयं बनाये हुए वित्र से जिस अकार अनुभाव उत्पन्न होते हैं वैसे ही अन्य 
कलाकार दारा बनाये गये चित्र से भी हो सकते हैं 7४ इस प्रकार यथालिणितानुभाव 
में सहृदव कलाकार की अनुभूति का अनुभव करता है अयवा चित्र को देखकर उस 
ब्यक्ति को ही समझता है। इस प्रकार कलाकार की दृष्टि से भावानुप्रवेश और सहृदय 
की दृष्टि से यवालिबितानुभव है ! अभिन्नान शजुन्तबम में दुष्यन्त द्वारा बनाये गये 
चित्र को देखकर अदृश्य सानुमती भी उसे वास्तविक शकुन्तला को ही देख रही है, ऐसा 


।. हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रन्थावली-4, पृ० 339 
2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रस्यावश्ी-8, पृ० 98 
3, उपरणिित्‌, पृ० 99 


द्विवेदी जी की समीक्षा मे लालित्य-योजना / 8 


समझती है । 
आचार्य दिवेदी कलाकार के महत्व के लिए उसके उपादानों को भी महत्वपूर्ण 
मानते हैं ! कालिदास ने 'कुमारसंभव” में मावव-कलाकार के उपादानों और विधाता के 
उपादानों की समान महंत्व दिया है, इसलिए द्विवेदी जो भी उसे महत्वपूर्ण मानते हुए 
कहते हैं कि “उपादान का ठोक-ठीक सन्निवेश आवश्यक तत्व है। वस्तुतः श्रेष्ठ 
कताकार वह होता है जो अपनी इच्छा और उपादाव को प्रकृति का ठीक-ठीक सामंजस्य 
क्र सकता है। जिस या जिन उपादानो के सहारे कलाकृति का निर्माण होता है वें भी 
अपना व्यक्तित्व रखते हैं। उनका निर्देश मानना पडता है, उनकी प्रकृति के विरद्ध यदि 
बलात्‌ उनका उपयोग किया जाये तो कलाकृति की चाघ्ता को मष्ड कर देते है ।”! 
कालिदास ने 'अन्यथाकरण' शब्द का प्रयोग भी किया है। आचार्य द्विवेदी ने भी 
स्वीकार कर लिया है। चित्रकार बाह्य जगत्‌ की वुछ सामग्री को भी चित्र मे प्रस्तुत 
करता है। यही 'अन्यथाकरण' है। आचार्य द्विवेदी उसे परिभाषित करते हुए कहते है 
कि 'अन्यथाकरण! अर्थात्‌ जो जैसा है उसे वैसा ही न रहने देता । फिर भी वह वस्तु को 
म्रभाये रूप मे चित्रित करने का प्रयास करता है रेखा से, रंग से वह कमियो को पूरा 
करता है। इस कौशल में ही कलाकार का वैशिष्ट्य है। कालिदास ते 'अभिज्ञान शवुन्तलम्‌! 
में एक स्थान पर मह्‌ बात बड़ें आकपंक ढंग से कही है। राजा दुष्यन्त ने शकुल्तला का 
चित्र बनाया था। उस चित्र को देखकर राजा ने कहा था कि चित्र में जो कुछ साधु नहीं 
होता भर्यात्‌ जैसा है वैसा नही बन पाता उसे अन्यथा कर दिया जाता है । फिर भी उस 
(शबुन्तला) का लावष्य रेखाओ से कुछ निखर ही गया है, उसमे लगातार प्रभावित करते 
रहने की क्षमता जुड ही गयी है ।”* 
आचार्य द्विवेदी कालिदास को सौन्दर्य का ही कवि भानते हैं। कालिदास ने 
अपने काब्य में रुप, वर्ण, प्रभा और प्रभाव आदि का चित्रण सफलतापूर्वक किया है। 
अचार द्विवेदी इन्ही बातों के आधार पर कहते हैं कि 
“कौन नही जानता कि कालिदास सौन्दर्य के महान्‌ थरायक्र कवि हैं। रूप का, 
वर्ण का, प्रभा का और प्रभाव का ऐसा चितेरा दुलंभ है, आभिजात्य और विलासिता 
का ऐसा उद्घोधी खोजे नही मिल सकता । कविता का सच्चा रसिक सिर घुनकर रह 
जाता है ।"३ 
काव्य की समीक्षा मूलाघार रस है जिसका विवेचन हम आगे करेंगे। 
भावप्रवणता 


आचार्य द्विवेदी रसिक सद्ृदय हैं, इसलिए उनकी समौक्षा में भाव-प्रवणता का 
तत्व सहज ही उपस्थित हो जाता है। कालिदास और रवीद्धनाथ टैगोर की समीक्षा 





. हजारी प्रसाद दिवेदी प्रन्यादली-8, पू० 84 
2. उपरिवत्‌, पृ० 87 
3. उपरियत्‌, पृ 66 


82 / हुजारी प्रमाद ढिवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


करते समय तो वे भाव-विभोर रहते ही हैं ॥ मूरदास वी समीक्षा में भी ऐसा हुआ है। 
संशय पर विजय' शीर्षक निवन्ध में वे तुलमीदास के संशय पर विचार करते हैं। 'राम- 
चुरितमानस' के आरम्भ में तुलसीदास के मन का संशय व्यवत है विन्तु शिव कै प्रसाद को 
अनुभूति होते ही कविता की नदी बह निकलती है। द्विवेदी जी उस समय की स्थिति का 
चित्रण करते हुए कहते है कि “हृदय ने जगाध रारोवर का रूप घारण किया। वेद पुराण 
रूपी अगाघ समुद्र से रस पीचकर सन्तजन रूपी मेध की धाराखार वर्षा से उसका हृदय 
लवालब भर गया और फिर उमगकर कविता की स्ोतस्विनी बह चली, उमड़कर बही, 
घबराकर चली । कवि अपने विकल्प से दोलायमान सीमित चित्त से मुक्त होकर दूर खड़ा 
होकर इस हृदय-सिन्धु के उद्देल उमंग को देख रहा है--कविता सरिता बह रही है। 
हा, वह भनिति-भदेस नही है, वह सचमुच सुकविता है । कवि स्वय-स्वय को देय रहा 
है। वह जैसे कोई और हो, दीन तुलसी अब वह नही है। वह सहज समाधि की अवस्था में 
आ गया है। सहज समाधि 'यत्र सनसा मन. समीक्ष्यते', जहा मन से ही मन को देखा 
जाता है ॥/! 

वस्तुत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी कवि की कटु आलोचना नही करते 
अपितु जिन कवियों के प्रभाव से उनका हृदय और बुद्धि प्रभावित है, उन्हीं पर बे जमकर 
लिखते हैं । कबी रदास, भूरदास, तुलसीदास, रवीस्द्रनाय टैगोर और कालिदास ही ऐसे 
साहित्यकार हैं जिन पर उन्होंने जमकर लिखा है। उनकी आलोचना में इसलिए 
सर्जेनात्मकता का समावेश हो जाता है। यही कारण है कि कुछ आलोचक तो द्विवेदी जी 
की समीक्षा मे उतनी शक्ति मानते ही नहीं जितनी शक्ति उनके निवन्धी और उपन्‍न्यासो 
में मानते हैं। ऐसे आलोचकों को उत्तर देते हुए डॉ० रामदरश मिश्र कहते है कि 'आलो- 
चना में सर्जनात्मकवा का रस देखकर ऐसे ही आलोचक चोक उठते है और यह कहना 
शुरू करते हैं कि इस आलोचक को रचना के क्षेत्र में रहना चाहिए था जैसे कि आलोचना 
का सर्जनात्मकता से कोई सम्बन्ध नहीं ॥/? 

आचार्य द्विवेदी की सर्जनात्मक शक्तित का सशक्त उदाहरण 'मेभदूत एक 
पुरानी कहानी है । इसे आपने गप्प की तरह ही लिखा है, यद्यपि यह 'मेघदूत” की टीका 
ही है । इसका आरम्भ ही हमारे कथन की पुष्टि करता है, "कहानी बहुत पुरानी है, 
किस्तु बार-बार नये सिरे से कही जाती है। अत- एक बार फिर दुहराने मे कोई नुकसान 
भही है ।/* इसी प्रकार मेघ को दृत बनाते समय तो वह बिलकुल ही भावात्मक होकर 
कह उठते हैं-- 

“लेकिन यह तो पायलपन की हृद है। 'धाम-धूम-नीर औ समीरन को सन्निपात, 
ऐसो जड़ मेघ कहा दुत-काज करिहै ? “--आज तक यह हुआ भी है ? घुएं, प्रकाश, जल 
और वायु से बना मेघ कहा, और सन्देश ले जाने वाला चतुर सन्देशवाहक कहा | यक्ष का 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-4, पृ० 507 
2. स० डॉ० शिवप्रमाद सिह, शातिनिकेतन से शिवालिक, पृ० 22 
3. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-8, पू० 20 


डिवेदी जी की समीक्षा में लालित्य-योजना / 83 


दिमांग खराब हो गया बया ?/! 

आचार्य दिवेदी समीक्षा मे अपनी कल्पना, गष्प! देने की प्रवृत्ति और भाव- 
प्रवणता को छोड नही पाते । पड़ितो द्वारा तैयार की गई सूरदास की जीवनी को वे 
वास्तविक नही मानते अपितु कल्पना करते हुए और रवीद्धनाथ की 'सूरदासेर प्रार्थना" 
शीर्षक कविता वय सहारा लेते हुए एक जीवनी ही प्रस्तुत कर देते हैं जिसमे सूरदास एक 
युवा सुन्दर साधु था किन्तु एक दित अतायास ही उसका ध्यान भग हो जाता है। उसे 
अपना भगवान एक अपूर्व अभिनव मोहिनी मूर्ति मे दिखायी पडता हैं। वह साधु उस 
मारी के पीछे-पीछे उसके घर जाकर दो काटो से अपनी आखे फुडवा लेता है । इस कहानी 
को लियने के पश्चात्‌ वे भावातिरेक में कह उठते हैं, “उस पारस-मणि के स्पर्श करते 
ही अवश्य काटी से--थुवक कवि हो गया, कवि, भक्त । चक्ष्‌ प्मान अन्धा हो गया, अन्धा, 
प्रश्ाचक्ष ।? 

आचार्य हजारी प्रमाद द्विवेदी राध।-कृष्ण के पारस्परिक प्रेम पर सन्देह करने 
वालों को भावात्मक ढग से समझाते हैं। वे मतिराम की दो पक्तिया उद्धृत करते हुए 
कहते हैं कि ब्रज भाषा का कवि ती कह उठेगा, “धूल डाल दो उसकी आख मे, जो इसमे 
कलुष प्रवृत्ति देखता है। एक मूट्ठी नही, हजार मुट्ठी--दस हजार मुट्ठी ।/ मतिराम के 
उद्धरण के पश्चात्‌ वे प्रश्नात्मक भाषा के द्वारा अपने हृदय के भाव को ही अभिव्यक्त 
करते हैं-- 

“क्या कहेंगे आप ईश्वर को ? इस भावना को ? इस विश्वास को ? परागलपन ? 
छीछालेदर ? ना, कृपा करके यह न कहिए | उस रहस्यमय ईश्वर को समझने की कोशिश 
कीजिए । कवि की आंखों से ही एक वार उसके मनमोहन को देखिए । उस आधदिन में 
राखिए जोग' को सम-व्ययित्द के साथ देखिए। देखिएगा, वासुदेव ओर आभारो के 
बाल देवता के इस संथुक्त सस्करण के चारो ओर ठोस प्रेम की कितनी जमावट आ जमी 
है । अति प्राकृत का रूप कितना श्राकृत हो गया है। देखिएगा, 'राधारानी' के विशुद्ध 
काल्पनिक रूप के चारो ओर कितना सरस प्रेम, सहज सौन्दर्य घनीभूत हो उठा है, शून्य 
की जकडकर किस मधुर स्नेह का स्तूप तैयार हो गया है। गोपियों को देखियेगा--प्रेम 
की असछ्य प्रतिमाओं के रूप मे ।/२ 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रवीन्द्रनाथ के 'ुतश्च” शीपंक कविता-पुस्तक की 
आलोचना करते समय 'छूट्टी| नाम की कविता पर अपनी टिप्पणी करते है, “कितना 
उदास होगा वह स्थान, जहा दिन-रात शिरीघवन के गन्ध्र पथ पर मधुमविखया उड़ा ही 
करती है, सुदुर मेघ उड़ते नजर आते हैं, जहा जल की कल-कल घ्वर्नि प्राणो को उदास 
कर देती है, जद्दा पुरानी स्मृतिया इतनी पुरानी हो गयी हैं कि वादल-भरी रात को अब 
अधिक नींद नही तोडती । उस स्थान की कल्पना भी मन को उदास कर देती है। कल्पना 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-8, पू ० 26 
2. उपरिवत्‌, भाग-4 पृ० 24 
3. उपरिवत्‌, पू० !4] 


84 / हजारी प्रशाद द्विवेदी के साहित्य मे लासित्य-योजना 


कीजिए उस गाय चराने वाले मैदान के पुराने बरगद के पेड की, जिसके नोचे कोई प्रहर- 
भर आकर बैठ जाता है, कोई पाव फैलाकर वशी बजा जाता है, नयी आशाओं और 
अभिलापाओं की अधिष्ठानी मव वधू की पालकी भी उदास दुपहरिया में रक जाती है! 
पर कोई रुकने का नाम भी नही लेता, कोई रोकने का आग्रह भी नही करता, ऐसा कोई 
भी नही है, जो, दूर रसे जाने या खुलाये न जाते के कारण मान भी करे । पझिल्ली की 
आवाज में जब चाद की शी प्रभा मिल जाती होगी, तो वह स्थान सचमुच उदास वी 
रंगभूमि हो जाता होगा । और हमारा कवि उसी स्थान की थात्रा के लिए कहता है-- 
दो ना (मुझे) छट्टी !” सहृदय का प्राण भी कांतरता के साथ कह उठता है---दो ना 
(मुझे) छूट्टी ।' पर कहां, छुट्टी तो नही मिलती ॥? 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा-शैली भाव-प्रवर्ण ही है। वे जब भी 
किसी कविता से प्रभावित होते हैं, उसका बौद्धिक विवेचन तो करते ही हैं किन्तु भाव- 
प्रवण भी हो जाते हैं। रवीरद्रनाथ की कविता एक कुत्ता और एक मना” का विवेचन 
फर चुकने के पश्चात्‌ अन्त में दी गयी उनकी टिप्पणी इसी प्रकार की है--- 

“जब मैं इस कविता को पढता हू तो उस मैंना की करण मूत्ति अत्यस्त साफ 
होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि 
की आयें उस विचारी के मर्मस्थल तक पहुंच गयो, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूं । एक 
दिन बह मैना उड गयी । सायकाल कवि ने उरो नही देखा । जब वह अकेले जाया करती 
है उस डाल के कोने मे, जब झीगुर अन्धका र मे झनकारता रहता है, जब हवा मे बास के 
पत्ते झ्रक्षराते रहते हैं, पेडों की फाक से पुकारा करता है नींद तोडने वाला सन्ध्या 
तारा ! कितना करण है उसका गायब हो जाना ।/* 
रस सम्बन्धी दृष्टिकोण और लालित्य-विधान 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यद्यपि काव्य को साध्य न मानकर साधन ही मानते 
है किन्तु वे हैं रसवादी आचायं | रस और भाव को ही वे सवंत्र खोजते-फिरते है, नृत्य 
हो, चित्र हो, काव्य हो, लोक-जीवन हो, मिथक हो--सर्वत्र रस भर भाव की ही चर्चा 
रहती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उनके लालित्य सिद्धान्त की आत्मा रस ही 
है। 'कालिदास की लालित्य योजना” के 'करण विगम और रसास्वाद की भ्रक्रिया' शीप॑क 
निबन्ध में उन्होने रस और रसास्वाद की प्रत्रिया पर विस्तार से विचार किया है। बे 
कलाकार और सह्ृदय के बीच समाधि का नाता जोड़ते है। वे कहते है कि “कलाकार 
के चित्त मे जो व्याकुलता होती है, उसे रूप देने का प्रयत्न ही कला है। उसके लिए उसे 
साधना की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार की व्याकुलता उसके चित्त में होगी उसी 
प्रकार की व्याकुलता उसकी कृति सहृदय के हृदय में उत्पन्न कर सकती है, उससे ज्यादा 
नहीं। इसीलिए यदि कलाकार समाधि-निष्ठ ही सका है तो बदले मे सहृदय को भी 


], हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली भाग-8, पु० 409-40 
2. उपरिवतू, पृ० 286 


डिवेदी जी की समीक्षा में लालित्यन्योजवा 285 


समाधिनिष्ठ कर सकता है। यदि वह शियिल-समाधि है, तो सहृदय की भी समाधि 
शिथिल होगी ।! 
आचार्य द्िविदी ने रस-निष्पत्ति पर विस्तार से विचार किया। वे ध्वनिवादी 
आलफऊारिकों की इस मान्यता को स्वीकार नही करते कि रस व्यग्यार्थ होता है। इस 
सम्बन्ध में उनका स्पष्ट मत है कि “रस अनुभूति है, अनुभूति का विषय नही | भाव त्तो 
विभाव के वित्त में हो उठने हैं। दर्शक के मन मे उनका एक मानस-सूक्षम रूप उत्पन्न 
होता है जिससे वह अपनी ही अनुभूतियो का आनन्द लेने में समर्थ होता है। सभी 
आलंकार्क आचार्य मानते हैं कि रस न तो 'कार्य' होता है और न 'ज्ञाप्य/ | बह पहले 
से उपस्थित भी नही रहता। जो वस्तु पहले से उपस्थित नही रहती, वह घ्यजना-वृत्ति का 
विपय भी नही हो सकती । रस सहृदय श्रोता या दर्शक के चित्त में अनुभूत होता है, पात्र 
के चित मे नही। अतः व्यंजना-वृत्ति केवल श्रोता या दर्शक के चित्त मे सूक्ष्म विभाव, 
अनुभाव और संचारी भाव को उपस्थित कर सकती है ओर जो कुछ कहा जा रहा है 
उससे भिन्‍न, जो नही कहा जा रहा है, या नही कहा जा सका है, उस अर्थ की उपस्थिति 
करा सकती है।”? 
आचाय॑ द्विवेदी कबीर पर विचार करते समय उन्हे अन्य सन्त कवियों, नाथ- 
पथियों आदिये श्रेष्ठ जिस तत्त्व के आधार पर करते हैं, यह तन्‍्व भक्त है--भक्ति 
रस। वे स्वयं कहते है कि "सो, जिस दिन से महागुरु रामानन्द ने कबीर को भवित रूपी 
, श्सायन दो, उस दित से उन्होने सहज समाधि की दीक्षा ली, आख मूदने और कान रु धने 
के टण्ठे को नमस्कार कर लिया, मुद्रा और आसन की गुलामी को सलामी दे दी। 
उनका चक्नता ही परिक्रमा हो गया, काम-काज ही सेवा हो गये, सोना ही प्रणाम बन 
गया, बोलना ही नाम-जप हो गया और खाने-पीने मे ही पूजा का स्थान ले लिया। हठ- 
योग के टण्टे दूर हो गये, खुलती आंखों से ही उन्होंने भगवान्‌ के मधुर मादक रूप को देखा, 
खुले कानो से ही अनहृद वाद सुना, उठते-बैठते सब समय समाधि का आनन्द 
पाया" "॥/3 
आचार्य हजारी भसाद द्विवेदी के काव्य मे भवित और प्रेम की चर्चा करते समय 
स्पप्ठ शब्दो में कहते है कि कबीर की भक्ति का विरोध शास्त्र मे नही है। वे कहते है 
कि, “यही है वह भपूर्ण तन्‍्मयता, अहवेतुक प्रेम, अनन्य परायण विश्वास और एकान्त- 
निष्ठा, जो भक्ति की एकमात्र शर्त है। कबीर निस्सन्‍्देह ऐसे भगवान्‌ को मानते थे जो 
इन्द्रातीत है, पक्षातीत है, द्वैततादत विलक्षण है, त्रिगुणरहित है, 'अपरम्पार पा रपुरसोतिभ' 
है, अकथ है, अकल है, अतोत है, परन्तु कौन भक्त भगवान्‌ को ऐसा नही मानता ? जो 
लोग शास्त्र-ज्ञान का दावा करते हैं और फिर भी कबीर की भक्ति ओर अद्वत-भावना 
और निर्णुण-प्रेम को परस्पर-विरोधी समझते हैं उनका उद्देश्य क्या है, यह वही जाने । 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावजी-8, पृ० 204 
2. उपरिवत्‌, पु० 205 
3, इपरिबितू, पृ० 35 40 


486 हजारी प्रसाद दिवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


हम तो दृढता के साथ कहने का साहस करते है कि कवीर की भवित और भगवदुभावना 
में न तो युक्ति से विरोध है और न शास्त्र से [7 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सात्विक अनुभूति मे ही रस मानते है। वे महादेवी 
की कविताओं पर विचार करते समय कहते है कि उनकी कविताएं आरम्भ से ही अनुभूति 
की प्रधानता से युक्‍त रही हैं । वे आलकारिकों के इस मत को स्वीकार करते हैं कि 
अनुभूति के तीन प्रकार होते है। उनके सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं 
कि “तामस अनुभूति में कवि स्वयं थका-सा प्रत्तीत होता है, उसके पाठक भी कविता 
पढ़कर हताश और क्लान्त हो उठते है। राजस अनुभूति आसकित-ग्रष्टान होती है। इसमें 
कवि की आसक्ित का वेग तीत्र होता है। उसका पाठक भी आसवित का अनुभव करता 
है, उसका मन हलका नही हो पाता । सात्विक अनुभूति में ही रस का परिषाक होता है। 
कवि उस समय अपनी आसक्तियो पर विजयी होता है। बह जो कुछ कहता है, साफ 
कहता है, हृदयग्राही कहता है--पाठक उससे आनन्द पाता है, उसके चित्त पर दुःख या 
सुब का बोझ नही होता | महादेवी जी की कविताओ में राजस और सात्विक अनुभूतिया 
पास-ही-पास पड़ी दिखायी देती हैं। यहां वे आसकवितयों से ऊपर उठ जाती है, वहा 
आसवितया उन्हें ले डूबती हैं। आसक्िति की श्रवलता के समय उनवी भाषा दुर्वोधच, 
बोशित और अस्पष्ट हो उठती है। वे स्वयं भूल जाती हैं कि उन्हें क्या कहना है ।”* 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी महादेवी जी पर विचार करते समय रस-परपाक 
की दृष्टि से ही समीक्षा कर रहे हैं । वे आधुनिक युग के कवियो में रस-परिपाक कम ही 
पाते है । वे स्पष्ट शब्दों मे कहते हैं कि “किन्तु वर्तमान युग का कवि अपनी अनुभूतियों, 
अपने व्यक्तिगत सुख-दुखो, हप-विपादो, लज्जा-असुयाओं का गान करना अत्यन्त 
आवश्यक समझता है। ऐसी अवस्थाओ में वह “रस के धरिपाक की ओर उतना ध्यान 
नही देता, जितना स्थायी या सचारी भावों को पोल-खोलकर--निरतिशय वाच्य रूप 
मे--प्रकट करने की ओर 

वस्तुत* आचार्य डिवेदी सत्ट्ृत साहित्य के रस-परिपाक से अत्यन्त प्रभावित थे। 
संस्कृत में उमयपक्षी प्रेम का चित्रण है । सल्दृत के आचार्य भी एकपक्षीय प्रेम को रस 
भही अपितु रसाभास मानते हैं, इसीलिए डिविदी जी को आधुनिक युग के कवियों का 
रोना-धोता पसंद नही आता होया । वे स्वयं परम्परावादी को स्पष्ट दृष्टि करते हुए कहते 
“प्राचीन आचार्य प्रेम आदर्श का चित्रण करना उतना जरूरी नहीं समझते, गितना रस 
हैं कि के व्यग करने को । आज का कवि अपने प्रेम-पात्र के अतजान में भी--उसका 
प्रेम अपने प्रति ने होते हुए भी घुल-घुलकर मरता है, तियश और बलान्त सुर में गान 
करके आवाश-पाताल एक कर देता है। बहते हैं, फारसी-साहित्य में इस प्रकार के आइशं 
प्रेम के गात भरे पड़े हैं, अग्रेजी में तो हैं ही । इस समय मुझे याद मही भाता कि सस्वृत- 


7. हजारी प्रसाद दिवेदी ग्न्यावली-4, पूृ० 34 
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-0 पृ० /66 
3 उपरिवत्‌, पृ० 472 


डिवेदी जी की समीक्षा में लालित्यन्योजना 87 


साहित्य मे ऐसा एकतरफा प्रेम का चित्रण कही पढ़ा है या नहीं। शायद नहीं पढा। 
इतना जरूर याद आ रहा है कि प्राचीनो ने एकतरफा प्रेम को--अनुभयनिष्ठा रति 
को--रस' नही 'रस-भास” कहा है।/! 
रस-परिपाक के कारण ही आचार्य द्िवेदी सूरदास पर जमकर लिख सके हैं । 
सूरदास 'कामजा रति” और “वत्सला रति' मे अपना मन रमाने मे बेजोड़ हैं और अपना 
सानी नही रखते | सूर का वात्सल्य-वर्णन तो अनोखा है ही। आचार्य द्विवेदी उस सम्बन्ध 
में कहते हैं कि “वात्सल्य के चित्रण मे तो उनके साथ ज्ञात जगत्‌ के किसी भी कवि का 
नाम लेना कठिन है। उनकी वर्णित बाललीला में माता और शिशु की प्रायः सभी 
चेष्टाओं का अत्यन्त मोहक और फिर भी पूर्णतः मनोवैज्ञानिक चित्रण है। जन्म से ही 
शिशु की विविध चेप्टाओं का ऐसा ययाथ॑ं-ललित चित्रण है कि उनकी पर्यवेक्षण शक्ति 
को देखकर सप्तार के सभी सहृदय आश्चर्यंचकित रह जाते है। केवल विविध चेष्टाओ 
का वर्णन ही उसका उद्देश्य नही है, उद्देश्य है निश्चिज्ात्मा प्रेममय श्रीकृष्ण के प्रति 'भक्ति 
की अभिव्यक्ति । इसीलिए, इनमें यथार्थ चित्रण के साथ एक विशेष प्रकार का लुभावना 
आत्मसभर्पण भी है। यही इन रचनाओ को कविजनोचित ललित वर्णन से अधिक मोहक 
बना देता है।”* 
आचार्य द्विवेदी ने ज्ञात कथा के आधार पर श्रेष्ठ काव्य-लेखन में रस के अवयवोीं 
पर ध्यान देने, अनुभूति की तीव्रता तथा सवेद्यता पर विशेष बल दिया है। सूरदास ने 
कोई नवीन कल्पना नही की थी अपितु भागवत” की अत्यन्त परिचित कथा के ऐसे प्रसगो 
पर कलम चलायी जो रसोद्रे क करने मे समय हो । परमात्मा के माधुर्य वर्णन में सूरदास 
अत्यन्त सफल रहे । आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि “संसार के थोड़े ही कवि इस दिशा में 
सूरदास की तुलना में रखे जा सकते हैं। रूप का, रंग का, आकृति का, ऐसा सुखद रूप 
काव्य की दुनिया मे कम ही उपलब्ध होता है, दृथ बिम्बों के विर्माण मे सूरदास वेजोड 
हैं। परन्तु रूप था विग्रह मे वे केवल श्रीकृष्ण तक ही सीमित नहीं रहते। राघा का, 
गोपियों का, ग्वाल-वालो का, कुंजो का, ऋतु-प्रवत्तेंक चिक्तो का उन्होने जम कर वर्णन 
किया है। पर इससे भी अधिक उनका मन श्रुतिबिम्बो के निर्माण मे लगता है। बहाना 
है वेणुनिनाद--मु रली की चमत्कारी ध्वनि ॥/3 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य द्विवेदी रस को लालित्य 
का एक अग ही मानते हैं। वे अपनी समीक्षा मे रस को आधार बनाते हैं और उसी 
आधार पर प्राचीन काव्य को नवीन काव्य की तुलना में श्रेष्ठ स्थापित करते है। श्रेष्ठ 
काव्य के लिए रस-परिप्राक एक शर्त बन जाती है । उस शर्ते पर कालिदास खरे उतरते 
हैं, कबीर भी खरे हैं, सूर और तुलप्ती खरे हैं ओर रवीन्द्रनाथ भी खरे हैं। उन्ही मे मन 
रमा है और व्यवहारिक आलोचना के समय उन्ही पर जमकर लिखा भी है। 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रल्यावलो-0, पृ० 72 
2 हजारो प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-4, पु० 84-]85 
3 उपरिवृत्‌, पू० 70 


के टीन ३५, 


488 हजारी प्रत्ताद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


समीक्षा की भाषा में लालित्य-योजना 


आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समीक्षा करते समय सामान्य विवेचनात्मक 
शैली का प्रयोग तो किया ही है कित्तु भावनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से 
उन्होने व्यवह्यरिक समीक्षा को एक नया आयाम ही दे दिया है! जब वे समीक्षा में 
ऐतिहाप्तिक पद्धति का प्रयोग करते है तो भाषा विवेचनात्मक ही उठती है। इसी प्रकार 
से जब वे शब्दों के विकास पर विचार करते हैं तो विवेचन शैली को अपनाते है । 'अवधूत' 
शब्द पर विचार करते हुए कहते है कि "भारतीय साहित्य में यह 'अवधू' शब्द कई 
सम्प्रदायो के सिद्ध आचार्यों कै अर्थ में व्यवह्ृत हुआ है । साधारणत. जागतिक द्रस्दो से 
अतीत, माताप्रमान-विवर्जित, पहुंचे हुए भोगी को अवधूत कहा जाता है! यह शब्द 
मुख्यतथा तांश्रिफो, सहजयानियों और योगियो का है। सहजयान मौर बद्धयान मामके 
बौद्ध तात्रिक मतो में 'अवधूतीवृत्ति' मामक एक विशेष प्रकार की यौगिक वृत्ति ता उल्लेख 
पभिलता है /! 

वरतुत आचार्य द्विवेदी जब अपने हृदय को अभिव्यवत् करते है तो समीक्षा की 
भाषा भी भावात्मक हो उठती है। कबीर की भवित पर विचार करते हुए वे गुर और 
"गुरो' का सम्बोधन देते समय 'धन्य” कहने से नहीं चूकते। ये धत्य न केवल भाषा को 
भावात्मक रूप प्रदान मारता है अपितु कबीर की साथियों के अर्थ की समीक्षा भी कर 
देता है, “धन्य हैं वे गुर ” वे सचमुच उस भ्रमरी के समान है जो निरन्तर ध्यान का 
अभ्यास कराकर कीट को भी भ्रमरी (तितली) बना दैती है। कीडा भ्रमरी हो गया, नगी 
पायें फूट आयी, नया रग छा गया, नयी शकित स्फुरित हुई। उन्होंने जाति नहीं देखी, 
बुत्त नहीं विचारा | अपने-आप में मिला लिया। नाले का पाती गगा में जाकर गया ही 
जाता है, कबीर गुरु मे मिलकर तद्ग,प हों गये । धन्य हो यु रो, तुमने चचल मन को पगु 
बना दिय।, तत्व में तत्वातीत को दिखा दिया, बन्धन से निवेन्ध किया, अगम्य तक गति 
कर दी। केवल एक ही श्रेम के प्रसंग तुमने सिखाया, पर कैसा अच रज है कि इस प्रेम 
म्रेघ की वर्षा से यह शरी र भीग यया ।//? 

भाषा में लालित्य साधना का एक अन्य €प उन्हे और भी प्रिय था और यह रुप 
है मुहवरेदार टक्साली भाषा का। लगभग प्रत्येक वाक्य में एक मुहावरा दोक देना बैसे 
ही है जमे कालिदास की मामिका के प्रत्येक अंग के प्ुष्पाभूषण हो। कबीर द्वारा यौग 
मार्ग को त्याग कर भवित की और चने जाने के अ्रसंग पर वे लियते हैं कि “इसीजिए ये 
फक्कड़राम किसी के धोसे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो टीक है और न जमा 
तो राम-राम करके आगे चल दिये । योग-प्रक्रिया को उर्होने डटकर अनुभव किया, पर 
जंची महीं। उन नकटों के समान चुप्पी साधना उन्हें मालूम न थी जिस्हीने इस आशा 


पर नाक कटा ली थी कि इस बाधा के दुर होते ही स्वर्ग दियायी देने लगता है। उन्हें यह 


। हजारी प्रसाद डिवेदी ग्रन्यावली भाग-4, पृ० 277 
2. उपरिवतू, पृ० 385 





द्विवेदी जी की समीक्षा मे लालित्य-योजना 89 


परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर वया-क्या टिप्पणी करेंगे । उन्होने बिना 
लाग-लपेट के बिता झिमक और संकोच के ऐलान किया [7 


हिन्दी समीक्षा मे मृहावरा और भावात्मकता का ऐसा मणिकांचन सथोग अन्यत्र 
दुलेंभ है। ये फक्कड राम (हजारी प्रसाद द्विवेदी) किसी कवि पर दिल जम गया तो उसकी 
ताक ऊंची करने के लिए यह परवाह नही करते थे कि और आलोचक उसकी आलोचना 
को पढ़कर राम-राम तो नही करने लगेंगे । वे बिना लाग-लपेट के, विना झिझक और 
बिना सकोच के ऐलानिया ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं क्योकि वे उत नकटों के समान 
चुप्पी नही साध सकते जिन्होंने इस आशा पर नाक कटा ली थी कि इस बाधा के दूर होते 
ही स्वर्ग दिखायी देने लगता है। भला द्विवेदी जी से बड़ा फक्कड़ हिन्दी समीक्षा के छ्षेत्र 
में और कौन हो सकता है। 


आचार्य हजारी प्रसाद हिवेदी के उपर्युक्त उद्धरण में 'फक्कड़राम', “धोसे मे 
आता, 'दिल जमना', 'राम-राम करना”, “नकटों के समान चुप्पी साधना', नाक 
काटना', ऐलान करना' जैसे मुहावरों के द्वारा भावात्मक शली के माध्यम से अपने मत 
को प्रस्तुत करने से उन्हे पूर्ण सफलता मिली है। भावात्मकता को प्रस्तुत करने के और 
रूप भी उन्हें आते हैं। उनकी शैली का एक अन्य प्रमुख रूप है--बहुत लम्बी वावय 
रचना । कबीर और रवीन्द्रनाथ की प्रेम लीला की तुलना करते हुए एक ही वाक्य में वे 
सेब कुछ कह देते हैं। उतका वह वाक्य “सतर्सया का दोहरा” हो जाता है, “एक की 
केलि यत्त साधित है, दूसरे की स्वयं प्राप्त, एक अपने को और अपने पौरुष को भूलकर 
भी भूलना नही जानता, दूसरे अपने को और अपनी शवित को स्मरण रखकर भी भूल 
जाता है, एक क्रियात्मक है, दूसरा भावनात्मक, एक का मार्ग साधना का मार्ग है, दूसरे 
का भागे सोस्दर्य का, एक करने में विश्वास करता है, दूसरा होने मे, एक प्रधान रूप से 
सन्त है, दूमरा कवि ।"£ 

इस प्रकार की भाषा का रूप अनेक स्थलो पर मिलता है । जहा कहने को बहुत 
कुछ है, मन रम रहा है, वहा वे इसी शैली का प्रयोग कर जाते हैं। कबीर के राम 
दशरथ-पुत्र नही थे, इसी वात को कहने के लिए वे एक बहुत लम्बे वावय का प्रयोग करते 
हैं, “वे न तो दशरथ के घर उतरे थे ओर न लंका के राजा का नाश करने वाले हुए, 
न तो देवकी की कोख से पैदा हुए थे और न यशोदा ने उन्हें गोद खिलाया था, न तो वे 
खालो के संग घूमा करते थे और न उन्होने गोवर्धन पर्वत को धारण ही किया था, न तो 
उन्होंने वामन होकर बलि को छला था और न वेदोद्धार के लिए वराहरूप धारण करके 
घरती को अपने दातो पर ही उठाया था, न वे गण्डक के शालिग्राम हैं, न वराह, मत्स्य, 
कच्छप आदि वेषधारी विष्णु के अवतार, न तो वे नर-नारायण के रूप में वदरिका 
आश्रम में ध्यान लगाने वेठे थे और न परशुराम होकर क्षत्रियों का ध्वंस करने गये थे, 


।. हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रन्यावलो भाग-4, पृ० 320 
2. उपरिवित्‌, पू० 355 


90 हजारी प्रमाद डिवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


और न तो उन्होने द्वारिका में शरीर छोड़ा थां और न वे जगन्‍नाथ-धाम में बुद्धसप मे ही 
अवतर्ति हुए ९7 

आचार्य द्विवेदी भाषा में एक प्रयोग और करते है। वे प्रश्नवाचक चिह्च॑ लगाकर 
भाषा को काव्यात्मक बनाते हैं। ऐसे स्थल हैं भी अनेक ! रवीन्द्रगाय की कविता बेया 
पर विचार करते हुए वे रहते हैं कि “भक्त हैरान है ! इसे ही वया दान कहने हैं ? हाय, 
हाय, उसे वह कहा छिपा कर रखे ? स्थान कह्दा है ? हाय प्यारे, यही वया तुम्हारा दाव 
है? मैं शक्तिहीना नारी, मुझे क्या यह आभूषण गोभेगा ?/* 

आचारय॑ द्विवेदी समीक्षा में काव्यात्मक भाषा का प्रयोग भी करते हैं। कोई 
सागरूपक बाधकर अपनी बात कह जाते हैं। मध्यकाल के द्विदी साहित्य के लिए वे 
महानद का उपमान प्रस्तुत करते हैं और फिर उससे संबंधित अन्य उपमानों को भी समेट 
जेटे हैं--“उस ग्रुग का काव्य महानद के समान है, उसके दस-बीसं-पचास तरग निरयंक 
या भिचिल भी हो तो कोई हज मही, वीच-मीच मे शंवाल-पुज के कारण अविलता भी 
गयी हो तो कुछ बात नहीं--अन्त में वह रस के महासमुद्र की ओर ले जायेगा ही”? 
इस प्रकार के रूपक कही-कही तो अत्यन्त सुन्दर बन पड़े हैं। कवीर के सदर्भ में वे कहते 
हैं कि “इस प्रकार यद्यपि कबीर ने कही काव्य लिखते की प्रतिज्ञा नही की तथापि 
उनकी आध्यात्मिक रस की गयरी से छलके हुए रस से काथ्य की कटोरी मे भी कम रस 
इकट्ठा नही हुआ है ।/* 

आचार्य ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी व्यग्य के तो बहुत अधिक धनी है। वर्तमान युग 
के समस्या ताटक पर विचार करते हुए वे व्यग्यात्मक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, 
“ब्तेमान युग का समस्या---नाटक आपकी आख में उगली घुसेडकर कानून की दुर्बलता, 
न्याय की अन्याम-परायणता, प्रेम की अग्रियता, विवाह की विच्छिन्नता, धर्म की 
अधामिकता, घृणा का प्रेम दिखा देगा और बस । आप जिस दुतिया में है, वह दुनिया 
ओर भी नग्न होकर आपके सामने आ जायेगी।/” चार हिन्दी कवि” निवन्ध में वे 
आधुनिक थुग के साहित्यकारों की चर्चा करते हुए वे आधुनिक युग के मनुष्य के लिए 
एकान्त को सबसे बड़ा बोझ बताते हुए कहते हैं, “हम हर मनाते हैं सभा करके, शोक 
मनाते हैं सभा करके, किसी बात का विरोध करते हैं सभा करके, धर्म की रक्षा करते हैं 
सभा करके, प्रूजा भी करते हैं सभा करके ! हमे ज्ञान मिलता है पब्लिक अखबारों से, 
शिक्षा मिलती है पश्लिक स्कूलो से, अध्ययन मिलता है पब्लिक साइब्रेरियों से, उत्तेजना 
मिलती है पब्लिक मीटिगो से, सम्मान मिलता है सम्मेलनों से, दवा मिलती है पब्लिक 





] हजारी असाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाव 4, पृ० 29] 
2 उपरिवत्‌, पृ० 345 

3 उपरिवतू, पूृ० 8 

4 उपरिवतू, पृ० 367 

5. उपरियत्‌, पृ० 8-79 


ढद्विवेदी जी की समीक्षा में लालित्यन्योजना 9] 


अस्पतालों से---आधुनिक काल शुरू से आखिर तक भीड-भम्भड़ का युग है।”? इसी 
प्रकार द्िवेदीजी 'मृत्युजय रवीन्द्र! भे आज के दुखवाद पर विचार करते हुए कहते हैं कि 
“हमारी सबमे बडी 'द्रेजेडी' दुखवाद यह है कि हम प्रेम जैसी चीज को नापते हैं 
सामारिक नियमों से, वस्तुओं से, और सासारिक चीजों को नापना चाहने हैं प्रेम के 
माप-दण्ड से । मुकदमे की जीत-हार को हम भगवान्‌ की भवित से तौलना चाहते हैं और 
सत्यनारायण की पूजा को हजारो रुपये के व्यय से ।/? 


आचार हजारी प्रसाद द्विवेदी दो प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं । कही 
वाक्य छोटे और संस्कृत के तत्मम शब्द प्रधान होते हैं और . ही वाक्य बडे और अरबी- 
फारसी के प्रचलित शब्दों से युक्त होते हैं। तत्सम शब्द प्रधान भाषा का एक रूप यहा 
प्रस्तुत है, “साहित्य-सुध्दि की मूल शक्ति का नाम संश्लेषणी है, विश्लेपणी नही । स्थायी 
साहित्य की रचना के लिए आवश्यक है एक अत्यन्त दुढ समुन्तत भूमि। वह एक तरफ 
जहां मातव-चित्र के अति निकेट नहीं होना चाहिए, वही दूसरी ओर उसमे सामयिकता 
की ऐसी निकटता भी नही होनी चाहिए जो चित्त को तत्तद्‌ समस्याओ मरे उलझा दे । 
बतेभान साहित्य इस रास्ते पर नही चल रहा है । उसमे विश्लेप की प्रधानता है, सश्लेप 
या संधात की नही, वह किसी दृढ़ समुन्तत भित्ति पर अवस्थित नहीं है, अथव उसमे 
सामयिकता की मात्रा पर्याप्त है ।”* विवेचनात्मक शैली होने के कारण ही सस्कृत के 
तत्मम शब्दों का प्रयोग हुआ है। दुमरी ओर जहा भावात्मकता का समावेश करते हैं 
अथवा भाषा में गति लाना चाहते हैं वहा वे लोक प्रचलित अरबी-फारसी के शब्दों का 
जमऊर प्रयोग करते हैं, यथा--- 


“जो दुनियादार किये-कराये का लेखा-जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नही हो 
सकता । जो थतीत का चिट्ठा खोले रहता है, वह भविष्य का कऋ्रान्तदर्शी नही बन सकता । 
जो इश्क का मतवाला है, वह दुनिया के माप-जोख से अपनी सफलता का हिंसाव नही 
करता। कवीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से वया वास्ता ? ये प्रेम के मतवाले 
थे मगर अपने को उन दीवानो में नही गिनते थे जो माशूक के लिए सिर पर कफन वाघे 
फिस्ते हैं, नो वेकरारी की त़ड़पन मे इश्क का चरम फल पाते का भान करते है, क्योकि 
बेकरारी उस वियोग मे होती है जिसमे प्रिय दूर हो--उसे पाना कठिन हो ।"* 


आचार्य द्विदेदी की भर्पा में विविधता है। उन्होने एक ओर आलंकारिकता का 

प्रयोग किया है तो दूसरी ओर सरल भाषा का भी, एक ओर उसकी भाषा में भावात्मकता 
का गुण है तो दूसरी ओर विवेचन की शवित भी, एक और वावय-गठन में कसावट है तो 
दूसरी ओर हावरेदार टकसाली भाषा का प्रयोग भी, एक ओर धन्य-घन्य करने वाली 
है ++---+-> 

7. हजारी प्रमाद दिवेदी ग्रन्यावली भाग 0, पृ० 77 

2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली 8, पृ० 345 

3. हजारी प्र [द द्विवेदी ग्रर व 3 »77 4 पू० 20 

4 उपरिबत्‌ पृ० 320 हु 


92. हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लासित्य-्यौजना 


प्रशगतात्मक भाषा के भ्रयोग हैं तो दूसरी ओर पैने व्यंग्य के तीर जैसी भी है। वत्तुतः 

ढवेदी जी पसंय के अनुरूप भाषा-अयोग के पक्षपाती हैं, इसलिए विषम बदलते ही उतवी 
भाषण भो बदत जाती है। सद्दी अर्थों में वे बौसवी शतास्दी के ट्विन्दी ग्ाद्वित्स में 
अवतरित भाषा के 'डिक्टेटर' थे । सीधे-गीये घात कद दी गई तो ठीक, नद्दी तो बवीर 
की तरह दरेरा देकर अपनी बात को कह ही दिया। 


पंचम अध्याय 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित 'हिन्दी साहित्य की भूमिका” का प्रकाशन 
सन्‌ 940 ई० मे हुआ और उससे प्रकाशन के साथ ही हिन्दी के साहित्येतिहास के क्षेत्र 
मे एक युगान्तकारी कदम को मान्यता मिल गयी। आचाये द्विवेदी ने आचार्य रामचर्ध 
शुक्ल के 'हिन्दी साहित्य का इतिहास! का अनुकरण न करके एक नवीन दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया जिसको परवर्ती काल में मान्यता मिल गयी। नलिन विलोचन शर्मा के 
अनुसार “द्विवेदी जी ने स्पप्टत' विधेयवादी शुक्ल परम्परा से भिन्‍न प्रतिज्ञा की है। वे 
साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियों और उसके मूल और वास्तविक स्वरूप का स्पष्ट परिचय 
देना ही अपना लक्ष्य घोषित करने है।'**“इस प्रकार द्विवेदी जी अनेकानेक शुक्लोत्तर 
साहित्येतिहासकारो की तुलना से, हिन्दी मे पहली बार,--क दाचित्‌ समस्त भारतीय 
भाषाओं में सबसे पहले--आचार्य शुवल के द्वारा प्रवरतित, विधेयवादी साह्त्येतिहास से 
भिन्न, साहित्यिक साहित्येतिहास लिखने के श्रेय के अधिकारी हैं।'? 

आचायय दिवेदी के इस ग्रन्य को इतिहास-दुष्टि प्रदान करने वाला ग्रन्थ माना 
गया। अनेक आचार्यों ने इस ग्रन्थ वी प्रशसा की। डॉ० नामवर सिंह के अनुसार, 
“आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वी 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' ऐसे ही समय नवीन 
युग की भूमिका वनकर प्रकाश मे आई। पूर्व॑वर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान 
पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरभ करने वाली यह पहली 
हिन्दी पुस्तक है। अनेक साहित्यका रो का वेयवितक परिचय देने का मोह छोडकर इस 
पुस्तक ने टिन्दी साहित्य के विराटपुरुष और उसके सामूहिक प्रभाव तथा साहित्यिक 
इतिहास के माध्यम से युग-यरुगान्तर से आती हुई अवाघ हिन्दी जाति की विचार-सारणी 
और भाव-परम्परा का दशशेन कराया ।”*ै 

वस्तुतः सभी आचार्यों ने एक मत से यह स्वीकार किया कि आचार्य दिवेदी ने 
हिन्दी-पाहित्य का इतिहास लिखने मे एक नवीन परम्परा को जन्म दिया। डॉ० इन्द्र- 





. साहित्य का इतिहास दर्श न, पृ०94 
2 आलोचना (इतिहास विशेषांक), सन्‌ 952, पू० 32 


94 / हजायी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में सालित्य-योजना 


नाथ मदान ने तो स्पष्टव: उन्हे शुक््न-परम्घरा से भिन्‍्त स्वीकार किया। उन्होने वहा 
कि “आया द्विवेदी वास्तव में भारतीय सस्कृति के इतिहासकार हैं। इसका निरूषण 
करने के लिए उन्होंने हिन्दी साहित्य की माध्यम बनाया है| वै शुकत् परम्परा के इतिहास- 
कार नहीं हैं। वे उसकी सीमाओं से मुक्त होकर अपनी सीमाओ में वध यये हैं ।”! इस 
मती को ध्यान मे रणखहर यह आवश्यक हो जाता है कि हम संक्षेप में आचार्य रामचद्ध 
शुक्स के इतिहास-लैखन की विशेषताओं पर विचार करने के पश्चात्‌ ही आचाय॑ द्विवेदी 
के इतिहास-दर्शन पर विचार करें। 

आदार्य रामचद्द्र शुबल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास' मे दंद्रात्मक और 
विकासवादी दृष्टिकोण अपनाया है ।? इसके साथ ही उन्होंने समाज की स्थिति की भी 
महत्व प्रदान विया। वे जनता वी चित्तवृत्ति की परम्परा को परखते हुए साहित्य का 
उसके साथ सामजस्य दिखाने को ही साहित्य का इतिहास मालते हैं।? इस प्रकार वे 
विभिन्‍न परिस्थितियां और साहित्यिक प्रवृत्तियो का पारस्परिक सवध स्थापित करते हैं। 
आजाएं शुवल ने काल-विभाजन भी किया है। 


आचार्ष द्विवेदी जी को इतिहास-दृष्टि 

जैराकि उपर्युकत विवेचन में सकेत मिलता है, आचार्य द्विवेदी ने शुकत्ष जी की 
दृष्टि को स्वीकार नही किया । उनके तीन अ्मुख इतिहास-प्रत्थ हैं--() हिन्दी साहित्य 
की भूमिका, (2) हिन्दी साहित्य का आदिकाल तथा (3) हिन्दी साहित्य. उसका उद्भव 
और विकास । आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना इतिहास-्य्रन्थ साववताबादी 
समाजशास्त्रीय दृष्टि को केन्द्र मु रखकर ही लिखा। वे व्यक्ति मानव की मुक्त को 
महत्व नहीं देते अधिठु सामाजिक मानवता को ही सर्वप्रमुख मानते है। उनके ही शब्दो 
में, "आज नाना स्वरों गे वैचित्य-सवर्लित आकार धारण करके एक ह्वी उत्तर मानव- 
चित्त की गरभीरतम भूमिका से निकल रहा हैं--मातवतावाद टीक है। पर मुक्ति 
किसकी ? क्या व्यवित-मानव की ? नहीं । सामाजिक मानवताबाद ही उत्तम समाधाव 
है। मनुष्य को व्यवित-मतुष्य को नही, वेल्कि समप्टि-्मनुध्य को आध्धिक, सामाजिक और 
राजनीतिक शोपण से मुक्त करना होगा । आज के सुसंस्कृत मनुष्य की यही कामना है, 
यही उसके अन्तरतम की चाह है ।/4 

आचार हजारी प्रसाद डिवेदी के सम्पूर्ण साहित्य में माववतावादी समाजशास्त्रीय 
दृष्टिकोण की प्रमुखता मिलती है। साहित्य के इतिहास के लिए वे मनुष्य का इतिहास 
भी देखने का प्रयास करते हैं । उन्होंने जर्तीय सस्क्ृति के इतिहास के द्वारा साहित्यिक 
प्रवृत्तियों को समझने-समझाने का प्रयास किया है। इतिहास-लेखन की सामग्री पर 


]. धर्मगुगं, | अगस्त 7964, पृ० 0 

2. रामक्षपात पाण्डेय, कथा-अक 5, नवम्बर 975, पृ० 27 

3 रामचदन्र शूवल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० 3 

4. मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हजारी प्रसाद हिवेदी ग्रन्यावली-5, पु० 9 





साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 95 


विचार करते हुए वे कहते हैं कि--- 

“परेरी दृष्टि मे भम्पूर्ण साहित्यवोध को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
उन कवियों, ग्रन्थकारों और कृतियों की जानकारी प्राप्त करें जो उस काल-विशेष में 
आदर अनुकरणीय और व्याख्येय समझे गये थे। फिर हमे उन आचारयों का परिचय भी 
प्राप्त करना होगा जिनके बताये हुए कायदे-कानून, विधि-निपेघ और आदर्श इस काले मे 
स्वीकार कर लिये गये थे । फिर हमे उन लोकप्रिय क्रिवदन्तियों का विश्लेषण करना भी 
आवश्यक हो सकता है, जो श्रेष्ठ समझे जाने वाले कवियो और साहित्यकारों मे प्रचलित 
हो गयी थी । इन किवदन्तियों में प्रच्छन्‍्न रूप से लोकप्रिय साहित्यिक मान और उत्तम 
रचना की वसौटी विद्यमान रहती है। फिर विभिन्‍्त रचनाओ पर लिखी गयी टीका- 
टिप्पणियां भी हमे उस काल-विशेष की प्रवृत्तियो का परिचय दे जाती है। कभी-कभी 
साहित्य-क्षेत्र के बाहर भी जाने की जरूरत पड़ सकती है, वयोकि साहित्य के पीछे अनेक 
प्रकार की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियां काम करती रहती हैं और किसी 
प्रयत्त के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए उसे बृहत्तर परिप्रेक्य मे रखकर देखना 
आवश्यक हो जाता है”! 

आचार्य दिवेदी ने प्रस्तुत विचार अपना प्रथम इतिहास-ग्रन्य लिखने के लगभग 
30 वर्ष पश्चात्‌ 'मध्यकालीन साधना मे प्रस्तुत किये लेकिन यह स्पष्ट है कि ये विचार 
उनके नवान नहीं ये। “हिन्दी साहित्य की भूमिका' लिखते समय वे इन विचारों से 
अनुप्राणित थे। इस इतिहास-प्रन्थ में इन विचारों का पूर्ण समावेश देखने को 
मिलता है । 


इतिहास संबंधी मान्यताएं और उनका लालित्य-सिद्धान्त 


सर्वप्रयम हम उनके मानवतावाद पर विचार करते हैं। यह स्पष्ट किया जा 
चुका है कि आचार्य हिवेदी व्यक्ति-मानव के स्थान पर समष्टि-्मानव के कल्याण की 
कामना करते हैं। समप्टि-मानव-कल्याण की कामना हीगल और मास मे भी है। 
आचार्य द्विवेदी ने इतिहास-दृष्टि मे नेतिक समर्थन की आकांक्षा की है, इसलिए वे हीगल 
के अधिक निकट ठहरते हैं । डों० रघुदंश का भी मत यही है। वे कहते हैं कि “ड्विवेदी 
जी ने इतिहास की प्रक्रिया को समझने में व्यापक मानवीय प्रकृति को समझने की चेष्टा 
थी है, और राजनीति, अर्थवीति, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के साथ इतिहास को 
परवने की चेप्टा की है। साक्स वी समाजदादी दृष्टि और अये-व्यवस्था के प्रति आउदित 
होते हुए भी दिवेदी जी ने युगविशेष के सामाजिक, आधिक और सास्कृतिक जीवन में 
निरन्तर घटित होने वाली प्रक्रिया को स्वीकार किया है और उसमे एक गहरा वैतिक 
ओर व्यापक मानवीय प्रयोजन स्वीकार विया है, जो मावर्स की आधिक वर्ग-सपघर्ष की 
दद्धात्मकता मे भिन्‍न है और प्राय: हीगल के अधिक निकट है।"४ 


कर मध्यकालीत योध का स्वरूप, दजारी अस्ताद द्विवेदी प्रन्यावली-5 पृ० [8 
2. गं० डॉ० शिवप्रमाद सिह, शातिनिकेतन से शिवालिक, पृ० 54 


94920 


डे भा 


96 / हजारी ध्रत्ताद दिविदी के साहित्य में लालित्य-यों जना 


वस्तुत तो आवाय॑ हजायी प्रसाद दिवेदी का मानवतावाद कालिदास और 
रवीद्नाय टैगोर से ही प्रभावित है किन्तु संभव हो सकता है कि वे हीगल आदि से भी 
प्रभावित हो । वे इसी मानवतावाद के परिग्रेदय में हिल्दी-साहित्य के इतिहास का विवेचन 
करते हैं। इसके लिए वे ग़मन्वयात्मक दृष्टि को अपनाने हैं बयोकि एक और वे कालिदास, 
रवीद्धताय टैगोर और महात्मा गराधी से प्रभावित हैं तो दूसरी ओर पाश्यात्य बिन्तक 
हीगल और मात्रसं छा मानवतावाद भी अपने ज्ञान वा प्रकाश फेंककर उन्हें प्रकाशित कर 
रहा है । डॉ० इद्धनाथ मदान कय भी यदी मत है । वे कहते हैं किः “थी हजारी प्रसाद 
दिवेदी ने आदर्शवाद के धरावल पर परस्पर विरोधी विचा रधा राओं, परपरा तथा प्रयोग, 
सस्कृति तथा सभ्यता, समाज तथा विज्ञान, मानववाद तथा मानवतावाद, गांधी तया 
मायमसें, प्राचीन तथा नवीन जीवन-बोध में सामजस्य एवं समन्वय स्थापित कर रखा 
है (7 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का दृष्टिकोण भी मानबंतावादी था, इसलिए इस 
आधार पर दोनों में विशेष अन्तर नहीं है। भाचाय॑ शुक्र ने 'लोकभगल बी साधनावस्था' 
का सिद्धान्त मातवता को वेन्द्र-विन्दु मानकर ही प्रस्तुत किया था। इसीलिए ढों० रघुवंश 
कहते हैं. कि 'रामचन्द्र शुवल और हजारी प्रसाद दिवेदी दीनो साहित्य के इतिहास की 
मानवीय परिवेश मे रखकर देधते हैं, और उस दृष्टि से 9वी शती के विधेयवाद और 
ऐतिहासिकता से प्रभावित है (”” आचार्य द्विवेदी थी शुक्ल जी से जहां अलग होते हैं, 
बहू बिन्दु हिन्दी साहित्य करे सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के संदर्भ में देखने के आकराक्षी हैं। 
उन्होने हिन्दी साहित्य की भूमिका' के 'निवेदन' में लिखा था कि “ऐसा प्रयत्न क्रिया 
गया है कि हिन्दी साहित्य को सम्पूर्ण भारतीय साहित्य से विच्छिन्न करके न देखा जाथ । 
मूल पुस्तक में बार-बार सस्कृत, पाली, प्राकत और अपध्र श के साहित्य की चर्चा आगी 
है, इसीलिए कई लम्बे परिशिष्ट जोडकर संक्षेप में बैंदिक और जैन साहित्यों का परिचय 
करा देने वी चेप्टा की गयी है ।/2 'नये सस्करण की भूमिका” (सन्‌ 797# का सॉस्करण) 
में उन्हीते “निवेदन! में कहा कि “हिन्दी साहित्य की एक विशाल परपरा के क्षय के रूप 
में देखने का प्रयास स्वीकार योग्य माना गया, इससे वढ़कर प्रमन्‍्वता क्या हो सकती 


है (4 


इस प्रकार आचार्य द्विवेदी सम्पूर्ण भारतीय साहित्य और प्राचीन परम्परा के 






सदर्भ में हिन्दी साहित्य को परखने को दृष्टि से शुक्ल जी से भिन्‍न हो जाते हैं। थे 
फ़िवदन्तियों के पीछे भी वुछ तथ्य दूढ़ निकालते हैं । लोऊश्रुत्ति की वे अगूलक नही मानते । 


इसीलिए कोमल कोठारी कहते है कि “शुक्ल जी की यह परिपराटी यदि किसी ने भग की 
है ती बढ़ है आचार हजारी प्रसाद दिविदी । इतिहास को लिखते समय तथ्य तो एक 





! स॒० ग्रणप्रति चच्ध गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद, द्विवेदी, आमुख, पृ० 2 
2 सं० शिवप्रसाद सिह, शात्रि-निकेतन से शिवालिक, पृ० 357 

3 हिन्दी साहित्य की भूमिका, हजारो प्रसाद द्विवेदी ग्रत्यावली-3, पृ० 29 
4. उपरिवत्‌, पृ० 3 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 97 


होंगे ही--इसमें सम्देह नही--तुलसी के स्थान पर तुलसी होगे और इतिहास की व्यवस्था 
के समय तुलसी का रामचरितमानस ही उल्लेय करना होगा । तव इतिहास की परिपाटी 
कैसे भंग होती है? इसमें तात्पयं यह है कि ऐतिहासिक तथ्यो के मिलान, उसका 
समन्वय, शवितशाल्ी प्रयोग, विकास के प्रमुख कारण और का रणो के तत्सवधी सामाजिक 
आन्दोलन आदि का कोई लेखक किस प्रकार निरूषण करता है? उससे साहित्य की 
समस्याओं और समाज के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का कैसा स्वरूप निखरता है? 
यद्ों एक महत्वपूर्ण मौलिक प्रश्न है जो आचार्य द्विवेदी को अन्य इतिहासकारों से पृथछ्‌ 
कर देता है ।/7 
आचायं हजारी प्रसाद दिवेदी ने हिन्दी साहित्य का सबंध जातीय संस्कृति से 
स्थापित करके अपनी लालित्य-दृष्टि को ही निरूपित किया है। उनकी लालित्य-दृष्टि के 
जो प्रमुख बिन्दु हैं, वे है--मानव तत्व, लोक तत्व, मिथक तत्व और लालित्य तत्व । 
इनमें से लालित्य तत्व तो माहित्य तथा कलाओ के सौन्दर्य से संत्रंधित हे जिस पर बांद 
में विचार किया जायेगा। मानद्र तत्व उनका मानवतावाद है तथा लोक तत्व और 
मियकर संसद ति के अग बन जाते हैं / “वे साहित्य के इतिहास को, साहित्यिक अवृति 
को, काव्य रूप तथा कथानक रूढियों को धारावाहिक क्रम देने का यत्न करते हैं। इसलिए 
उनकी दृष्टि युगीन परिवेश पर केन्द्रित होने के साथ-साथ साहित्यिक प्रयुत्ति के उत्स 
को पोज नित्रालने में भी तल्लीन रहती है। शुवल जी ने भी इस ओर ध्यान अवश्य 
दिया है, किन्तु उनका लक्ष्य मुख्यत सामाजिक संदर्भ में साहित्य का विश्लेषण करना 
था। दिवेदी जी साहित्य वे इतिहास को अविरल और अविच्छिन्न धारा प्रवाह के रूप 
मे देखते हैं।”* इस प्रकार उनका इतिहास-देवता लालित्य-सिद्धान्त पर आधारित कहा 
जा सकता है । 


आयचायं द्विवेदी के साहित्येतिहास ग्रन्य 

हिन्दो साहित्य को भूमिका 

आचार्य हजारी श्रगाद दिवेदो का प्रथम साहित्येनिहास ग्रन्प 'हिल्दी साहित्य की 
भूमित्रा' है और सर्वाधिक चचित ग्रन्थ भी यही है । ॥ जी ने इसे परम्परावादी 
इतिहाम-प्रन्य के रूप में नहीं लिखा था। प्रथम संस्करण के “निवेदनों में सेखर ने 
बहा था रि 'विश्वभारतो' के अट्टिन्दी-भाषी साहित्यिशों को ट्विन्दी साहित्यका 
परिषय कराने के बहाने इस पुस्तक का आरंभ हुजा था। बाद गे गुष्ठ नये अध्याय 
ओडुकर इसे पूर्ण रुप देते को देप्टा गो गयो है। मूल स्याय्यानों में गे बटुतनने अंग 
छोड दिये गये हैं जो हिन्दी-भाषों साहितियको के मिए अनावश्यर ये। छिर भी इस 





» गंगीठ और कला, घृ० 33 
मेवजुमार, हिन्दी साहिसय गए इतिद्वास दर्शन, पृ० 279 








98 / हजारी प्रसाद हिवेदी के धाहित्य में लालित्य-पोजना 


बात का यथास्रभव ध्यान रखा गया है कि प्रवाह में बाधा ने पड़े ।! इस पुस्तक के 
द्वितीय सस्क्रण मे तो यह भी स्पष्ट करने की चेष्टा को गयी थी कि यह हिन्दी साहि(य 
का इतिहास नही है--/यह पृस्तक हिन्दी साहित्य का इतिहास नहीं है और न यह ऐसे 
किसी इतिहास का स्थान ही ले सकती । आधुनिक इतिहासो को अधिक स्पष्ट करती 
है और भविष्य मे लिखे जाने वाले इतिहासो की मार्यदशिका है ।/* यह कथन विश्चित 
रूप से धरम ओर सकेत करता है कि इसमे किसी भी युग का सामान्य परिचय, राजनैतिक 
परिस्थितियों का वर्णन तथा फुटकर कवियों का वर्णन नही किया गया है। यह सब 
किसी भी इतिहास के लिए अनिवार्य होता है। इसके अध्यायो का वर्गकिरण भी इतिहास 
जैता प्रतीत नही होता, यथा-- 
(4) हिन्दी साहित्य भारतीय चिन्ता का स्वाभाविक विकास 
(2) हिन्दी साहित्य , भारतीय विन्ता का स्वामाभिक विकास 
(3) सन्त मत 
(4) भक्तों की परम्परा 
(5) योगमार्ग और सन्‍्तमत 
(6) सम्रुण-मतवाद 
(7) मध्ययुग के सन्‍्तो का सामान्य विश्वास 
(8) भक्तिकाल के प्रमुख कवियो का व्यक्तित्व 
|) रीति-काब्य 
(0) उपसहार 
परिशिष्दं 
इस प्रकार हम देखते है कि प्रथम दो अध्यायी का शीर्षक एक ही है। तृतीय 
अध्याय से लेकर अप्टम अध्याय तक भकतिकाल पर ही लिखा गया है। एक अध्याय 
रीतिकाल पर है और उपसहार में आधुनिक हिन्दी साहित्य की मूल चेतना को समझ्षाने 
का प्रयास भर है। इस प्रकार प्रकाशक की ओर से जो कुछ कहा गया है वह एक सीमा 
तक सत्य है । 
प्रस्तुत ग्रन्य पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रन्थ न होते हुए भी इतिझस-चेतना को प्रस्तुत 
करने में समय है, इसो लिए वह विशेष चर्चा का विषय बना । आचार ड्विवेदी ने सत मत 
पर सबसे अधिक लिखा क्योकि शुक्ल जी उसके प्रति न्याय नही कर पाये थे। आचार्य 
शुक्ल के इविहास से भिन्‍न चिन्तन प्रस्तुत करने वाला ग्रन्य यही बन गया वयोकि इसमे 
अतेक नवीन स्थापनाएं की गयी थी 
आचाये द्विवेदी प्रल्यारम में ही अपने इस मत को अ्रस्तुत कर देते हैं. कि हिन्दी 
साहित्य पराजित जाति का साहित्य अथवा पतनशील जाति की विशेषताओ से युक्त 
साहित्य नही है। उनकी मान्यता है कि यदि इस्लाम धर्म भारत में नही भी आया होता 
हारी प्रसाद दिवेदी प्रन्यावली-3, प्‌ ० 29 


2 प्रकाशक बी ओर से, हिन्दी साहित्य की भूमिका, 969 
3. विषय-सुची, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-3, पृ० 4-6 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 99 


तो भी पिचहत्तर प्रतिशत साहित्य इसी प्रकार का होता : 

“दुर्भाग्यवश, हिन्दी साहित्य के अध्ययव और लोक चक्षु गोचर करते का भार 
जिन विद्वानों ने अपने ऊपर लिया है, वे भी हिन्दी साहित्य का सम्बन्ध हिन्दू जाति के 
साथ ही अधिक बतलाते हैं और इस प्रकार अवजञाव आदमी को दो ढंग से सोचने का 
मौका देते हैं--एक यह कि हिन्दी साहित्य एक हतदर्प जाति की सम्पत्ति है, इसलिए 
उप्तका महत्व उस जाति के राजनीतिक उत्थान-पतन के साथ अगागि भाव से सम्बद्ध है, 
और दूसरा यह कि ऐसा न भी हो तो भी वह एक निरन्तर पतनशील जाति की चिन्ताओं 
का मूत्ते प्रतीक है, जो अपने-आप में कोई विशेष महत्व नही रखता ॥ मैं इन दोनो वातो का 
प्रतिवाद करता है और अगर ये वातें मान भी ली जायें तो भी यह कहने का साहस करता 
हूं कि फिर भी इस साहित्य का अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है, क्योकि दक्ष-सौ वर्षों 
तक दस करोड़ कुचले हुए मनुष्यों की वात भी मानवता की प्रगति के अनुसन्धान के लिए 
कैवल अनुपेक्षणीय ही नही बल्कि अवश्य ज्ञातव्य वस्तु है । ऐसा करके मैं इस्लाम के महत्व 
को भूल नही रहा है। लेकित जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नही आया 
हवा तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है।”7 

आचायये द्विवेदी का मत है कि बौद्ध धर्म भारत से समाप्त नही हुआ अपितु राजाओं 
की कृपा समाप्त हो जाने.पर उसके मठों पर शेवों का आधिपत्थ हो गया होगा। बह धर्म 
सामान्य जनता में भोतर-ही-भीतर अपने सिद्धाल्तों को पनपाता रहा । यह धर्म लोकमत 

की ओर अग्रमर ही गया, इसलिए हिन्दी साहित्य के आरंभ में उसका प्रभाव शेष था--- 

“ऊपर की बातों से अगर कोई मिप्कर्प निकाला जा सकता हो तो वह यही हो 
सकता है कि भारतीय पाण्डित्य ईसा की एक सहखाम्दी बाद आचार-विचार और भाषा 
के क्षेत्र में स्वभावत्तः हो लोक की ओर झुक गया था, यदि अगली शताब्दियों में भारतीय 
इतिद्वाय को अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम का प्रमुख विस्तार न भी घटी 
दोती तो भी वह इसी रास्ते जाता । उसके भोतर को शवित उसे इसी स्वाभाविक विकास 
की ओर ठेले लिये जा रही थी। उसका ववतब्य विषय कथमपि विदेशी न था ।//< 

इस प्रकार आचार हिवेदी सर्वश्रथम यह प्रमाणित करते हैं कि हिन्दी साहित्य 
स्वाभाविक विकास का ही परिणाम है और तत्पश्चात्‌ वे लोकवाद की स्थापना करते हैं। 
इस स्थापना के पश्चात्‌ वे यह प्रमाणित करते हैं कि तुलसी दास और सूरदास के काव्य 
में संस्कृति शब्दों की प्रचुरता का कारण बौद्ध धर्म के उच्छेद और ब्राह्मण धर्म के पुन- 
स्थान का होता है। बाद्मणों के पुनस्त्यान से संस्कृत का प्रभाव वदा । उनका स्पष्ट मत 
है कि "शकराचार्य का उत्कर्प ईसा की आठवी शताब्दी के आसपास हुआ। उसके सत की 
छाप मर्वमाधारण पर पड़ी । उक्त मत का अ्रसार सेल्दृत भाषा के द्वारा ही होने के कारण 
पर्वक्षाघारण की भाषा में संस्कृत शब्द आ थये और धीरे-धीरे संस्कृत से ही हिन्दी, 
बंगला, मराठी, गुझराती आदि सस्कृत-अचुर भाषाएं बनी ! तमिल आदि भाषाओं का 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यादली-3, पुृ० 34 
२2. हिन्दी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्धावली, पृ० 44 


200 / हजारी प्रगाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


इतिहास भी ऐसा ही है। इगलिए तुलमीदार और सुर्दाग की भाषाओं में सरवृत शब्दों 
की प्रचुरता होता, अपभ्र श भाषाओं के स्वाभाविक विकास के विरद्ध नही ले जाता और 
में इसमे उनमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिय/ वा भाव ही गिद्ध होता है ॥/7 

आचार्य दिवेदी अपभ्र श भाषाओं के विड्रास और संस्ट्रत वी पुतर्थपिना से यह 
प्रभाणित करते हैं कि हित्दी का भक्तिकाल विदेशी आत्र मण के प्रभाव का परिणाम नही 
है अपितु उसका स्वाभाविक विकास है। वे न तो निर्गुण कवियों को 'मुसलमानी जोश' से 
ओतप्रोत मानते है और न ही वैष्णव मत के उदय को विदेशी आम्रमण की प्रतिश्िया 
स्वीकार फरते हैं। वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि-- 

“कभी-कभी यह शंका की गयी है कि हिन्दी साहित्य का सर्वाधिक मौलिक और 
शक्तिशाली अर्थात्‌ भक्वि-साहित्य मुमतमानी प्रभाव की प्रतिक्रिया है और कभी-कभी 
यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि निगुंणिया सन्‍्तों की जाति-पाति की विरोधी 
प्रवृत्ति, अवतारवाद और मूत्ति-युजा के पण्डन करने यी चेप्टा में 'मुसतमानी जोश' है। 
किसी-किसी ने तो कबीरदास आदि की वाणियों को 'मुसलमानी हयकण्डे' भी बताया है । 
ये मभी बातें भ्रममुलक हैं। हम आगे चलकर देखेंगे कि निर्युण मतवादी सनन्‍्तो के केवल 
उग्र विचार ही भारतीय मही हैं, उनकी समस्त रीति-वीति, साधना, वक्तव्य, बरतु के उप* 
स्थापन की प्रणाली, छन्‍्द और भाषा पुराने भारतीय आचार्यों की देन है। इसी तरह यद्यवि 
वैष्णब मत अचानक ही उत्तर भारत में प्रबल रुप ग्रहण करता है, पर मूरदास और 
तुलसीदास आदि वैष्णत बवियों की समूची कविता में किसी प्रवार की प्रतिश्िया का 
भाव नही है ।/* 

भवित काल को भारत का परम्परित युग प्रमाणित करने के पश्चात्‌ वे रीतिकाल 
को भी प्राचीन परम्परा से जोइते है। उन्होने आर्यों के दो भेद किये--पूर्वी आय॑ और 
पश्चिमी आये । "पूर्वी आये अधिक भाव-प्रवण, आध्यात्मिकतावादी और रूढ्ि मुक्त थे 
और पश्चिमी या मध्यदेशीय आर्य अपेक्षाइत अधिक रूढि-रूढ, परम्परा के पक्षपाती, 
शास्त्रप्रवण और स्वर्गेवादी थे ।/? इन दो परम्पराओ को बताने के पश्चात्‌ वे कहते है 
कि ईसवी सन्‌ के बाद ऐहिंकतामूलक सारस कवित्व का भ्रस्फूटत हुआ । सर्वेप्रथम यह 
श्राकृत मे हाल की “गाथा सप्तसती' के रूप मे हमारे सामने आता है, उसके पश्चात्‌ सस्कृत 
की आर्या सप्तशती' लिखी गयी । आगे वे कहते हैं कि “हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बिहारीलाल 
की सतसई भी इसी ग्रन्थ से प्रभावित है जो सुकुमारता मे अतुलतोय है। सैकड़ों वर्ष से 
बह रसिको का हियहार बनी हुई है और जब तक सहृदयता जीती रहेगी तव तक बती 


रहेगी ।'४ 


आचायं द्विवेदी अन्य कुछ विद्वानों के समान ही इस ऐहिंक्तापरक काव्य को 


» हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० 58 
« हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-3, पृ० 58 
उपरिवत्‌ पृ० 23 
« उपरिवत्‌ पु० [24-25 


कप 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 20 


आभीरो के सम्गे का फल मानते हैं। वे मानते हैं कि ऐसी रचनाएं फूटकल होती थी, पर 
अपप्रश में, णो निश्वयपूर्वेक पहले आभीरों की और बाद में उनके द्वारा प्रभावित आये 
भाषा थी, उसकी धारा बराबर जारी रही और उन दिनो अपने पूरे वेग मे भ्रकट हुई जिन 
दिनो संस्कृत और प्राइत के साहित्य पहने ही बताये हुए नाना कारणों से लोकरचि के 
लिए स्थान खाली करने लगे थे। हमारा मतलब हिन्दी साहित्य के आविर्भाव फाल 
से हैं! 
आय द्विवेदी रीतिकाल को संसद त के अलकार शास्‍्त्रो से भी प्रभावित मानते 
हैं। उन्होंने अलकार शास्त्र की परम्परा को प्रस्तुत करने के बाद बताया कि “आगे चल 
कर काव्य-विवेचना के नियमों वो दृष्टि में कर कवि लोग कविता लिखने लगे और वे 
काव्य जिन्हें संस्कृत में 'दृहत्वयी' (माघ, भारवि और श्रीहर्प के लिते हुए 'शिशुपाल-वध', 
'किरता्जुनीय' और नैयधीय चरित") वहते थे, निश्वयपूर्वक इस अभिनवशास्त्र द्वाशा 
प्रभावित थे। हिन्दी के आविर्भाव वाल में भी यह प्रवृत्ति पायी जाती है ।'” वे रीति- 
काल पर एक अन्‍य परम्परा का प्रभाव भी मानते हैं। यह प्रभाव है--संस्टत के स्तोश्र- 
साहित्य का । आचार्य ड्िवेदी का गत है कि आभीरो का प्रभाव सर्वश्रथम लोक में आया, 
उसके पश्चात्‌ भागवत ध्र्में मे ; लोक मैं गोपी कृष्ण के प्रेमगीत रहे होगे । वे निष्कर्ष 
निशालते है कि “इन्ही ग्रल्थों से पहले-पहल अलंकारों और मायिकाओ के विवेचन के लिए 
राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाओं को उदाहरण के रूप मे सजाया गया। नादूय-शास्त्रीय रस 
के अन्यात्य बेगों की उपेक्षा करके केवल नायिकाओं का वर्गीकरण इस उद्देश्य से किया 
गया था कि गोपियों की विभिन्‍न प्रकृति के साथ रसराज श्रीकृष्ण के प्रेम-भाव के विविध 
रूपों को दिखाया जा सके | इस प्रकार लोक भाषा का यह रूप, जो बहुत दिनो तक 
भीतर-ही-भीतर पक रहः था, शास्त्र की उंगली पक्डकर अपने चरम उत्कर्ष को पहुचा । 
हिन्दी में बह अपने गोत रूप से स्वतंत्र होकर विकसित हो सका, अर्थात्‌ अपने प्राचीन 
फटकल पद्य-रूप में भी विकसित हुआ !/ 
आचार्य द्विवेदी की यह मान्यता है कि रीतिकालीन कवियों ने गोषियों का भेद 
“उज्ज्बल मोलमणि' के आधार पर नही किया अपितु उन्होंने रस का निरूपण करते समय 
प्राचीन रस-शास्त्रियों की परम्पय का ही अनुसरण किया है! सस्क्ृत के परवर्ती साहित्य 
पर 'कामशास्त्र' का प्रभाव भी पड़ा था। 'ठ्यमशास्त्र' से युवा-युवतियों की बहुविध 
शृंगार-वेष्टाओ के साथ-साथ विभिन्‍न प्रकार की मर्यादाओ की स्थापना भी की गयी है! 
“नायक-नायिकाओ की श्वगार-चेप्टाओ मे, दैनिक जोवन में, आहार-शयन भोजन में, 
एक विशेष प्रकार के शिष्टाचार की धारणा कवियो ने इसी ग्रन्थ के आधार पर बनायी 
थी 4 यह प्रभाव मानते के पश्चात्‌ भी आचामे द्विवेदी रीतिकाल को केवल इन प्रभावों 





. हजारी प्रसाद द्िवेदी ग्रन्यावली-3, पु० [26 
2. उपरिवत्‌, पृ० 29 
3. उपस्वित्‌, बु० 34 
4. उपरिवत्‌, पूृ० 34 


202 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


ने युक्त ही नही मानते | उनका दृष्टिकोण है कि “फिर भी यह नही कहा जा सकता कि 
रीतिकाल का कवि केवल नाट्य-शास्त्र और कामशास्त्र की रटन्‍्त विद्या का जानकार था, 
यह स्पष्ट करके समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल में लक्षण-गन्यो की भरमार होने पर भी 
बह उस प्राचीन लोक-भाषा के साहिन्य का ही विकास था जो कभी संस्कृत साहित्य को 
अत्यधिक प्रभावित कर सझा था । 

आचायं द्विवेदी भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति संयम, श्रद्धा और निष्ठा 
को मानने हैं। आधुनिक साहित्यक्ारो ने अपनी इस प्राचीन सम्पत्ति को त्याग ही दिया है 
जिस पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं कि “इस अनन्य साधारण गुण के अभाव में कई जगह 
हमारी वैयक्तिकता साहित्य में दलदश्ु-भावुकता से आरभ करके हिस्टीरिक प्रमाद तक 
का रूप धारण करती ज। रही है, प्रश्रति का आलंबन योथी बकवाद और शून्य गर्भ प्रताप- 
वाक्‍यों के रूप में प्रकट हो रहा है, व्यवितगत प्रेम-चर्चा विज्ञापनवाजी-सी मालूम होती है 
और मानवता के प्रति (अपित श्रद्धाजलि' रटी हुई मृव्रितयों का आकार ग्रहण कर गयी 
है। हमने सार को नयी दृष्टि से देखा जरूर है, पर साधना और सयम के अभातर से 
हमारी दृष्टि व्यापक नही हो सकी है। नकल की प्रवृत्ति उत्तरोतर बढती जा रही है। 
इसके अपवाद भी हैं और आशा का कारण इन अपवादो की बढती हुई सस्या ही है ।/* 

आचार्य दिवेदी ने तत्कालीन समय में आरभ हुई श्रगतियादी दगब्य परम्प । पर 
विचार किया है। वे उस परम्परा को अभी शैशवावस्था में ही मानते हैं। वस्तुत आचार्य 
द्विवेदी ते जब “हिन्दी साहित्य की भूमिका' की रचना की थी, उस समय प्रगतिवाद 
शैशवावस्था में ही या। आधुनिक युग की उल्लेखनीय धटना वे वैयवितकता के ह्ास और 
वक्तव्य-वस्तु के यथार्थ को मानते हैं। ऐसे काव्य मे व्य॑ग्य की तीव्रता होनी चाहिए किस्तु 
व्यंग्य गुणीभृत हो गया है। अन्त में 'परिशिष्ट” के द्वारा वे सस्कृत साहित्य, मद्वाभारत, 
रामायण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, कवि प्रमिद्धिया तथा स्त्री रूप की चर्चा करते हैं। 

आचार्य द्विवेदी ने आधुनिक युग से पूर्व हिन्दी साहित्य के प्रधान छ अग माने-- 
“डिगल कवियों की वीर-गाथाए, निर्गुणिया सन्‍्तो की वाणिया, कृष्ममक्त या राग्रानुगा 
भवितमार्ग के साधको के पद, रामभवत या बँघी भवित मार्ग के उपासकों की कविताएं, 
सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तया ऐतिहासिक हिन्दू कवियों के रोमास और 
रीति काव्य 477 इत छ. परम्पराओं को वे अपशभ्र श॒ का स्व्रामाविक विकास मानते हैं । 





हिन्दी साहित्य का आादिकाल 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रस्तुत ग्रन्य में हिन्दी साहित्य के आदि- 
काल पर विस्तार से विचार क्रिया है। वस्तुतः अस्तुत पुस्तक “विह्ार-राप्ट्रभापा- 
परिषद्‌” के तत्वावधान से सन्‌ 952 ई० में दिये गये पा भाषणों का सकलन है । यहूं 





॥ हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-3, पृ० 34 
2 उपरिवन्‌, पृ० 42 
3 उपरिवत्‌ पृ० 58 


साहित्य का इतिहास और लातलित्य-विधान / 203 


ग्रन्थ हिन्दी साहित्य की भूमिका! का पूरक ग्रन्थ कहा जा सकता है क्योकि इसमे उन्ही 
मान्यताओ की पुष्टि की गयी है जिनकी स्थापना “हिन्दी साहित्य की भूमिव' में की 
गयी थी। विश्वनाथ त्रिपाठी का मत भी यही है। उनके अनुसार “भक्ति साहित्य को 
पूरववर्तों साहित्य का स्वाभाविक विक्रास सिद्ध करने के लिए भक्तिकाल पूर्व हिन्दी 
साहित्य यानी आदिकाल का अध्ययत आवश्यक था । ठिवेदी जी ने आदिकाल का जो 
विशद और गम्भीर अध्ययन किया है, उसकी शुरुआत “भूमिका” में ही ही गई थी । पता 
नही लोगो के घ्यान भे यह वात आई है या नही कि वस्तुत: “हिन्दी साहिल्‍य का आदि- 
काल और “हिन्दी साहित्य की भूमिका! दोनो मिलकर एक पूर्ण ग्रन्य बनते है और 
भूमिका का प्रथम अध्याय 'भारतीय चिन्ता का स्वाभाविक विकास” उस पूर्ण ग्रन्थ की 
सिनाप्सिस है।!! 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने प्रथम भाषण के आरम्म में ही इस वाल को 
विरोधो और स्वतोव्याधातो का युग महते है। वे आगे चलकर इमे भारतीय विचारों 
के मन्‍्यत का काल मानते हैं। वे सभी साहित्येतिहास ग्रन्थो पर विचार करते है। शुक्‍लजी 
के इतिहास के सम्बन्ध में उनका मत महत्वपूर्ण है । वे कहते हैं कि /शुक्लजी ने प्रथम 
भार हिन्दी-साहित्य के इतिहास को कविवृत्त सग्रह की पिटारी से बाहर निकाला । पहली 
बार उम्रमे श्वासोच्छवास्त का स्पन्दन सुनायी पड़ा। पहली बार वह जीवन्त मानव- 
विचार के गतिशील प्रवाह के रूप में दिखायी पड़ा | भ्रुटिया इसमे भी हैं। 'वृत्त सम्रह' 
की परम्परा इसमें समाप्त नहीं हुई है और साहित्य को मानव-समाज के सामूहिक चित्त 
की अभिव्यक्ति के रूप मे न देखकर केवल 'शिक्षित समझी जाने वाली जनता' की 
प्रवृत्तियों के परिवर्तन-विवर्तन के निर्देशक के रूप में देखा गया है। शुक्ल जी की यह 
पा थी और इस दृष्टि-भंगरिमा के कारण उनके इतिहास में भी विशिष्टता आ 
या 07३ 
आचार्य द्विवेदी ने अपभ्र'श साहित्य की नई शोधो मे परिचित कराया । इसके 
पर्चात्‌ वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि “ेतिहासिक व्यक्तियों के जीवन चरित को 
उपजीव्य बनाकर काव्य लिखने की प्रथा इस देश में सातदी शताब्दी के वाद तेजी से 
चती है। हमारे आलोच्य काल में यह प्रधा खूब बढ़ गयी थी। इनमे कई ऐतिहासिक 
इपप कवियों के आशयदाता हुआ करते थे। चन्द्र के आश्रयदाता पृथ्वी राज थे और विद्या- 
पति के आश्रयदाता कीतिपसिंह। इन आश्रयदाताओं का चरित लिखते समय भी उसे कुछ 
धामिक रण देने का प्रयतत किया जाता था (”» चन्द के 'ृथ्वीराज रासो को वे प्रक्षिप्त 
मानते हैं। अन्य रासोग्रस्थो मे से कुछ परवर्तो हैं तथा कुछ “नोटिस मात्र' । यही कारण है 
कि दे शुक्ल जी द्वारा दिये गये नाम 'वीरगाया काल” को अस्वीकृत कर देते हैं । 
दूसरे भाषण मे ऐतिहासिक परम्पर/ का विवेचन करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष 


4. स० शिवप्रसाद मिह, शातिनिकेतन से शिवालिक, पू० 96 
2. हिन्दी साहित्य का आदि काल, हजा री प्रसाद डिवेदी ग्रन्धावली-3, पृ० 546 
9- उपखितू, पू० 557 


204 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


निकालते है कि राज्याश्रय प्राप्त कवि इतिहास के पक्ष पर ध्यान नही देते थे । वे कहते 
हैं कि "इन कवियो ने राजस्तुति के माम पर असंभव घटनाओं और अपवष्यों की योजना 
की । विवाह भी इस वीरता का एक बहाना बनाया गया। आजकल के ऐतिहासिक 
विद्वान वेडा र ही इन धटनाओ और अपतब्यों से इतिहास खोज निकालने का प्रयास 
करते है । इन काव्यो मे कवियों ने व्यापक रूढ़ियों के आधार पर अपने राजा को या 
काव्यजायक को उत्साह का आश्रय और रति का आलम्बन बनाता चाह्य है। इनमे 
इतिहास को समझने का कम और तत्काल प्रचलित काव्यर'ढ़ियो को समझते वा अधिक 
साधन है (!! 
आचार्य ढवेदी की मान्यता है कि इस काल में धार्मिक सल्तो ने भी काव्य-रघना 
की तिन्‍्तु उतका सरक्षण न हो पाने के कारण वह लुप्त हो गया । ऐसा साहित्य जनता 
की जिद्ठा पर ही बच रहा ! इसके पश्चात्‌ वे एक भाषाशास्त्री के झमान उस काल 
की भाषा पर विचार करते हैं। वे निष्कर्ष विकालते हैं क्रि “इस प्रकार प्राय, उन सभी 
प्रवृत्तियों का बीजारोपण इस काल की प्रामाणिक रचताओ में मिल जाता है जो आगे 
चलकर भाषा काव्य मे व्यापक रूप से मिलने लगती हैं।/* 
तीसरे भाषण में वे "पृथ्वीराज रासो' को एकदम प्र।माणिक ग्रत्य नही मानते 
किन्तु उसे एकदम जाली भी नहीं कहते। उनकी मान्यता है कि “अब यह मात 
लेने मे किसी को आपत्ति मही है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नही है । उसमे बहुत 
अधिक प्क्षेप होने से उसका रूप विश्त जरूर हो गया है, पर इस विशाल ग्रन्य में कुछ 
सार भी अवश्य हैं ।”* वे कथा-आखव्पामिका की संस्ट् त-परम्परा बताकर रामों ब्रस्थों को 
उसी परम्परा वा काव्य मानते हैं । 
चतुर्भ भाषण में वे ऐतिहासिक नाम के काव्यों की परम्परा पर प्रकाश डालते 
हैं। हुए चरित,' 'नवसाहुसाक चरित,' 'वित्रमारदेवचरित्त' आदि इसी प्रकार के काव्य 
है । विचेध्य युग के बाय्यो मे थे 'कीविल्वता' को विशिष्ट स्थान प्रदाद करते हैं। वे इन 
सभी ऐतिह/प्िक काथ्यो को ऐतिदासिक और निजन्धरी कथाओ या सम्मिश्रण बहते हैं । 
'पृथ्यी राम रासो' और 'प्मावत' को वे इसी परम्परा के काब्य प्रमाणित व रते हैं जिनमे 
ऐतिटामिक क्याओ के साथ निजन्धरी क्याओ का सम्मिथण जिया गया है। इन दोनों 
ही काव्यों में कथान२-रुढ़ियों का प्रयोग हुआ है। वे इस व्याय्यान का निष्व थ॑ नियालते 
हुए बहते हैं कि “आरम्भ में हमने रितिहासिक व्यवितयों के नाम से सग्बद भारतीय 
काव्यों की मूल अवृतियों का विश्वेषण रिया है । उस पृष्ठभूमि में रासो बायह रुप 
अनुचित नही माूम होता । सभी ऐतिहृ/प्रिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी 
इतिहास और मल्पता का फैक्ट्स और फिक्यन का मिश्रथ्व है। सभी ऐतिटसित भाने 
जानें बाली रचताओं के समान इसमें भी मसाब्यगत और कथासक-प्रथित रूढ़ियों बा 








।. हजारी प्रगाद दिब्रेदी प्रस्यावसी-3, पृ० 590 
2. उपरिव्, पृ० 600 
3 उपरिबनू, १० 602 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 205 


सहारा लिया गया है। इसमें भी रस-सूष्टि की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, 
संभावनाओं पर अधिक जोर दिया गया है और कल्पना को महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार 
किया गया है”! 

पत्म व्याख्यान में आचार्य द्विवेदी ने श्लोक को लौकिक संस्कृत का, गाया को 
प्राइत का ओर दोहे को अपप्र श का प्रतीक माना है। चौपाई-दोहा का छन्द वे बौद्ध 
मिद्धों दी रचनाओ से विकृप्तित मानते हैं ! वे कहते हैं कि “सभवत पूर्वी प्रदेश के कवियों 
नेप्रवन्ध काब्य मे चौपाई और दोहा से बने कड़वकक्‍कों का प्रयोग शुरू किया था । जायसी 
आदि सूफी कवियो ने इसी प्रथा का अवलम्बन किया था परन्तु वीज रूप में यह प्रथा 
सिद्धों की रचनाओ में मिल जाती है।”* वे रोला, उल्लाला, वीर, कब्व, छप्पय और 
वुण्डलिया को अपभ्र श के छन्द मानते हैं । चन्दबरदाई ने छप्पय छन्द का विशेष प्रयोग 
किया है। कवित्त और स्वया को वे ब्रजभाषा के छन्द मानते हैं किन्तु उनकी प्रथा कब 
चली, इसका उन्हे पता नही है। वरवे अवधी का अपना छन्द है। पद अथवा गेय पदों 
की परम्परा भी प्राचीन है। लीला के छन्दो को वे लोक भाषा से जोडते हैं। आचार्य 
द्विवेदी 'आत्हा' को तुलसीदास-परवर्ती काव्य मानते हैं क्योकि तुलसीदास ने अपने समय 
में प्रचलित मभी छन्दो को अपनाया है किन्तु आह्वा-छन्द को नही अपनाया । वे कहते है 
कि "या तो बहू उन प्रदेशों मे उस्त समय तक आया ही नही जिसमे तुलसीदास विचरण 
किया करते थे या फिर वह तब तक लिखा ही नहीं गया--व्योकरि इतनी प्रभावशालिती 
और लोकाकपक काव्यपद्ध ति को जानते हुए भी तुलसीदास न अपनाते “'यह वात समझ 


मे आने लायक नही है । विशेष करके जब राम का चरित्र इस पद्धति के लिए बहुत ही 
उपयुक्त था ।”३ 


हिन्दी साहित्य : उसका उद्भव और विकास 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत इतिहास-प्रन्य छात्रो को दृष्टि में रखकर 
लिखा है। वे स्वय अपने इस उद्देश्य को प्रन्थ के “निवेदन” में स्पष्ट करते है, “इस पुस्तक 
में हिन्दी साहित्य के उद्भव और विकास का सक्षिप्त विवेचन किया गया है। पुस्तक 
विद्याथियो को दृष्टि मे रखकर लिखी गयी है। प्रयत्व किया गया है कि यथासंभव 
सुवोध भाषा मे साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियों और उसके महत्वपूर्ण बाह्य रूपों के मूल 
और वास्तविक स्वरूप का स्पष्ट परिचय दे दिया जाये। परन्तु पुस्तक को सक्षिप्त रूप 
देते समय ध्यान रखा गया है कि मुख्य प्रवृत्तियो का विवेचन छूटने न पाये और विद्यार्थी 
अद्यावधिक शोध-सार्यों के परिणाम से अपरिचित न रह जायें । उन अनावश्यक अटकल- 
वाजियो और अप्रासंगिक विवेचनाओं को छोड दिया गया है जिनसे इतिहास-मामधारी 
उस्तके प्रायः भरी रहती हैं। आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को समझने का भ्रयत्न तो 

क््च्च़््च््््ि 


. हजा री प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-3, पु० 643 
2- उपरिवत्‌, पृ० 650 


६ अं उपरिवत्‌, प्‌ृ० 667 


206 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-यौजमा 


किया गया है, पर बढुत अधिक नाम गिनाने की भ्रवृत्ति से बचने का भी अ्रयास है। इससे 
बहुत-से लेयकों के नाम छूट गये हैं, पर यथासभव साहित्य को प्रमुख प्रवृत्तिय रही 
छूटी है ।”? 
आचार डिवेदी ने स्वयं अपने भ्रस्तुत साहित्येतिहास-ग्रग्ध गी प्रमुख विशेषताओं 
पर प्रकाश डाला है । इसकी विशेषताएं है-- साहित्यिक प्रयूत्तिया और द््यावधि शोध 
कार्यों से परिचित कराना। यद्यपि उन्होंने यह भी यहा है कि बहुत अधिक नाम गिनाने 
की प्रवृत्ति से बचने का प्रयास है किन्तु वे पूर्णत. बचे नहीं हैं। नलिन विल्ोचत शर्मा 
इग़ पर टिप्पणी करते हुए बहते हैं कि “द्विवेदी जी अपनी प्रतिज्ञा का दृढवापूर्वक पालन 
नहीं कर से है। सभी प्रमुप्र कवियों के विषय में आवश्यक विवरण और नव्यतम 
अनुसधानो के परिणाम देने के प्रयास के कारण, बहुत अंशो मे, हिन्दी साहित्य का मह 
इतिद्ठांस भी, अपनी पुर्वोक्त विशेषता के बावजूद, विवरणप्रधान बन गया है । यह ठीक है 
कि आचार्य शुक्त की तरह द्विवेदी जी ने साहित्य को अपने द्वारा बनाये गये साँचे में 
जकड़य-द करने की चेष्टा नही को है, न उसे किसी अतिसरलीक्त पारिप्राश्विक योजना 
में ब्िठाने की आवश्यकता समझी है'*“तत्वत' शुक्लेतर पद्धति अपनाते हुए भी, बहुधा 
बनी-बनाभी गहरी सीक पर चल पड़े हैं।”* 
आचार्य दिवेदी ने प्रस्तुत पुस्तक में अपनी पूर्व की दो पुस्तकों “हिन्दी साहित्य 
को भूमिका' 'और हिन्दी साहित्य वा आदि काल' के अनुरूप अपने दृष्टिकोण को अ्रस्तुत 
किया है । अन्तर इतना है कि यहा सरल भाषा में अपने मत फो स्पष्ट करने का प्रयास 
है। वे प्रस्तावना में ही कह देते हैं कि “इस प्रकार हिन्दी साहित्य में प्राय प्री 
परम्पराए ज्योकी-ज्यो सुरक्षित हैं। शायद ही जिसी प्रान्तीय साहित्य में ये सारीजी- 
सारी विशेषताएं इतती मात्रा मे और इस रूप में सुरक्षित हो“? आदिकाल' के 
नामकरण के संदर्भ में वे कहते हैं कि “कुछ आलोचको को इस काल का नाम 'आदिकाल' 
ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । इस पुस्तक में भो इस वाल को इसी नाम से कहा 
गया है | इस नाम से एक भ्रामक धारणा की सृष्टि होती है। हमने ऊपर इस बात को 
दियाया है । यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नही है! वयोकि 
यद्यपि साहित्य वी दृष्टि से यह काल बहुत कुछ अपभ्र श काल का बढावा ही है, पर 
भाषा की दृष्टिस यह परिनिष्ठित अपप्र श से आगे बढ़ी हुई भाषा की सूचना लेकर आता 
है | इसमें भावी हिन्दी भाषा और उसके काव्यस्वरूप अंकुरित हुए हैं।/* 
आचाये द्विवेदी भवित-साहित्य को हिन्दी साहित्य का वास्तविक प्रारम्भ मानते 
हैं। इस काल को प्रवृत्तियो का उन्होने सुन्दर विवेचन किया है और श्रमुख कवियों पर 


५ कक की सीट 
] ट्विन्दी साहित्य उसका उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-3, 


पु० 257 
2 साहित्य का इतिहास दर्शन, पृ० 95 
3 हारी प्रसाद ड्िवेदी ग्रन्यावली-3, पृ० 267 
4. उपरिवत्‌, पृ० 305 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 207 


परिचयात्मक ठिप्पणिया भी दी हैं। आचार्य द्विवेदी रीति-काथ्य के संदर्भ मे कहते हैं कि 
“भक्त कवियों को गोपो-गोपाल-लीला ने क्षीण रूप मे जीवित रहने वाली लौकिक रस 
की काव्यधारा को थोदा सहारा दिया, और इस जरा-्से सहारे को पा करके लोकिक 
रस्म की कविताएं सिर उठाने लगीं। शुरू-शुरू मे इनकी घारा वहुत क्षीण थी, किन्तु 
जैप्े-जैमे भवितकाल के आरम्भिक उन्मेष का उत्साह शिविल पड़ता गया, और भक्तों में 
भी गतानुगतिका की मात्रा बढती गयो, बैसे-वैसे लौकिक रस की कविता भी तेजी से सिर 
उठाती गयी । सत्रहवी शताब्दी के बाद लगभग प्रत्येक कवि की कविता में श्रीकृष्ण ओर 
गोषियों का नाम तो अवश्य आ जाता है, पर प्रधानता ऐहिकितापरक शूंगार रस की ही 
रह जाती है ।"7 

आचार्य दिवेदी आधुनिक काल का आरम्भ सन्‌ ईसवी की उन्‍नीसवी शताब्दी के 
भारम्भ से ही मानने के पक्ष मे हैं। वे प्राचीन साहित्य को तुलना में आधुनिक साहित्य 
के प्रचारित होने के साधन का महत्व वताते हुए कहते हैं कि “वस्तुत. साहित्य में आधु- 
निकता का बाहन प्रेस है और उसके प्रचार के सहायक हैं : यातायात के समुन्तत साधन | 
पुराने साहित्य से नये साहित्य का प्रधान अन्तर यह है कि पुराने साहित्यकार की पुस्तक 
प्रचारित होने का अवसर कम पाती थी ॥”* आचार्य द्विवेदी आधुनिक हिन्दी साहित्य 
के विकास में अग्रेजो की अप्रत्यक्ष सहायता मानते हैं । वे कहते है कि “दरू्तु कम्पनी 
सरकार की शासन-व्यवस्था ने इस ओर से तो नहीं, किन्तु दुमरी ओर से हिन्दू सभ्यता 
और संस्कृति के उद्धार और उन्नयन का काये बडी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ 
किया। इतिहास और पुरातत्व के शोध मे, प्राचीन भारतीय साहित्य और धर्म के 
वैज्ञानिक अध्ययन मे, और नयी-पुरानी भारतीय भाषाओ के वैज्ञानिक विवेचन मे यूरो- 
पियन पहितो से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्प किया | इस उद्धार और शोध कार्य फी कहानी 
अदभुत है। इसने आगे चलकर प्रत्यक्ष रूप मे हिन्दी साहित्य का उपकार किया। इन 
शोध्रकायों के ही परिणामस्वरूप आगे चलकर मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद और रामचरद्र 
शुक्ल का प्रेरणादायक साहित्य रचित हुआ ("३ 

आचायें हजारी प्रसाद द्विवेदी “'छायाबाद' के संदर्भ मे 'असहेयोग आन्दोलन' को 
नवीन सास्कृतिक चेतना की लहर मानते हैं। वे कहते है कि “असहयोग आस्दोलन इसी 
पयत्न का राजनीतिक मूर्ते रूप था । इसे सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित न रामझना 
चाहिए। यह सम्पूर्ण देश का, आत्म स्वरुप समझने का प्रयत्न था और अपनी गशत्तिमों 
को सुधारकर ससार की समृद्ध जातियो की प्रतिद्वन्द्धिता मे अग्रसर होने का रॉफएप था। 
सक्षेप मे यह एक महान्‌ सास्कृतिक आन्दोलन था। उस समय देश फी स्वाधीगता पो 
केवल देश को महान्‌ बनाने का साधन-भर समझा गया घा। आधुनिफ कार मे भाहग* 
विश्वास की ऐसी प्रचण्ड लहर इसके पूर्व कभी देश में नद्दी दियायी पड़ी थी । जगता का 








. हजा री प्रसाद द्विवेदी ग्र्थावली-3, पृ० 45-46 
2. उपखित्‌, पृ० 454 
3. उपरिवत्‌, पु० 455 


208 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


जो भाग पिछड़ा हुआ था, जो पर्दे मे कैद था, जो अपमानित और उपेक्षित मा, उम्तके 
प्रति सामूहिक हप से सहानुभूति का भाव उत्पन्त हुआ। सौभाग्य से इस महान्‌ आन्‍्दौतत 
का नेता महात्मा गांधी जेंसा सत्यनिष्ठ महापुरुष था। संसार ने पहली वार शत्रु के 
विरुद्ध नि शस्त्र सैनिक युद्ध--जिसका अधान अस्त्र मैत्री और प्रेम था--देखा । यह पुर 
का-पूरा आन्दोलन मानवीय प्रयत्नो की सात्विक अभिव्यवित के रुप मे प्रवट हुआ था, 
इसलिए इसका बाह्य और आत्तर रूप सास्द तिक़ था। भारतवर्ष में स्व प्रवार से 
नवीत जागरण का सुत्रपात हुआ। इस महान्‌ आन्दोलन ते भारतीय जनता के वित्त को 
वस्धनमुक्त विया। यही बन्धनमुक्त चित्त काव्यी, वाटकों और उपस्यातों में नाना भाव 
से प्रबट हुआ। परन्तु काव्य मे वह जिस रूप में व्यक्त हुआ वह कुछ काल तक अपरिचित 
जैसा लगा ।”! 

आचार्य द्विवेदी सन्‌ 920 के बाद को कविता में कल्पना, चिन्तन और अनुभूति 
को प्रधान मानते हैं । उनकी दृष्टि में व्यक्तिगत अनुभूति की अधानता के का रथ गीतात्मक 
मुक्तकों का प्रघलन हुआ। अग्रेजी के वैयव्ितक स्वच्छन्दतावाद का अभाव छायावाद 
पर मानते हुए बे कहते हैं कि प्रसाद, निराला, पन्‍त और महादेवी वर्मा मे उस विदेशी 
प्रभाव के साथ भारतीय परिस्थितियों के साथ सामंजस्य किया। वे इस वाब्य को 
सानवतावादी भी मानते हैं । वे कहते हैं कि “मानवीय दृष्टि के कवि की कहपना, 
अनुभूति और चिन्तन के भीवर से निकली हुई, वैयक्तिक अनुभूतियों के आवेय की स्वत- 
समुच्छित अभिव्यक्ति--बिना किसी आय/स के और विया किसी प्रयत्व के, स्वयं निकल 
पड़ा हुआ भावश्ोत--ही छायावादी कविता का श्राण है ।/2 

आचार्य डिवेदी प्रगशतिवाद' के सम्बन्ध में कद्धी हैं कि “अगला कदम सामूहिक 
मुबित का है--सब प्रकार के शोषणों से मुक्तित का । अगली मानवीय संस्कृति मनुप्य की 
पिद्धि से साधन बनकर कल्याणकर और जीवनप्रद ह्वो सकते हैं। इस प्रकार हमारी 
चित्तगत उन्मु्तता पर एक नया अद्भुश और बैठ रहा है--व्यक्ति-मावव के श्यान पर 
समप्टि-मायव वा प्राघान्य ।/* 

प्रस्तुत इतिहास-ग्रथ निश्चित ही शुवल जी के इतिहास-पग्रन्थ से घिन्‍्न है। दोनो 
ग्रन्यो की विषय-सूची की तुलना करके यह भी स्पष्ट हो जाता है-- 


हिन्दी साहित्प फा इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
विषय-सूची 
वाल-विभाग 
जनता और साहित्य का सम्बन्ध, हिन्दी साहित्य के इतिहास के चार बाल, इस 
कालों के नामकरण का तात्पवें 





4. हजारी भ्रस्ताद डिवेदी ग्रस्यावली-3, पृ० 506 
2 उपरिवत्‌, पू० 52-545 
3. उपरिवतु, पृ० 53 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 209 


आदि काल 
प्रकरण ] 
सामास्य-्परिचय 


हिन्दी साहित्य का आविर्भाव-काल, प्राकृताभास, हिन्दी के सबसे पुराने पद्म, 
आदिकाल की अवधि, इस काल के प्रारम्भ की अनिदिष्ट लोक-प्रवृत्ति, 'रासो' कीप्रबन्ध 
परम्परा, इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार, अपभ्र श परम्परा, देशी भाषा । 
प्रकरण 2 
अपभ्र श काल 


अपधरश या लोक प्रचलित काव्य-भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल, इस 

काव्यभाषा के विषय, अपप्र श शब्द की व्युत्पत्ति, जैन ग्रन्थकारों की अपभ्र श रचनायें, 
इनके छद, वौद्धों का सहृगयान सम्प्रदाय, उसके सिद्धों की भाषा, इन सिद्धों की रचना 
के बुष्ठ नमूने, वौद्ध ध्में का ताबिक रूप, 'सध्या', वद्धयान सम्प्रदाय का प्रभाव, इसकी 
भहामृह अर्था, गो रखनाथ के नाथपंय का मूल, इसकी वद्भयानियों से भिन्‍नता, गोरव- 
नाभ का समय, मुसलमानों और भारतीय योगियों का संस्र्यें, गोरखबनाथ की हृठबोग 
साधना, नाथ सम्प्रदाय के सिद्धान्त, इनका वञ्योनियो से साम्य, 'नाथ' पंथ की भाषा, 
इस पन का प्रभाव, इसके ग्रन्यो के विषय, साहित्य के इतिहास में बेल भाषा की दृष्टि 
से इनड़ा विचार, ग्रस्यकार परिचय, विद्यापति की अपन्र श रचनायें, अपभ्र श कविताओं 
की भाषा) 

प्रकरण 3 

देश भाषा काव्य 

बीरगाया 
2888 कवियों की भामाणिकता मे सन्देह, इन काब्यों की भाषा और छन्‍्द, 

ये राजनीतिक परिस्थिति, बीरग्राथाओ का आविभवव, इनके दो रूप, रासो की 

खुलत्ति,प्रत्य-परिचय, प्रन्थकार-परिचय। 

प्रकरण 5 

फुटकुल रचनाये 

लोक भाषा के पद्य, खुसरो, विद्यापति 

पूर्व म्रध्यकाल 

भक्तिकाल (375-7700) 


अकरण 4 


20 / हजारी प्रसाद टिवेदी के साहित्य में सालित्य-योजना 


का विकास, इसके मूल सतोत, नामदेव का भवितमार्ग, कबीर का निर्युण पन्‍्य वी अंत.- 
साधना में भिन्‍ता, निर्मुणोपासना के मूल खोत, निगुंण पंथ का जनता पर प्रभाव, भक्ति 
के विभिन्‍त मार्यों पर सापेक्षिक दृष्टि से विचार, कबीर के सामान्य भक्तिमागे का स्वहूप, 
नामदेव, इनकी हिन्दी रचनाओ की विशेषता, इन पर सायप्रय का प्रभाव, इनकी गुर 
दीक्षा, इनरी भरित के चमत्कार, इनको निर्गुण बानी, इतकी भाषा, निर्षुण पथ के मूल 
स्रोत, इसके प्रवर्तक, निर्मुण धारा को दो शाथायें, ज्ञानाक्रपों शाया प्रभाव, द्रेममार्गी 
सूफी कवियों का आधार, कवि ईश्वरदारः की 'सत्यवती क्या', सूफियों के प्रेम तम्वस्धो 
की विशेषतायें, कवीर के रहस्यवाद से भिल्लता, गुफी कवियों की भाषा, सूफी रहस्यवाद 
में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश । 

प्रकरण 2 

निर्गुण धाय 

ज्ञानाथयी शाखा 

कवि परिचय, निर्युण मार्गी सन्‍्त कवियी पर समप्टि रूप से विचार 


प्रकरण 3 
प्रेममार्भी मूफ़ी (शाखा) 
कवि परिचय, सूफी कवियों की कबीर से भिन्‍तता, प्रेमगाथा परम्परा की 
समाप्ति, सूफी आरुपान काव्य का हिन्दू कवि । 
प्रकरण 4 
संगुण धारा 
रामभवित शाखा 
अरद्धतवाद के विविध स्वरूप, वैष्णव श्री सम्प्रदाय, रामानंद का समय, इनकी 
गुर परम्परा, इनकी उपासना पद्धति, इनकी उदारता, इतके शिष्य, इनके ग्रन्थ, इनके 
वत्त के सम्बन्ध में प्रवाद, इन प्रवादों पर विचार, कवि परिचय, हनुमान जी की उपासना 
के ग्रन्थ, रामभक्ति काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता, भवित के पूर्णे स्वरूप का विंकास, 
रामभवकित की श्ृंगारी भावना । 
प्रकरण 5 
कृष्णभवित शाखा 
वष्णव घमं के आन्दोलन के श्रवर्तक श्री वल्लभाचाय, इनका दार्थेनिक सिद्धान्त, 
इनकी प्रेम साधना, इसके अनुसार जीवन के तीन भेंद इनके समय की राजनीतिक औंर 
धामिक परिस्थिति, इनके ग्रन्य, वल्लभ सम्प्रदाय की उपासना पद्धति का स्वरूप, कृप्ण 
अवित का स्वरूप, वैष्णव धर्म का साम्प्रदायिक स्वरूप, देश की भक्ति भावना पर सूफियों 
का प्रभाव, कवि परिचय, अप्टछाप की प्रतिष्ठा, इृष्णभवित परम्परा के श्रीकृष्ण, कृष्ण- 


चरित कविता! का रूप | 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 2[| 


प्रकरण 6 
भवितिकाल की फुटकर रचनाएं 


भक्ति काव्य प्रवाह उमडने वय मूल कारण, पठान शासको का भारतीय साहित्य 
एवं सस्कृति पर प्रभाव, कवि परिचय, सूफी रचनाओ के अतिरिक्त भवित॒काल के अन्य 
आश्यान काव्य 


उत्तर मध्यकाल 
रीतिकाल (700-900 
प्रकरण ] 

सामान्य परिचय 


रीतिकाल के पूर्ववर्तो लक्षण ग्रन्थ, रीतिकाव्य परम्परा का आरम्भ, रीति ग्रन्थो 
के आधार, इनकी अखड परम्परा का आरम्भ, सस्कृति, रीति ग्रन्थो से इनकी भिन्‍तता, 
इस भिलता का परिणाम, लक्षण ग्रन्थकारों के आचायंत्व पर विचार, इन ग्रन्थों के 
आधार, शास्त्रीय दृष्टि स इनकी विवेचना, रीति ग्रन्थकार कवि और उनका उद्देश्य, 
उनकी बृ तियो की विशेषताएं, साहित्य विकास पर रीति परम्परा का प्रभाव, रीति ग्रथो 
की भाषा, रीति कवियों के छद और रस । 


प्रकरण 2 

रीति ग्रन्यकार कवि परिचय 
प्रकरण 3 

रीतिकाल के अन्य कवि 


इनके काव्य के स्वरूप और विषय, रीति ग्रन्थकारों से भिन्‍नता, इनकी विशेष- 
चाए, इनके 6 प्रधान वर्ग (।) शंगारी कवि (2) कथा प्रवन्धकार (3) वर्णनात्मक 
प्रवन्धकार (4) सूक्तिउगर (5) ज्ञानोपदेशक पद्यकार (6) भवत कवि, वीर रस की 
फुटकल कवितायें, इस काल का गद्य साहित्य, कवि परिचय 


आधुनिक काल 

(स० 90,9-98: ) 

गद्य खण्ड 

प्रकरण । 

गद्य का विकास 

आधुनिव काल के पूर्व गद्य की अवस्था 
(द्रजमापा गद्य) 


गोरखपंयी प्रस्यो वो भाषा का स्वरूप, इृष्ण भक्ति शात्रा के गद्य प्रन्थो वी 
भाषा वा स्वहप, नाभादास के गद्य वा नमूना, उन्‍्नीसदी शताब्दी में और उसके पूव 


अल 


22 / हजायी प्र्ताद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


लिखे गए गद्य ग्रन्थ, इन ग्रस्यो की भाषा पर विचार, काव्यो की टीकाओं के गध का 
स्वरूप । 


(छड्टी बोली गद्य) 


शिष्ड समुदाय में खडी बोली के व्यवहार का आरम्भ, फारसी मिश्रित खड़ी 
बोली या रैख्ता मे शायरी, उ्दू-साहित्य का प्रारम्भ, खड़ो बोली के स्वाभाविक देशी 
रूप का प्रसार, खड़ी बोली के अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में भ्रम, इस भ्रम 
का कारण, अपभ्र श काव्य-प रम्परा में खड़ी बीली के प्राचीन रूप की झलक, संत कवियो 
की बानी में बडी बोली, यय कवि के गद्य ग्रन्थ में उसका रूप, इस बोली व। पहना प्रत्थ- 
कार पंडित दोलतराम के अनुवाद ग्रत्थ मे इसका रूप, मडोवर वर्णन में इसका रूप, 
इसके प्राचीन कवित्त साहित्य का अनुमान, व्यवहार के शिष्ट भाषा स्वरूप में इसका ग्रहण, 
इसके स्वाभाविक रूप की भुसलमानी दरवारी रूप उर्दू से भिन्‍्नता, गद्य-साहित्य में 
इसके आदुर्भाव और व्यापकता का कारण, जान गरिलप्राइस्ट द्वारा इसके स्वतत्त अस्तित्व 
की स्वीकृति, इसके गद्य की एक साथ परम्परा चलाने वाले चार प्रमुख लेखक (7) 
मुशी सदाश्युयजाल और उनकी भाषा (2) इशा अल्ला खा और उनकी भाषा, (3) लल्बू- 
लाल और उनवी भाषा, सदासुखलाल की भाषा से इनकी इंशाकी भिन्‍नता(4)सदलमिश 
और उनकी भाषा, सल्लूलाल की भाषा से इनकी भाषा की भिन्‍तता, चारो लेखकों की 
भाषा का सापेक्षिद्र महत्व, हिन्दी में यद्य साहित्य की परम्परा का प्रारम्भ, इस गद्य के 
प्रसार में ईसाइयो का योग, ईसाई धर्म प्रचा रको की भाषा का स्वरूप, मिशन सोसाइटी 
द्वारा प्रकाशित पुस्तको की हिन्दी, ग्रह्म समाज की स्थापना, राजा राममोहन राय के 
बैदान्त भाष्य के अनुवाद की हिन्दी, उदड मार्तण्ड पत्र की भाषा, अग्रेणी शिक्षा प्रसार, 
स० 860 ई० पूर्व की अदालती भाषा, अदालतो मे हिन्दी प्रवेश और उसका निष्कासन, 
हिन्दी उर्दू के राम्बन्ध में गारादितासी का मत । 


प्रकरण 2 
गद्य साहित्य का आविर्भाव 


हिन्दी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के भाव शिक्षापयोगी हिन्दी पुस्तकें, राजा 
शिवप्रसांद की भाषा, राजा लक्ष्मणस्तिह के अनुवादों की भाषा, फ्रेडरिक पिकाट वा 
हिन्दी-प्रेम, राजा शिवप्रसाद के 'गुटका' की हिन्दी, 'लोकमित्र और वध” अखबार वी 
भाषा, वाबू नवीनचस्द राय की हिन्दी सेवा, ग्रार्सादवासी का उर्दू पक्षपात, हिन्दी गद्य 
प्रसार में आयंसमाज का मोग, प० श्रद्धाराम की हिन्दी सेवा, हिन्दी गद्य भाषा का स्वरूप 
निर्णय! 
आधुनिक गद्य साहित्य परम्परा का प्रवर्तन 


प्रथम उत्थान 
(4925-50) 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 23 


भारतेनदु का प्रभाव, उनके पूर्ववर्ती लौर समकाछीद खेखबों से उनकी शैली 5 
पिला, गध शाहिद पर उनका प्रभाव, खड़ी बोली गद्य साहित्य को प्रइेतत साहित्यिक 
हुए प्राप्ति, भारतेन्दु और उनके सहयोगियों की शेंली, इनका दृष्ठिकोण और मानध्षिक 
अवस्पान, हिन्दी का प्रारम्भिक नाट्य साहित्य, मारनेन्दु के लेख और निवन्ध, हिन्दी फा 

वा मोलिर उपस्थास, इसका परवर्ती उपन्यास साहित्य, भारतेन्दु हरिश्चद्ध, उनकी 
जगलाय याद, उसका परेल्ा अनूदित नाटक, उतकी परनत्रिकाएं, उनकी 'हरिस्कस्र- 
चद्िश' की भाषा, इस चौस्धिका के सहयोगी, इसके सनोरजक लेख, भारतेन्दु के नाइक, 
इनरी विशेषताएं, उनकी गर्वतोमुरी प्रतिग्स, उनके सहयोगी, उनकी शैली देः दो झूप, 
पं० प्रतापनारायण मिश्र, भारतेल्दु स उतको शैली की भिन्‍्वता, उतका पत्र, उनके विपय, 
उनके भाठक, १० बालइृष्ण भट्ट, उनवा हिन्दी प्रदोष उनकी छैली, उनके गद्य प्रवसध 
उनके माटक, प७ बदरी नाराषण चौधरी---उनकी शैती की विलक्षणता, उनके नाटक, 
उतना उपच्यास, ठाकुर जगमोइन सिह, उनका प्रकृति प्रेस, उसके शैली की विशेषता, बायू 
होठाराम, उनर पत्र, उनको हिन्दी सेवा, आारतेन्दु के अन्य सहपोगो । हिन्दी वा प्रचार- 
हाय, इसमे वाषारें, भा रतेन्दु और उनके सहयोगियों का उद्योग, काशी नागरी प्रचारिणी 
प्रा ही स्थापना, इसके सहायक और उसका उद्देश्य, वलिया में भारतेन्दु का व्याध्यान, 
१९ गौरीदत का प्रचारकार्य, सभा द्वारा नागरी उद्धार के लिए उद्योग, सभा के साहि- 
हि आयोजन, सपा को स्पापना के बाद की चिस्ता और व्यम्रता । 


प्रकरण 3 

गद्य माहित्य का प्रसार 
ितोप उत्पान 
(१950-79) 

सामान्य परिचय 


इस काल की रिल्तायें घोर आाकाक्षायें, इस काल के लेखकों वी भाषा, इसके 
विषय ओर हैलो, इस काल के नाटक, निवन्ध, समायोचना और जीवन-्चरित्र, लाटक- 
उगमापा हे अनूदित, अप्रेजी और सस्कृत से अनूदित, 

पा *ैहानियो का स्वरुप-विकास, पहली मौलिक कहानी, अन्य भावषधान कहानिया, 
ही की सर्वश्रेष्ठ रहानो, प्रेमचन्द का उदय, निवन्ध--उनके भेद, इसका आधुनिक 


स्वत्प, निवन्ध सबक दी तस्वच्चिन्दक था वैज्ञानिक से मिन्‍्तता, 
भाखत, दो अनूदित प्रन्‍्य, निवन्ध 


वा एहेश्य, योरोपीय समालोचना, 


मौलिक, उपत्याम-अनूदित, मौलिक, 


व लिवन्ध परम्परा कग 
लेखन परिचय, समालोचना--भारतीय सभालोचना 


हहिल्दी में समालोचता--साहित्य का विकास । 
गद्य साहित्य की वर्तमान गति 

तूवीय उत्वान 

[० ]974< को. 


24 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


कुछ लोगो का अवधिक्रार चेप्टा, आधुनिक भाषा का स्वरूप, गद्य साहित्य के विविध 
अगो का सक्षिप्त विवरण और उनकी प्रवृत्तिया, (।) उपन्यास--कहानी, (2) छोटी 
कहानी (3) नाटक (4) निबन्ध (5) समालो चना, काव्य मीमासा । 


आधुनिक काल 
(स० 900 से) 
काव्य सड 
प्रकरण 
पुरानी घारा 


प्राचीन काव्य-परम्परा, ब्रजभाषा काव्य-परम्परा के कवियों का परिचय, पुरानी 
परिपाटी से सम्बन्ध रखने के साथ ही साहित्य की जीवन गति के प्रवर्तन में योग देने वाले 
कवि, भारतेन्दु द्वारा भाषा-परिष्कार, उनके द्वारा स्थापित कवि समाज, उनके भक्ति, 
जूगार के पद, कवि परिचय । 

खड 2 

नई घारा 

प्रथम उत्थान 

(स० 925-50) 

काव्य घारा का क्षेत्र विस्तार, विपयो की अनेकरूपता और उनके विधान ढंग 
में परिवर्तेत, इस काल के प्रमुख कवि, भा रतेन्दु वाणी का उच्चतम स्वर, उनके काब्य- 
विपय और विधान का ढंग, प्रताप नारायण मिश्र के पद्यात्मक निवन्‍्ब, बद्वीवारायण 
चौधरी का काव्य, कब्रिता मे प्राकृतिक दृश्यों की सश्लिध्ट योजना, नये विषयो पर 
कविता, खड़ी बोली कविता का विकास-क्रम । 

द्वितीय उत्थान 
(सं० 950-75) 

प» श्रीधर पाठक की कथा की सार्वभौम मामिकता, ग्रामगीतो की मामिकता, 
प्रकृत स्वच्छन्दतावाद का स्वरूप, हिन्दी काव्य में 'स्वच्छन्दता' की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम 
आभास, इसमे अवरोध की प्रतिक्रिया, थ्रीधर पाठक, हरिओऔध, ट्विवेदी मंडल के कवि, 
इस मडल के बाहर की काव्य-भूमि । 


तृतीय उत्थान 

(स० 975 से) 
वर्तमान काव्य घारायें 
सामान्य परिचय 


खड़ी वोली पद्य के सीन रूप और उनका सापेक्षिक महत्व, हिन्दी के नये छन्‍्दो 
पर विचार, काव्य के वस्तु विधान और अभिव्यजन शैली मे प्रकट होने वाली प्रवृत्तिया, 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 2!5 


खड़ी बोली में काव्यत्व का स्फुरण, वर्तमान काव्य पर कला का प्रभाव, चली आती हुई 
काब्य-परम्परा के लिए प्रतिक्रिया, नूतन परम्परा प्रवर्तक कवि, इनकी विशेषताएं, इनका 
पास्तविक लक्ष्य, रहस्यवाद, प्रतीव वाद और छायावाद, हिन्दी मे छायावाद का स्वरूप 
और परिणाम, भारतीय काव्यधारा से इसका पार्थवय, इसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत, 
'छायावादी' शब्द का अनेकार्थी प्रयोग, छायावाद, के साथ ही योरोप के अन्य वादों के 
प्रवर्तन की अनधिकार चेष्टा, 'छायावाद' की कविता का प्रभाव, आधुनिक कविता की 
घाराएं, स्वाभाविक स्वच्छन्दता की ओर अ्रवृत्त कवि, खड़ी बोली एच्च की तीन धाराए, 
भ्रजभाषा काव्य-परम्परा, द्विवेदी काल मे प्रवर्तित हुई खड़ी बोली काव्यधारा, इस धारा 
के प्रमुख कवि, छायावाद का प्रारम्भ, इसका स्वरूप, इसके दो अर्थ, इन अर्थों के अनुसार 
छाथावादी कवियों का वर्गीकरण, इनकी कविता का स्वरूप, केंवि परिचय । 


हिन्दी साहित्य : उसका उद्भव और विकाप्त ; आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 


विषय सूची 
प्रस्तावना 


“हिन्दी शब्द का अर्य--अपभ्र श का साहित्य, जैनेतर अपभ्र॑श साहित्य को 
भाषा काव्य कहा गया है---अपभ्र श॒ के तीन वंघ--साहित्यिक अपभ्र'श और पुरानी 
हिन्दी, हिस्दी की पूर्ववर्ती अपभ्रश भापा--अपभ्र श के जैन साहित्य का महत्व--अप- 
प्र'श जैन रचनाओ का वर्गीकरण, संघा भाषा या उलटवासियों की परम्परा, दसवी 
शताब्दी तक के लोकभाषा साहित्य के मुख्य लक्षण । 


हिन्दी साहित्य का आदिकाल 


आदिकाल--दो श्रेणी की रचनायें-लामाजिक रचनाओं के अभाव का का रण-- 
पुराने साहित्य का संरक्षण-खुमान रासो-बीसलदेव रासो-भट्ट केदार, मधुकर, अमीर 
रासो, पृथ्वी राज रासो के प्रमाणिक अंश, इन अशों की विश्वेषता रासो मे कविता, परमाल 
रासो, डिगल काव्य ऐतिहासिक काव्य क्या हैं, सन्देश रासक-सन्देश रासक और पृथ्वीराज 
रासो, प्राकृत पैगलम के उदाहरण, कीतिलता की विशेषता, विद्यापति, कीतिलता की 
भाषा-कवित्व कीतिलता का दागव्य रूप दो प्रकार के साहित्यिक प्रयत्त इस काल का 
नाम | 


भक्ति साहित्य का आविर्भाव 
वास्तविक हिन्दी साहित्य का आरम्भ 


भकित साहित्य का आरम्भ, उत्तर भारत में ,भक्ति-आन्दोलन, मध्यक्रालीन 
भवित साहित्य दा प्रधान स्वर, अवतारवाद, दो मुख्य आचार्य, वल्लभाचार्य-ग्रेय पदो की 
परम्परा-माषा में परिवर्तेन, सास्क्रत्तिक दद्ध का काल, जाति प्रथा की कठोरता का का रण- 
टीका धप, माथमत और भवित मार्ग--क्या भक्त आन्दोलन अकिया है ? युद्ध रामानन्‍्द, 


246 / हजारी प्रमाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-्योजना 


आनन्द भाध्य और प्रशग--परारिणात--शमानुज और रामानन्द, आनन्द भाष्य का 
मत--रामानन्द और यवल्नभाचाये वा प्रभाव--महानव आदर्श का साहित्य--बास्तविक 


लोक-साहित्य ॥ 


नियुंण भवित का साहित्य 

रामानन्द के शिष्प--नायपथी योगियों के सम्पर्क, नामदेव, महाराष्ट्र के हिन्दी 
कवि--जयदेव --औवी रदास, बबीर की विशेषता, कवीर के गुण, बबी र ग्रत्थावली आदि 
प्रत्य के पद, बीजक-रमनी-साथी शब्द का व्यिदित्व बीजक मे कम है। बबीर सम्प्रदाय 
का साहित्य सुरतगोपातीशाखा--प्रमेंदासीशाया-भगताही-पंप-नवीन शास्त्रीय साहित्य 
की आवश्यक ता--रैंदास । रैंदास की विशेषता, राग्धना, सेवा, पीपा, धना, बाबरी साहिवा 
और उनका सम्प्रदाय, कमाल, दादूदयाल, दादू का व्यक्तित्व और गाहित्य-सुन्दरदास 
तथा अन्य शिष्य, दादु के साहित्य शिष्य, जे भताय-हरिदास, निरजनी-गुरनान क देव इनकी 
विशेषता शेख फरीद-गुर अग॒द, दादू अमरदास गुर, अजुनदेव गुरु, तेगवहादुर और गुर 
गोविन्द पिह, अक्षर अनतरात तुलभी घरणीदास, गुहूनानक साहब दूलनदास, गरीबदास, 
घंरणदाम, संतमत में गतानुगतिक्ता छवास का कारण, घर जोड़ने की मामा। 


फ़ष्णभक्षित का साहित्य 

लीलागान की परम्परा--चण्डीदात और विद्यापति गीत गोविन्दचन्द का दसम- 
सूरदास--या सूरदास जन्मान्ध थे ? सूर की रचनायें--साहित्य लहरी, सूर की वैशिष्दूय 
राधिका के रूप में भवत हृदय-चिन्मु और णजडोन्मुख श्रेम-विरहिणी राधा-प्रेम का 
माजित रूप-यूरदास का कवित्व-अप्टछाप, कृष्णदास कुभनदास, परमानन्द, नर्ददास के 
नम्ददास काव्य नन्‍्ददास, नम्ददास-ताब्य का कवित्व, बतुर्भुजदास, छीतस्वामी, गोविन्द 
स्वामो, अष्टछाप के कवियों की विशेषता--भी राबाई, मीराबाई का कवित्व गोस्वामी 
हिंतहरिविंश--हितहरिवश का भक्तिमत-निम्बा्क सम्प्रदाव से भिन्‍्तता, रपनामें--इस 
काल के कुछ अन्य कवि, अकब दी दरबार के कवि--रहोम, गंग, रसखानि, प्रवास, 
आनन्दधन, नागरीदास अलबिली भक्ति, चाचा हिंत वृदावनदास भागवतरसिक हठो सह- 
चरिशरण-प्रेम भवित का साहित्य, इस साहित्य के गुण-दोप । 


सगुण मार्गी रामसवित का साहित्य 


रामभक्ति की दो शाखायें--तुलसीदास का आविर्भाव, तुलसीदास का महत्व, 
तुलसीदास विषयक जानकारी, तुलसीदास का देखा हुआ समाज, हिन्दू समाज मे संकीर्णवा 
का कसाव, उनका आत्म-परिचय, उनका व्यवितत्व, उनके परिचय के अन्य स्रौत, भकत- 
माल आदि का परिचय, जन्म स्थान, तुलसीदास के रचित ग्रन्थ, सफलता के कारण, 
समन्वय वुद्धि, चरित्र तिर्माण, भाषा पर प्रभुत्व सारग्राहिणी दृष्टि, कष्णदास पयहारी 
नाभाद/स (प्रियदास-फेशवदास केशव का कवित्व, अन्य राम काव्य, रामभक्ति साहित्य 


डिवेदी जी के उपन्यासो में लालित्य-योजना / 2(7 


की विश्येयता कृष्ण भक्षित का प्रभाव, मधुर भाव का प्रवेश, जनकपुर के भक्तों की 
विशेषता, विश्वनाथ सिहजू-स्वसुददी सम्प्रदाय-सत्सुखी शाखा ॥ 


प्रेम कथानकों का साहित्य 


प्रेम कथानकों की परम्परा-प्रेम कथानको की आधारभूत कहानिया-सूफी कवियों 
द्वारा निपद्ध प्रेम कथानक सूफी सत का भारतवरप मे प्रवेश, कुतुबन-सूफी कवियों हारा 
व्यवहृत काव्य रुप-मझन-मलिक मुहम्मद जायसी का रहस्यवाद, पद्मावती का रूप, समा- 
सोक्त पद्धति-परोक्ष-सकेत के उत्साह का अतिरेक-उसमान-जानकवि-कासिमशाह--अन्य 
सूफी कवि, अन्य सन्तो के प्रेम कथानक, लोकिक प्रेम कथानेक । 


रोतिकाव्य 


(॥) रोतिप्रन्यों का सामास्य विवेचन--भक्ति काव्य के व्यापक प्रभाव का 
काल-भवित और शूंगार भावना-उज्जवल-नीलमणि-रीतिकाव्य-नायिका भेद के भक्त 
कवि कृपाराम की हित तरंगिणी केशवदास के रीतिग्रन्थ एग्ण मनोभाव का काल-जाति 
पति व्यवस्था का नया रूप कवियों के प्रेरणा स्रोत मूल स्वर मस्ती नही नारी का चित्रण 
अलकार शास्त्र का हिन्दी मे प्रवेग-रीति कवि की मनोवृत्ति-संस्कृत के अलंकार शास्त्र 
का प्रभाव-मौलिकता का अभाव-अलकार-प्रन्यो की सकुचित वृत्ति-अन्य आकर्षक विपय। 

(2) प्रमुख रीति प्रन्यकार--भवित प्रेरणा का शैथिल्य-चित्तामणि-भूषण-मत्ति- 
राम-जमवर्तसिहू और भिखारीदास-रीतिग्रन्य कवियों का आवश्यक कर्तव्य-सा हो गया 
धा-देव कविशयद्य का प्रयोग-कुछ प्रसिद्ध अलंकारिक कवि-सव समय प्रसिद्धि का कारण 
रीति ग्रत्य ही नही थे, पह्माकर-ग्वाल कवि और प्रतापसाहि । 

(3) रीतिकाल के लोकप्रिय कवियों की विशेषता--विहारीलाल-शतक ओर 
सतमई की परम्परा-गाया सप्तशती और बिहारी सतसई मे अन्तर-परम्परा की विरासत 
बिहारी के साथ अन्य कवियों की तुलना का साहित्य-बिहारी सजग कलाकार थे, शब्दा- 
लकारो की थोजना, बिहारी अर्थालंकारों की योजना-विहारी को असफलता कहां है? 
विद्वारी के अनुकर्ता-विहारी और मतिराध-बिहारी ओर देव और पद्माकर-स्वच्छन्द प्रेम 
धारा-रीतिकाब्य मादक कविता का साहित्य है। 

(4) रोतिघुश्त काध्यधारा--रीतिमुक्त साहित्य-रीतिमुबत रूंगारी कवि-बेनी- 
फारमी साहित्य के परिचय वा फल--शेनापति, बनवारी, दिजेदेव, फारसी प्रभावापन्न 
कवि : मुदारक, आलम, रगनिधि, वोधां, ठाकुर, रीतिकाब्यन्युद ओर बेताल, गिरिधघर 
बविराय, प्रवस्ध बाब्य, फुदकर, लालबबि, जोधराज, भूदत, मोजुलनाथ, योपीनाथ और 
मणिदेद, महाराज विश्वताथ सिह, त्रय कि जीयमाण दीप्ति की कविता । 


आधुनिर फाल 


(॥) पध यूप झा आरंभ---आधुनिक्ता बा आरंम, ऐसिहामिक स्थिति, अग्रेजो 
मो अप्रत्यक्ष सहायशायडीन साहितय में गछ, हिन्दी, गध, योरदयपथी प्रन्थ, वैष्णव य् 


28 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


साहित्य, परवर्ती काल के व्रजभाषा गद्य के रूप: टीकायें, स्वतंत्र गध ग्रन्थ, राजस्थानी 
गद्य साहित्य, मैथिली भाषा के गद्य ग्रन्य, खडी बोली का प्रचार, हिन्दी गद्य का सूतरपात, 
फोर्ट विलियम कालेज का हाथ कितना था, मुन्शी सदासुखलाल, मुन्शी इशा अल्ला खां, 
लहलूलाल जी, प० सदलमिथ । 

(2) परिमाजित भाषा और साहित्य का आरंभ--परिमाजित भाषा का सुत्रपात, 
ईसाई मिशनरियों की सहायता, नवीन सम्पर्क का परिणाम, हिन्दी पत्रकारिता का जन्म, 
नई शिक्षा का सुत्रपात, नवीब शिक्षा का प्रचार और विद्रोह, नवीन युग का जन्म काल, 
हिन्दी की उपेक्षा, उसफी भीत री शक्ति, राजा शिवप्रसाद घ्ितारे हिन्द, बनारस, सुधाकर 
और वुद्धिप्रकाश, भाषा के सम्बन्ध में अतिक्रिया, राजा लक्ष्मणसिह, आर्य समाज, बाबू 
नवीनचन्द्र राप, श्रद्धाराम फुल्लोरी, आर्य समाज की प्रतिक्रिया । 

(3) भारतेरु का उदय और अ्रभाव--भा रतेन्दु हरिश्चद्ध, नवीन भाषा शैली का 
वैशिष्टूय, नवीन ढग की राष्ट्रीयता का जन्म, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का प्रवेश, भा रतेर्दु 
की साहित्यिक विशेषता, भा रतेन्दरु की सफलता का रहस्य, महावेता भारतेन्दु, हिन्दी का 
जन-आन्दीलन, भारतेन्दु मडल, विभिन्‍न दृष्टिकोषों का विकास, अहसन, स्वच्छत्दता- 
बादी धारा, राष्ट्रीय भावना के नाटक, हिन्दी प्रचार का आन्दोलन, उर्दू के साथ संघर्ष, 
भूले हुए इतिहास का उद्धार, भाषा के स्वरूप पर मतभेद । 

(4) साहित्य की बहुमुखी उन्‍्तरति का काल--बहुमुखी साहित्य, उपन्यास और 
कहानिया, प्राचीन भारत में कथा-साहित्य, उपन्यास का स्वरूप, आयुन्कि भय का कया 
साहित्य, आधुनिक ढेग के उपन्यास, तिलिस्मी उपन्यास, वगला उपन्यास, दगला उपन्यासों 
की देन, छोटी कहानिया, आधुनिक कहानियो के पहले की अवस्था, भारतेन्दु काल धक 
कहानी कला अविकसित रही, वास्तविक कहानी का आरम, प्रसाद और गुलेरी को 
कहातियां, श्रेमचन्द का आगमन, युदर्थत, यथामवादी चित्रण आवश्यक है, यथार्थवाद का 
अर्थ, रोमास, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद, मानवतावादी दृष्टि, मानवतावीदऔर राष्ट्रीय- 
बाद, प्रेमचर्द, प्रेमचन्द का महत्व, प्रेमघन्द का ववतव्य, प्रेम का स्वरूप--प्रसाद' के 
माठक, निवन्ध और समालोचना, नवीन युग ले जाने वाला काल, हरिऔध, मेथितीशरण 
गुप्त, अन्य कवि । 

(5) छायावाद--प्रथम महायुद्ध, नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहर, नवीत 
शिक्षा पद्धति का परिणाम, नवीन कवियों की शक्ति, साहित्य की नयी मान्यतायें, विषयी 
प्रधान साहित्य, कल्पना-चिन्तन अनुभुति, नवीब प्रगति, मुबतक, मुक्तक क्यों प्रभावित 
करते है, पुराने और नये मुक्तकों में अन्तर, छायावाद नाम, ऊपर के विचारों का निष्कर्ष, 
छायावादी कविता वा आणतत्व, रहस्यवाद, प्रसाद का रहस्यवाद, भहादेवी वर्मा, 
बालहइप्ण शर्मा नवीन, सियारामशरण गुप्त, गुरु भक्तसिह भक्त, सरस ग्रीतोंका 
बाहुल्य, भगवत्तीचरण वर्मा, वच्चन, दिनकर, छायावादी भाषा की प्रतिक्रिया का आरभ, 
घोर मन्‍्यन और उथल-पृथल का काजल, उपन्यास और कहानी लेखिकारयें, वाटक, एकाकी 
नाटक, भावात्मक गदय, गद्य के विविध रूप । 





साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 29 


(6) प्रगतिवाद--मानवतावाद का विक्ृृत रूप, गतिशील और प्रगतिवादी 
साहित्य, प्रयतिवादी साहित्य का आधा रभूत, तत्वदश्शन, वर्तमान अवस्था, नये साहित्य- 
कार, प्रगतिवाद के विरोधी साहित्यकार कौन हैं ? प्रगतिशील आन्दोलन की सभावनायें। 

उपर्युक्त दोनों विषय सूचियों का अन्तर करने से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य 
दिवेदी ने शुक्ल जी की परम्परा को नही अपनाया है। शुक्ल जी की सूची में विस्तार 
अधिक है । द्विवेदी जी के साहित्येतिहास मे विस्तार से बचने की प्रवृत्ति है। उनके काल- 
विभाजन में भी लचीलापन है ! द्विवदी जी आदिकाल को 7000 ई० से 400 ई० तक 
मानते हैं। दूसरी ओर उन्होने 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' मे इसमे इससे भी पुर्व माना 
है। आचार्य रामचद्ध शुक्ल ने इस काल का आरंभ स० 050 (993 ई०) से माना 
है । भवितकाल के आरंभ-अन्त की वे कोई तिथि नहीं देते। रीतिकाल को वे 6वी 
शताब्दी के मध्य भाग से मानते हैं। इस प्रकार भक्तिकाल 400 ई० से 550 ई० 
ठहरता है। रीतिकाल को वे 9वी शताब्दी के मध्य तक ले जाते है किन्तु आधुनिक 
काल का आरंभ 900 ई० के आस-पास से मानते हैं। “उपर्युक्त विभाजन से एक बात 
स्पष्ट होती है कि द्विवेदी जी साहित्येतिहास मे काल-विभाजन और यग्रुग की सीमा 
83 में कठोरता नही बस्तना चाहते ।”! भवितकाल की उन्होने कोई तिथि नही 

। 


अन्य प्रन्थ 


आचायें हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ अन्य ग्रन्थ भी साहित्येतिहास के ग्रन्य ही 
हैं। 'मध्यकालीन बोध का स्वरूप', 'सहज साधना', “मध्यकालीत धर्म साधना, 'नाथ 
सम्प्रदाय', सिख गुरुओ का पुष्य स्मरण', 'अपन्न श साहित्य और सन्त साहित्य (फुटकर 
रचनाए)/ इसी प्रकार के ग्रन्थ है । इन ग्रन्थों मे उन्होने अपनी उच्ती ऐतिहासिक दृष्टि का 
प्रस्तुतीकरण किया है जो 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' मे प्रस्तुत की गयी थी। ये सकलन 
या तो व्याख्यान के रूप में लिखे गये है अथवा फुटकर लिखे गये निवन्धों को संकलित कर 
दिया गया है। ये साहित्येतिहास हिन्दी की, पूर्व-पीठिका से लेकर मध्य युग तक का चित्रण 
करते हैं और 'हिन्दी साहित्य की भूमिका के पक्ष्यें का विस्तृत विवेचन करते हैं । 

आचार्य द्विवेदी के साहित्येतिहास की मवीनता का मूल कारण उनके हृदय में 
स्थित लालित्य तत्व ही रहा है। हम पहले ही यह प्रमाणित कर चुके हैं कि उसी के 
परिणामस्वरूप उन्होने इतिहास-लेखन को नवीनता दी। नवीनता के प्रश्न पर सभी 
आचार्य एक मन हैं। शिवकुमार का निम्न कथन इस तथ्य को पुष्ट करता है, “पूर्णता 
का कोई भी दावा सत्य नही होता और आचार्य जी ने यह दावा कभी नही किया जैसा 
कि कुछ इतिहासकारों ने किया है। फिर भी इसमें सभी विद्वान एक मत हैं कि द्विवेदी 
जी ने हिन्दी साहित्येतिहास लेखन को नया जीवन दिया और नयी गति दी। यही कारण 
है कि उनके समय में और उसके पश्चात्‌ छोटे-बडें अनेकानेक इतिहास लिसे गए, परन्तु 





], शिववुमार, हिन्दी साहित्य का इतिहास दर्शन, पू० 228 


220 / हजारी भ्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


अभी तक भी ऐसा साहित्येतिहास देखने मे नही आया जो हिवेदी जी के हित्दी साहित्य 
संवधी इतिहास ग्रन्यों से अधिक प्रौढ हो या उतवा समकक्ष हो 7! 


विभिन्‍न युगों के कवियों के विवेचन में लालित्य-विधान 

आचार्य दिवेदी गे विभिन्‍न युगों के प्रमुख कवियों धर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत वी 
है | इन टिप्पणियों में उनका लालित्य सर्वंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत रहता है। काव्य-चिन्तन 
तो स्वय में ही लालित्य है। आदिक्राल का प्रमुख कवि चन्दवरदाई है। उसके काव्य को 
लोक से प्रभावित और पुरानी परम्परा का विकास ही मानते हैं। वे घन्दवरदाई के 
“पृथ्वीराज रासो' के कृछ अशो को हो प्रामाणिक मानते हैं। इन प्रामाणिक अंशो के 
सर्वंध में उनका मत है कि--- 

“इन अशो में भापा उस प्रकार का वेडौल और कवित्त का सहज प्रवाह है। 
इसमे चन्दवरदाई ऐसे सहज-प्रफुल्त कबि के रूप में दृष्टिगत होने ३ जो परिस्थितियों के 
भी जीवनरस बीचते रहते हैं! वे केवल कल्पनाविलासी कवि ही वहीं, निषुण मन्वदाता 
के रूप मे भी सामने आते है। चाहे रूप और शोभा का वर्णन हो, चाहे ऋतु वर्णन की 
उत्फुल्लता वा प्रसग हो, या यूद्ध की भेरी का प्रसंग हो, चन्दवरदाई सर्वत्र एक समाव 
अविचलित और प्रसन्न दिखायी पड़ते है। रूप और सौन्दर्य के प्रसग में उनकी कविता 
शकक्‍ना ही नही जानती । निस्सदेह उन्होने काव्यगत रूढियों का बहुत व्यवहार किया 
हैः तन) 

आचाय॑ ह्िवेदी ने कबीर के संत्रध में वही सत दिया है जो उन्हीने 'कवीर' मे 
दिया है । वे कहते हैं कि--- 

“इसी अनावित आत्मसमर्पण ने कबीर की रचनाओं को श्रेष्ठ वाव्य बना दिया 
है | ससार में जहा कही भी यह रचना गयी है वही इसने लोगो को प्रभावित किया है! 
सहज सत्य को सहेज ढंग से वर्णन करते में कबी रदास अपना प्रतिद्वन्दी नहीं जानते। वे 
मनुष्य बुद्धि को ध्याहृत करते वाली सभी वस्तुओ को अस्वीकार करने का अपार साहस 
लेकर अवतीर्ण हुए ये । पडित, शेख, मुनि, पीर, औलिया, कुरान, पुरान, रौजा, समाज, 
एकादशी, मदिर और मध्मिद उन दिनो मनुष्य चित्त को अभिभूत कर बैठे थे, परन्तु वे 
कंवीरदास का मार्य न रोक सके। इसीलिए कबीर अपने युग के सबसे बड़े कनन्‍्तरर्शी 
थे ॥//४३ 

आचार्य द्विवेदी ने तो सूरदास पर विचार करते हुए अपना हृदय ही उंडेल दिया 
है। सूरदास का वात्मल्य और श्य यार वर्णन, दोनों ही उन्हें अत्यन्त आकर्षक लगता है । 
सूरदास जैसा वात्सल्य-वर्णन दु्लभ है । वे इसका कारण अस्तुत हुए कहते हैं कि-- 

'यशोदा को उपतक्ष्य करके वस्तुतः सूरदास का भक्त चित्त ही शत-शतत रस- 





4, शिवकुमार, ट्विन्दी साहित्य का इतिहास दर्शन, पृ० 229 
2 हजारी प्रसाद ठिवेदी ग्रन्यावती-3, पृ० 293-294 
3. उपरिवतू, पू० 329-330 


द्विवेदी जी के उपन्यासों मे लालित्य-यौजना / 22[ 


स्रोतों में उठ्ेल हो उठता है । वही चित्त गोपियो, गोपालों और सबसे बंढकर राधिका के 
रूप मे ही अभिव्यवत हुआ है। इसलिए सूरदास की पुनरुक्तिया जरा भी नहीं खटकती 
और वाक्‌-चातुर्य इतना उत्तम कोटि का होकर भी व्यंगार्थ के सामने अत्यन्त तिरस्क्ृत हो 
गया है। वर्णन-कौशल वहा प्रधान नही है, वह भक्त के महान्‌ आत्मसमर्पण का अग मात्र 
है, किन्तु माधक भक्त लोग लीला से विरह-हूप को जितनी आसानी से अनुभव कर सकते 
हैं, भिलन-रस को उतना नहीं। जिस दिन साधक सिद्ध हो जाता है और भक्त अर्थात्‌ 
चिन्मय रस के एकमात्र आकर निखिलानन्द सन्दोह भगवान्‌ से मिलकर एकमेक हो 
जाता है, उस दिन कुछ कहने को वाकी नहीं रह जाता। यही कारण है कि भक्त की 
विरह कथा अधिक सरस, अधिक भावप्रवण और अधिक द्रावक होती हैं ।”! 
आचार्य,द्विवेदी का मन सूरदास पर खूब रमता है। उन्होंने (रद्ास के कृतित्व 
का विवेचन करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी है। वे सूरदास की प्रशसा करते हुए 
कहते हैं कि "सूरदास जव अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते है तो मानो अलकार 
शास्त्र हाथ जोडकर उनके पीछे-पीछे दौड़ा करता है। उपमाओ की बाढ़ आ जाती है, 
हपको की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है । वह अपने 
को भूल जाता है। काव्य में इस तन्‍्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है।”४ 
आधार्य दववेदी ने मीराबाई के काव्य को भी उत्कृष्ट माना है। वे कहते हैं, कि 
/पोरायाई के पदों भे अपूर्व भाव-विह्ललता और आत्मसमर्पण का भाव है। इनके 
माधुय॑ ने हिन्दी-भाषी क्षेत्र के बाहर के भी सहंदयों को आक्ृष्ठ और प्रभावित किया है। 
माधुयं भाव के अन्यान्य भक्त कवियों की भाति मीरा का प्रेम-निवेदद और विरह- 
व्यायुलता अभिमानाश्चित और अध्यन्तरित नही है, वल्कि सहज और साक्षात्‌ संवधित 
है । इसीलिए इन पदो में जिस श्रेणी की अनुभूति प्राप्त होती है वह अन्यश्र दुलंभ है । 
वह सहृदय को स्पन्दित और चालित करती है और अपने रग में रग डालती है ।/3 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर भी आचार्य शुक्ल के समान तुलसी का प्रभाव 
है। दोनो मे अन्तर यह है कि आचाये शुक्ल की समीक्षा के सिद्धान्त तुलसी के काव्य पर 
आधारित है किन्तु आचार डिवेदी के समी क्षा-सिद्धान्त कालिदास के काव्य पर आधारित 
हैं। आचार्य द्विवेदी तुलसी के समन्‍्वयवाद पर अपनी ठिप्पणी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं. 
कि, “लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हे अभूतपूर्व सफलता दी । उसमे केवल 
लोक और फारक वए ही समस्दय नही; है, दे राप्प और गाडस्थ्य का, भरित और क्ञाल गग, 
भाषा और संस्कृति का, लिर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य वा, भावावेग और 
अनासवत चिन्तन का, ब्राह्मण और चाण्डाल का, पडित और अउण्डित का समस्वय, 
“राम गरितिमानम' केः आदि से अन्त दो छोरो पर जाने बएली परा-कोटियो वो मिलाने घग 








]. हजाते प्रसाद दिदेदो ग्रस्यावली-3, पुृ० 357-3 58 
2. उपरिवत्‌, पृ० 360 
3. उपरिवत्‌, पु० 366 


222 / हजा री प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


प्रयल है ।7 

केशवदास को आचार्य द्विवेदी हृदयहीन कवि ही मानते प्रतीत होते हैं। वे स्पष्ट 
शब्दों में कहते हैं कि "कवि को जिस प्रकार का संवेदनशील और प्रेषण-धर्मवाला हृदय 
मिलना चाहिए, वैसा केशवदास को नही मिला था । दूसरा रवि जिन स्थानों पर अधिक 
जमकर लिखता, उन स्थानों पर उनका मन जमा ही नहीं। राम को वनवास देने वाने 
दशरथ-ककेयी प्रसय को सात पक्षितयों मे समाप्त कर दिया है, लेकिन स्वयंवर सभा मे 
राजाओ के वर्णन में बहुत अधिक परिश्रम किया है। किसी प्रकार के रस या भाव को 
उद्रिक्त करने का अवसर जब मिल जाता है, तब भी वे अलकार-योजना और श्तेप- 
निर्वाह के चवकर में पड जाते है।/? 

आचार्य ढिवेदी प्रेम-पद्धति के प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी को प्रेम 
परायण हृदय का कवि मानते हैं । वे पद्मावती के रूप-बर्णव के प्रसय मे कहते हैं कि 
“फिर कवि बराबर परीक्ष की ओर इशारा करता है और इस प्रकार सहृदय का मन 
प्रस्तुत विषय से हटकर अग्रस्तुत परोक्ष सत्ता की और जाता रहता है। इसका फत यह 
होता है कि अन्यान्य कवियों की इस श्रेणी की अत्युक्तियों में वस्तु पर दृष्टि निबद्ध होने 
के कारण जिस प्रकार का हास्यास्पद भाव पाया जाता है, वैसा जायसी में नहीं पाया 
जाता। इस प्रकार जायसी के सादृश्यमूलक अतकार सौन्दर्य के सूष्दिव्यापी प्रभाव की 
और हादिक सवेदना को प्रकट करने में समय हुए हैं ।”* 

आचार टिवेदी रीतिवाल के प्रमुख कवियों पर भी टिप्पणी करते हैं। चित्ता- 
मणि के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि ”चिन्तामणि के उदाहरणीं में सच्चे कवि-हृदय की 
झलक है। कभी-कभी तो वे सरसता में अपने छोटे भाई मतिराम से द्वोड करते हैं। कई 
रचनाओं में भाषा का अक्षत्रिम प्रवाह और भावों का सामजस्य-विन्यास देखने योग्य होता 
है।”+ आचार्य द्विवेदी ने भूषण के काध्य में सवाई और ईमानदारी की गंध पायी-- 
“और कवियों के काव्य-्नायक सचमुच ही उस गौरव के अधिकारी नहीं होते जिसके 
अधिकारी धिवाजी जैसे सच्चे शूर थे । इसलिए भूपण की कविता में सचाई और ईशान 
दारी की सुगन्धि आ गयी है।”* 

आचाय॑ दिवेदी रीतिकाल का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि विहारीलाल को 
बताते हैं। वे विहारी को सजग कलाकार” या 'कन्शस आटिस्ट' कहते हैं ! “विह्यारी उत 
कवियों में से थे, जिन्हें आजकल 'सजग कलाकार! या 'कन्शस आहिस्ट' कहते हैं। एक 
प्रभार के कवि होते हैं जो भावानुभूति के चाद आविष्ट वी-्सी अकया में काव्य लिख 
जते हैं। ऐसे कवि का चेतन मन उस समय विव्किय बना रट्ता है, किन्तु इसके अवचेतनस 


शीट (2202- हक: मन 
हारी प्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-3, पृ० 387 
उपरियत्‌, पृ० 408 

» उपरिवर्दू, पृ० 408 

., उपरिवत्‌, पृ० 427 
उपसिवतू, पृ० 428 


रे के ७ >> 5 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विघान / 223 


वित्त मे जो संस्कार जमे होते हैं, जो अनुभूतियां सचित रहती हैं वे बांध त्तोडफर निकल 
पड़ती हैं। अनुभृत भाव का वेग इन विविध अनुभूतियो में एकसूत्रता स्थापित करता है । 
ऐमे कवि सचेत कलाकार नहीं होते। वेअपने अवचेतन चित्त मे चालित होते हैं। बाह्य 
वस्तु उनके चित्तमे केवल ऐसे आवेगों की सृष्टि करती है जो अनुभूतियों में श्खला 
स्थापित करते हैं । किन्तु एक-दूसरे प्रकार के कवि होते हैं गिनका चेतन चित्त आविष्ट 
नही होता । वे शब्दो और उनके अ्थों पर विचार करते रहते है, उनके द्वारा प्रयुवत 
पन्द वाह्य जगत्‌ में जिस रूप को अभिव्यक्त करते हैं उसको वे मन-ही-मन समझते रहते 
हैं और तोलते रहते हैं। श्रंगार रस की अभिव्यंजना के समय ऐसे कवि रसोहीपन-परक 
चैप्टाओ की पूरी मूत्ति को ध्यान में रक्षते हैं। वे प्रिया की शोभा, दीप्ति, कान्ति के साथ- 
साथ माधुये, औदार्य आदि मानस गुणों को भी जब व्यक्त करना चाहते हैं तो उन आगिक 
और वाचिक चेप्टाओ का चित्र खीचने हैं, जो तत्तदगुणो की मानसिक ,अवस्था की व्यजना 
करते हैं। अनेक प्रकार के हावो, हेलाओ, कुट्टमित-मोट्टायितों और अनुभावों की योजना 
में उनकी काव्य-लद्ष्मी प्रकट होती है । बिहारी इस कला मे बडे पु हैं।/? 

आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के आरम्भकर्ता भारतेन्दु के 
व्यक्तित्व को जीवन-प्राणधारा से युक्त मानते हैं । उनकी दातृत्व-शवित की प्रशसा करते 
हैं जिसने महान्‌ साहित्यकारों की मण्डली तैयार कर दी । उनकी साहित्यिक विशेषताओं 
पर विचार करते हुए कहते हैं कि--“उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भवित की 
पवित्र भन्‍्दाफ़िती में स्‍्तान कराया और दूसरी तरफ उसे दरवारीपन से निकालकर लोक 
हद कै आमने-सामने खडा कर दिया । नाटकों भें तो उन्होने युगान्तर उपस्थित कर 
दया ।/!! 

आचार्य द्विवेदी आधुनिक कथाकारो में प्रेमचन्द को विशेष भद्दत्व प्रदान करते 
हैं। दे कहते हैं कि “प्रेमचन्द शताब्दियो से पददलित, अपमानित और निष्पेषित कृपकों 
की आवाज है, परे में कैद, पद-पद पर लाछित और असहाय नारी-जाति वी महिंमा के 
जबरदस्त वर्काल थे, गरीबों और बेकसों के महत्व के प्रचारक थे ॥ अगर आप उत्तर 
भारत की समस्त जनता के आचार-विचार; भाषा-भाव, रहन-महन, आशा-आकाक्षा, 
पु खन्‍्मुख और सूझ-वूझ जानना चाहने हैं तो प्रेमचन्द से उत्तम परिचायक आपको नहीं 
मिल सकता । झोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे वालों मे लेकर बैंको तक, गाव से 
लेकर धारा-सभाओ तक, आपको इतने कौशलपूर्वेक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं 
ले जा सकता ।/ 

आच,यं दिवेदी मैथिली गरण सुप्त को सच्चे अर्थों मे राष्ट्र वि मानते हैं। उनके 
बाय्य के सम्बन्ध में वे बहते हैं कि "सव मिलाकर मैंथिलोगरण गुप्त ने सम्पूर्ण भारतीय 
पारिवारिक वानावरण में उदात्त चरित्रों का निर्माण किया है। उनके काब्य शुरू से अत 





. हजारी प्रसाद दियेदी प्रन्षावली-3, पृ० 438 
2. उपरिवत्‌, पृ० 474 
3. उपरिवत्‌, पृ० 496 

के 


224 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-यौजना 


तक प्रेरणा देने वाले काव्य है। उनमें व्यक्तित्व का स्वत. समुचित उच्छबास नहीं है, 
पारिवारिक व्यकितित्व का और संयत जीवन का विलास है। मैथिलीशरण गुप्त ने लगभग 
आधी शताब्दी तक हिन्दी भाषी जनता को निरन्तर प्रेरणा दी ।”7 

भआचाये द्विवेदी पत के काव्य के विकास के तीनो चरणों पर अपना मत प्रस्तुत 
करते है। वे कहते हैं कि “मनुप्य के कोमल स्वभाव, बालिका के अक्नृत्रिम प्रीतिरिनग्ध 
हृदय और पकृति के विराट्‌ और विषुल रूपो मे अन्तनिहिित शोभा वा ऐसा हृदयहारी 
चित्रण उन दिनो अस्यत्र नही देखा गया ।** इस दूसरे उत्थान में भी पंत में कोमल भावों, 
मोहन चास्ताओ के प्रति मोह है ।"* तीसरे उत्थान में उनकी कविता गैरिकधारिणी 
सन्यासिनी के समान शान्त और उदात्त विचारो की गभीरता और पवित्रता से मडित 
है। उनमे कल्पना की रगीनी भी नहीं है, आवेगो की चचलता भी नही है, कुतृहल और 
औत्सुक्य-भरी जिज्ञासा भी नही है, किन्तु उसमे सास्कृतिक उत्थान का आशा-भरा सदेश 


है ४ 

आचार्य दिवेदी सूर्येकान्त त्रिपाठी 'निराला' को आरम्भ से ही 'विद्रोही कवि' 
की सन्ना प्रदान करते हैं। उनके काव्य मे उन्हें व्यक्तित्व की सुन्दर अभिव्यक्ति दिखायी 
पड़ती है। वे निराला की प्रतिभा बहुमुखी मानते हैं । आचाय॑ द्विवेदी आगे कहते हैं कि 
“उनकी आरम्भिक कविताओ मे ही उनकी स्वच्छन्दतावादी प्रकृति पूरे वेग पर मिलती 
है। पचवटी प्रसग मे गतानुगरतिक ढंग से राम-कथा को नही चित्रित किया है। शूपर्णवा 
हा, शायद एकदम नये ढग से नारी के रूप में उपस्थित की गयी है, किसी वीभत्स 
राक्षसी के रूप मे नही । सच पूछा जाये तो निराला से बढ़कर स्वच्छन्दतावादी कवि 
हिन्दी मे कोई नही है । 'प्रिमल्' की जिन रचताओ मे वस्तुव्यजना की ओर कवि का 
ध्यांन है, उनमे उनका व्यक्तित्व स्पष्ट नहीं हुआ, किन्तु 'तुम और मैं, 'जूही की कली 
जैसी कविताओं में उनकी कल्पना उनके आवेगो के साथ होइ करती है । यही कारण है 
कि वे कविताएं बहुत लोकभ्रिय हुई है। बड़े केयात्मक प्रयोगो में निराला जी को अधिक 
असफलता मिली है । वे पत की तरह अत्यधिक वेयक्तिकतावादी कवि नहीं है। बडे 
आख्यानो--जैसे काव्य-विषय मे उन्हे वस्तु व्यजबा का भी अवसर मिलता है और 
कल्पना के पख प्सारने का भी मौका मिल जाता है। इसीलिए उनमे निराला अधिक 
सफल हुए है। तुलसीदास, “राम की शवितपूजा' और “सरोजस्मृति' जैसी कविताएं 
उनकी सर्वोत्तम कृतिया हैं ।” 

आचार्य द्िविदी ने जयशकर प्रसाद के आरम्भिक वाव्य में एक प्रकार की मोह- 
कता और मादकता से भरी आसवित को देखा । प्रसाद के काव्य में उन्हे एक अकार की 


नल 


न 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-3, पृ० 50] 
2. उपरिवत्‌, पृ० 54 
3. उपखित्‌, पू० 56 


साहित्य का इतिहास और लालित्य-विधान / 225 


कासयत व्यक्तित्व स्पष्ट हुआ है। इसमें घकियाकर आगे बढने की श्रवृत्ति नही है वल्कि 
चुपचाप सबके बाद धीरे से अज्ञात रहकर आगे बढ जाने का भाव है। झरना तक की 
रचनाओं में यही सलज्ज भाव रहता है। 'आंयू" मे कवि अपने भावों को अधिक स्पष्टता 
के साथ व्यक्त करने लगता है, पर अवगुण्ठन वहा भी है। 'प्रसाद' प्रकृति के और मनुप्य 
के सौन्दय को पूर्ण रूप से उपभोग्य बनाने वाले कवि हैं। शुरू-शुरू में जब वह बौद्धदर्शन 
के दु खबाद मे प्रभावित जान पड़ते हैं, तब भी ससार की रूप-माधुरी का छक्कर पान 
करे के संबंध में उनके मन में कोई दुविधा का भाव नही है। वे इस बात को स्पष्ट और 
दो टूक भाषा में नही कह पाते, क्योकि तव तक उन्हें वह तत्ववाद मही मिल सका था जो 
वैराग्य और कृच्छाचार मे नही, वल्कि सब प्रकार के सामरस्प में ही मनुष्य की परम 
शाति मे विश्दाम करता है।”! 

आचाय दिवेदी महादेवी वर्मा के काव्य को प्रसाद के समान ही मानते हैं और 
महादेदी पर टिप्पणी करते समय अनायास ही दोनो में समानताए देखते हुए तुलना कर 
जाते हैं। वे कहते हैं कि, “महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रसाद की भाँति हो एक 
प्रकार का सकोच है। ये भी प्रतीकों के माध्यम से और सतक लाक्षणिकत। के सहारे 
अपने भावावेगों को दवाती हैं । लाक्षणिक वक्रता और मनोवृत्तियों की मूर्त योजना में ये 
प्रसाद के समान ही हैं फिर भी प्रमाद की वज्ता में जितनी स्पष्टता है उतनी भी इनकी 
आरम्भिक रचनाओं मे नही है। दोनो के मानसिक गठन और वक्तव्य के प्रति पहुंच मे 
भैद है। प्रमाद जी भारम्भ से ही कुछ बुद्धि-वृत्तिक हैं, वे रूपक को दूर तक घमीट और 
गम्भासकर ले जाने की क्षमता रखते हैं। महादेवी शुरूसे ही अत्यधिक संवेदनशील हैं, 
उनमें अनुभूति को तीव्रता 'प्रसाद' थे अधिक है। इसीलिए वे “प्रमाद' के समान लम्बे 
झपको का निर्वाह नही कर पाती । दे पूर्ण रूप से गीतिकाव्यात्मक प्रदृति की हैं ।"* 

आचार्य दिवेदी रामघारी सिह “दिनकर' को भगवती चरण वर्मा और बच्चन की 
पैलना में क्‍भिन्‍्त श्रेणी का कवि मानते हैं। वे कहते हैं कि 'दिनकर' की उमंग और 
मस्ती में सामाजिक मगलाकाक्षा का प्राधान्य है । 'हुंकार' मे कवि सामाजिक विपमताओं 
में बुरी तरह आहत है ।"* “'रसवन्ती' मे कवि इस विषय में बुछ कम मुखर है, वह सौन्दर्य 
कै प्रति आइप्ट होता है, परन्तु उसके चित में शांति नहीं है। वह समाज की चिन्ता 
छोड़ नही पाता । इन द्विविध वृत्तियो के सधपे मे 'दिनकर' के काव्य में वह प्रवाह सत्पन्‍्न 
हैआ है जो अन्य वरवियों मे मही मिलता ।**“बुरुक्षेत्र' मे उनकी सामाजिक चेतना की 
बहुमुखी अभिव्यतित हुई है । “दिनकर” अपने ढंग के अकेले हिन्दी कवि हैं। मौवन और 
जीवन उन्हे आउप्ट बरते हैं, सौंध्य के मोहन सग्रीत उसे मुग्ध करते हैं, पर वे इनसे 
अभिभूत नहीं होते हैं।"3 

दिवेदी जी ने अज्ञ म यो क्यातकार के रूप मे हो देखा है। 





. हजारी प्रसाद ड्िवेदी ग्रन्यादसी-3, बचू० 58 
2. उपरिवत्‌ पृु० 520 


226 / हजारी प्रसाद दिवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


वस्तुतः आचाय॑ हजारी अ्रसाद हिवेदी ने अपने साहित्येतिद्यास में उन्ही कवियों 
पर टिप्पणी श्रस्तुत की है जो या तो लोक-विश्युत हैं अथवा उनके लालित्य सिद्धान्त पर 
खरे उतरते हैं / मानवतावाद, लौक-तत्व के साथ-साथ रसात्मक बोध होना अनिवार्य है। 
कवीर, सूरदास, तुलसीदास, विहारी और प्रेम्रचन्‍्द पर उन्होंने हृदय के रस में कलम 
डुबोकर लिखा है। जिसका कारण इन कवियो का उत्कृष्ट ही होना हे। इस बात का 
प्रमाण यह है कि मैविलीशरण गुप्त को तुलसीदास की परम्परा का कवि मानते हुए भी 
वे कहते हैं कि “मानवतावादी दृष्टि उनमे भी है। यद्दी कारण है कि वे तुलसीदास की 
जाति के होकर भी उसी श्रेणी का भवित-काव्य नही लिख सके । उनकी दृष्दि परलोक 
में नही, इस लोक में तिवद्ध है। फिर स्वभाव से ही उनको याधकावस्या के चिंत्रण मे 
रस मिलता है। उनके सभी श्रेष्ठ पात्र '''उमिला, यशोधरा, राधिका, लक्ष्मण--साधक 
हैं । तुलसीदास जी सिद्धावस्था के प्रेमी हैं।”॥ इस प्रकार यह निष्फर्प उचित ही है कि 
कवियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणियां उसके लालित्य-सिद्धान्त के अनु प हैं। 


दत्त लउकरफा 2 
. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावल्ली-3, पृ० 504 


पष्ठ अध्याय 
अन्य विधाओं में लालित्य-विधान 


आचार्य हिवेदी का काव्य 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हृदय से कवि थे, इसलिए उन्होने कुछ कविताओं 
की रचना भी की। वस्तुत. उन्होंने गुर्देव रवीन्द्रनाथ टैगोर के आदेश पर कविता लिखना 
बन्द कर दिया था, इसलिए हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रन्थावली के प्रकाशन से पूर्व जो उनकी 
भृत्यु के पश्चात्‌ ही प्रकाशित हुई, हिन्दी-जगतु को उनकी कविताओं का परिचय नही 
मिल सका । उनकी अधिकांश कविताएं मुक्तक के रूप मे हैं। “आत्मा की ओर से' शीपक 
कविता मे प्लासी के युद्ध से लेकर अवध की बेगमों के साथ किये गए अत्याचार तक की 
कथा का वर्णन किया गया है और द्विवेदी के कवि-द्ददय की सुन्दर अभिव्यक्ति हो सकी 
है। इससे स्पष्ट ही यह निष्कर्ष निकलता है कि ठिवेदी जी ने यदि सततू काव्य-साधना 
वी होती तो वे निश्चित ही उपन्यासों के समान ही सुन्दर प्रबन्ध-काव्य रचने में समर्थ 
होते । 
आचार्य द्विदी के काब्य-सेकलन में विविधता के: दर्शन होते हैं। उन्होंने खड़ी 
बोली और ग्रजभाषा में तो काव्य को रचना की ही है, सस्ट़्त और अपभ्र श में भी काथ्य- 
रचना करने मे समर्थ थे। सस्कृत की तीन कविताएं, “हजारी प्रसाद दिवेदी प्रन्पावली 
भाग-' में सकलित की गयी हैं और अपभ्रश की कविताओ के सन्दर्भ में स्वयं हुजारी 
प्रसाद दिवेदी मे ब्योमकेश शास्त्री के नाम मे 'पुन्नेवा! पर जो पत्रात्मक समीक्षा लिखा, 
उसमे बहा है कि "लेक्न प्रतियष भ तो आपने अपभ्रं श के दोहे और पद भी गढकर 
चला दिये हैं। आप और लोगो को चाहे भ्रम में डाल दें परन्तु मुझसे आपका बुछ भी 
छिपा नही है।! 


पाय्य में सावगत लालित्प 


आधघायें श्विदी भावाद सानित्य बे: लिए रसास्मब दा वो महत्वपूर्ण मानते हैं । 
हक जम अर 
. जारी प्रसाद डिवेदी ग्रस्थादसी-॥8 ७० ४०< 


228 / हजारी प्रसाद दिवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


हिन्दी की ब्रजभाषा काव्यधारा में थरीकृष्ण लौला की कललोल करती लहरो मे द्विवेदी जी 
ने जो डुवकिया लगायी उससे उसका हृदय इतना स्वच्छ और निर्मल हो गया कि वह 
स्वयं ही काव्यमय हो उठा। यही कारण है कि उन्हें रास-कौड़ा मे विलास देखने वाले 
समीक्षकों पर दया ही आती है और वे कृष्ण से ही पुकार करने लगते हैं कि वे उन्हें भी 
मपने अनुशग का अश दें । यह प्रार्थना, यह पुकार कितनी करेणामय है, कल्याणप्रद है। 
बे विरोधी का कोई बुरा नही चाहते, उसे प्रेम के सरोवर में डुबोकर वही आनन्द प्रदान 
कराता चाहते हैं जो उनका निष्ठावान्‌ हृदय पाता है-- 


“जिनको अंधिया सें द्ज सुन्दरी ते सुमोहिनी-मुराति फीकी ल्ग। 
जिन कीरति को कल केलि कला तेरो स्याम लला की न नीकी लगे । 
जिनकी वा कसाइन लोहे को लेबनि में न विभा विरही को लगे। 
परो पाय लला तितकी अंखिया रज नेकु तेरी पनहीं की लगे। 


जिन गोपी-गुपाल की रास कलत्त। में विलास की वास बनाया करें) 
जिन बांसुरी के सुर मे न कहे रस की सरिता लख पाया करें। 
जिन राधिका रानी की बानी सलौनी में गन्दगी गान दियाया करै। 
ब्रज लाडिलेजू के सनेह परे तिनकी अंबिया कछआया करे! 


आचार्य द्विवेदी यहा भवत का समर्पण भाव लिये हुए अपने उपास्य देव श्रीकृष्ण 
से प्रार्थता करते हैं कि जिन्हें श्रीकृष्ण की रासलीला में बिलास ही दृष्टियोचर होता है, 
बासुरी के स्वर में रस की सरिता नही दिश्वाई पड़ती, जिन्हे राधारानी की सलोती वानी 
में गन्दे गान दिखायी पड़ते हैं, उतके नेत्र कृष्ण के स्नेह पड़ जाने से 'करुआया करे! । क्या 
अभिशाप है जो वरदान बनने के लिए बाध्य है। वे उन हीनों को सरसता प्रदान करने 
की प्रार्थना करते हैं । कितना महान्‌ हृदय है--कवि का हृदय ! 


“जिन रावरे सांवरे ताल की नेह में थोथी विलाप्तिता पावते है । 
जिन प्रेम भिथ्वारित की कविता को चुड़ैल की वेली बतावते हैं । 
जिन वा क्षज बानी सुधारस सानी मे गाली कीनाली बहावते हैं। 
ब्रज सुन्दरि रावरे प्राएं परी कहो कैसे कृपा-#न पावते हैं। 
ए ब्रजचन्द निहारों करो रसहीननि कौ सरसाओ ने जी। 
फिरते पै विलासिता को चसमा इन पै करता बरसाओ न जी ) 
ब्रजराती की वानी बिगारते ए टूक प्रेम-कथा परसाओ न जी। 
पर हान्हा विचार गरीवनि को तरस्यओ न जी तरसाओ न जी //* 


अला, उस कृष्ण से इसे दचा जा सकता है । उसके प्रेम-रस से बचने के लिए 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-7, पृ० 57 
2. उपरिवत्‌ू, पृ० 58 


अन्य विघाओं में लालित्य-नवधघान / 229 


गोपी आख तरेर ले, पर एक बार कान्ह की मुसकात की फांस लग गई तो फिर बचना 
कहा रहा । नन्‍्दलाल को आगे खड़ा देखकर गोपी मार्ग बदल लेती है, बचने के लिए कुज 
में जा छिपती है, पर वह सावरो वहा भी जाकर घेर लेता है, गोपी उस अनुपम रूप वाले 
हैेण्ण पर आख भी तरेरती है, पर क्या करे विवशता है--कृष्ण की मुस्कान--- 


“आगे खरो लखिनन्द कौ लाल हमने सखि पैड तजेरी। 
कुजन ओट चली सचुपाइ उपाइ लगाइ तहो तिन घेरी। 
मैं निदरे सखि ! रूप अनूपन कान्हर हु पर आखि तरेरी। 
पै परी फास अरी मुसुकानि की प्रात बचाइ न लाख वचेरी ।/? 


रे लो भला, ब्रजमाषा-काव्य हो, कृष्ण का नेह हो और अथीर की बातें न हो, यह 
'से सम्भव है। सारा रीतिकाल इस अबीर के रग में रगा पडा है। सूर ने भी 'होरी” 
पर अवीर की झोरी को उलटवाया है तो दिवेदी जी भला कैसे रह सकते थे। गुलाबी 
कपोलो पर अबीर तो झर गया, पर कुछ जादूगरी ऐसी है, उस स्याम की कि रसीज़े लाल 
और रमीली लली की रसराप्सि से आधें ही भर गयी हैं-- 


“भीर अभी रन की भई भोर तहा सखि ! मोहन मोह गयो भरि | 
मंजु गुलाबी मुठी को गुलाल गुलाबी कपोलन पै त्यो गयोझरि। 
कैसे कहूँ सुखमा सजनी, कछु जादुगरी है बसी ज्यों कियो हरि। 
लाल रसीले रसीली लली रसरासि से गीलि गये अंखिया करि।/£ 


अपनी जीर्ण-जीर्ण पुरानी नौका के डूबने की आशंका भक्त के मन मे सदैव ही 
रहती है। द्विवेदी जी का कवि-हृदय भी इस डूबती नौका को देखकर पुझार लगाने लगता 
है। उसकी रक्षा नन्‍द का लाल, गोपियो का “लला' ही कर सकता है। यह ससार की 
नदी इतनी भयानक है कि उसमें सर्प और घड़ियाल भी हैं, नाव के एक बार डूबने पर 
बचने की कोई आशा नही हो सकती, इसलिए “लला' ही बचा सकते हैं--- 


“बह देखो कराल है व्याल महा फुफकारत है लहरी लहरी, 
बह डूबा अभी घड़ियाल भयानक, तुंग तरंग बनी गहरी। 
अब डूबी---कहा तक जाय टिकी यह हाय पुरातन ही ठहरी, 
अब वेगि दचाओ, बचाओ लला 7 न पुकार सुने बहरी लदरी कि 
द्विवेदी जी ने विरह-वा को 'विधवा' की ध्यथा से व्यजित किया है। विरहिणी 
को एक आग, एक विश्वास तो होता है कि प्रियतम के दर्यन कभी तो हो सवते हैं किन्‍्सु 
विधवा की व्यया तो ऐसी है कि वह मिट ही नहीं सकती ॥ इस निष्टुर जगत्‌ में वह कर 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-7, पृ 54 
2. उपरिवत्‌, पू० 53 
3. उपपित्‌, पृ० 60 


230 । हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


ही क्या सकती है ? उसके नेत्र सुहागरात को जो हसे थे तो बग हस कर रह लिये, भव 
उमके ननत्रों मे हसी कहा ? प्रीति के कारण उस ग्रियतम के हाथ में फंस गयी तो फस ही 
गयी, सग्र-सुख को समझे बिना ही उम्रगपूर्वक उसके स्नेह में धंस गयी सो धंस गयी, 
नागित के समान विछोह विया ने अन्ततः उसे डस ही लिया, अब हम सुहाग को कया 
समझें, इस माग मे आग ही लग गई है, हमारे हाथ तो दु ख ही लगा है, सुख की रात तो 
चली ही गई, इस “जोवन' को मरोर कर रात-दिन व्यथा ही हमारे पास रह गयी है, 
अपमान की कठोरता ओर घोर ध्यया रूपी यम प्राण के पीछे ही लग गया है-- 


“ये अधिया सखि या जग बीच सुहाग की रात हसी सो हसी, 
प्रीतम प्रीति के आसरा में निर्मोही के हाथ फसी सो फसी॥ 
जाने बिना सुख सग उम्ग सनेह के बीच घंसी सो धंसी, 
शागिनि लौं ये विछोह विया या अभागिद को जो डसी सो डसी। 


हम जाने सुहाग कहा सजनी यहि मांग मे आग लगी सो लगी, 
दु.ख ही दु ख हाथ हमारे लायो रजनी सु की जो भगी सो भगी । 
यह जोवन जोर मरोर विया निप्ति धौस के हेतु लगी सो लगी, 
अपमान कठोरता घोर विथा यम प्रान के पीछे लगी सो लगी। 


परमास्मा के प्रति आसकित का भाव, हृदय की आस्था और श्रीति का चित्रण 

खडी बोली काव्य में भी हुआ है। जगत्‌ पिता ही इस नौछ़ा को सम्भाल सकता है। कवि 
एक रूपक बांधकर कहता है कि मन की वेगवती धार/ में यह बुद्धि रूपी पतवार इस 
जीवन-नौका को पार करने में असमर्थ है क्योकि पाल फ़टा हुआ है, नाव में छिद्र है और 
बह अत्यन्त जज र है-- 

“पाल हमारा फटा-चिटा-सा छिद्रपूर्ण जजंर अतिशय। 

मानो मेरी शकिति-सुन्दरी का करता है मृदु अभिनय। 

है पतवार वुद्धि-सा छोटा, मन-सी वेगवती सरिता] 

तू ही आज सम्हाल, नहीं तो डूबेगी हे जगत्‌-पिता।”? 


डिवेदो जी की आस्था सगुण के प्रति और वह भी इष्ण के प्रति है। वे निर्गुणो- 
पासना को भ्रमित मानते हैं। माया कही कट सकती है। निर्गुणोपासना मे अहकार ही 
है। कृष्ण का मधुर रूप देखकर भी भूल जाता है, कैसा जगत्‌ है । कवि इसीलिए कहता 
है कि-- 
“श्याम गौर रसलीन नही, मुरली सुरलीन न भाया रे, 
त्रिगुण रहित के गुण मे फंसकर अनमिल काल गंवाया रे, 
रे भाया रे--दुनिया मे न समाया रे ।/”? 
. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-] ], पू० 27 
2. उपरिवत्‌, पृ० 32 


अन्य विधाओ में लालित्य-विधान / 23] 


प्रेम का कवि वियोग का चित्रण करता ही है। कवि को अपनी त्रिया की 

भ्मृति आती हे, किसलय के समान कोमल रक्तिम आभा वाले हाथ याद आते हैं, नेन्न 
वश्रू वर्षा करते हैं-- 

“इधर झरता है मधुर प्रपात 

सश्ति, वे तेरे किसलय-कोमल लाल-लाल-से हाथ 

आाह, तरसत्ी हैं ये आंखें झरती हैं वरमात 

और शुभ्र शेफालिका सुमन नाल पिंगलित गात 

इंदुर गौर, गोल, लोलुप लालसा लसित भुज देश ! 

कलित कलाई की स्मृति से है जाग रहा रस शेप 77 


कवि कली को चेतावनी देता है कि ये भोरे स्वार्थों हैं जो उसे मसलकर छोड़ 

जाएगे। दे कहने हैं कि उसका वास्तविक प्रिय तो पवन ही है--- 

“अरे यह कैसा अल्हृडपन 

भसली जाकर भी अधि सखि, तू लुटा रही तत-धन ! 

रसिया ये मतलव की यारी वाले हैं अलि गन ! 

छिन भर याद करेंगे सबनी और-और तिज मन ! 

हितु तुम्हारा सच्चा जग में यह मूदु मलय पवत ! 

बिना बताये तेरे यश को फैलाता वत-वन | 

मधुमालि के, भ्रमर केवल हैं क्षण भर के परिजन ! 

भोली पर निरपेदा कि तेरा प्रणयी मलय पवन ! ” 


आचार्य द्विवेदी की आत्मा बी ओर से! मे मुशिदावाद बी लट्ष्मी पर लिखी गयी 

पविता है। कविता में प्लासी की लड़ाई, बरसर का युद्ध तथा अवध की वेगमों को लूटने 
की ऐतिहासिक घटनाओ के माध्यम से कदण रस की अभिव्यवित की गयी है। ये घटनाएं 
भारत मे अप्रेजी राज्य की स्थापना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटनाएं हैं। काव्य 
का आरम्म वैभव रुपी युवती के क्यन से होता है--- 

“उठता हुआ अभी यौवन था मदमाती थी आँखें, 

परियो की रानी-सी मै उद्धती थी से चित्रित पायें, 

नंगा ! रुप वा नशा अहा वह भी वितना मतवाला था। 

बहां यबर थी यह कि जमाना प्सदा खाने बाला था । 

इन सहकों पर रुपराशि का पुन युन: अभिमार, 

शाँपन्झांक से ही सज्जित हो करता था गुजार, 
कि जिसकी एक-एक झंकार दृदय में अब भी है सावार ।' 


क--++-- 


4, हजारी प्रसाद द्िविद्दी दन्‍्वावसो- ], पू० 24 
2. उपरित्‌, पृ० 30 
3. उपरिवा, पु० 33 


232 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में सालित्य-योजना 


अवध की वेगभो के लूटे जाने का चित्रण मन मे अग्रेजो और मीर जाफरो के 
प्रति वितृष्णा और जुगुप्सा उत्पन्न करता है | सहृदय के हृदय में करणा भर देता है-- 


/देना था इनाम दुश्मन को नरक कीट वे दोडे । 
आह, मृणाल नालो पर पडने सगे कि वद्ध हथौड़े 
जेवर छीना गया बेगमों का नरपशु के कर से 
कुसुम कलाई कामिनियों के छूर बुकों से पर से। 
कटा रसाल, गिरी मालतिया मुरझा कर सुख भूल 
तोड़े गये कुचलकर निर्ममता से सुन्दर फूल। 
कि उनका रोना हो वेजार, 

हृदय में अव भी है साकार ।/! 


आचार्य द्विवेदी कर्णा की व्याष्ति के उद्देश्य से वतमान की ओर सकेत करते हैं। 

अग्रेजो ने छल-कपट का प्रयोग करवेः ही मुशिदाबाद पर अपना अधिकार क्रिया था| वें 
चेतावनी के स्वर भे ही कहते है कि--- 

“प्रलय घटा की घहरात है या कि घण्ड ताण्डव वी रोर। 

बञ्ञ टूटता है कि गगन फ़टता कर भीषण शोर। 

भरे फिरंगी, रख दे टूक प्याले को कर किलकारी बन्द, 

देख दुखी मुझको हसता है जो अविजित स्वच्छन्द। 

ए अतीत, लख एक बार आ वर्तमान की चाल 

इस उन्मस हसी में अपनी भादक नजरें डाल 

कि जिसकी एक-एक किलकार * 

हृदय मे अब भी है साकार ।” 


शब्दयत लालित्य 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा मे लालित्य उत्पन्त करने के डीलए शब्द को 

माध्यम बनाते है। वे भाव के अनुरूप ही शब्द का प्रयोग करते है। करुणा का भाव 
उत्पन्त करते समय वे निबन्धों के समान ही 'हा-हा' की रट लगा देते हैं । 'आत्मा की 
ओर से” गे उन्होने ऐसा ही किया है-- 

“हु पणवाणुछ, हा अतृप्त सुख , हा-हा कुल्तल एयप्स ६ 

हा सरोज पद, हा मनोज पद, हा-हा तनु अभिराम ॥ 

हा कोमल कर, हा मोहन वर, हान्‍हा मघुकर नैत। 

हा उज्ज्वल सत, हा कठोर ब्रत, हा-हा मूदुवर बैन॥ 


. ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली- !, पृ० 35 
2. उपरिवत्‌, पृ० 36-37 


3 अन्य विघाओं में लालित्य-विधान / 233 


हा कंटक वृत्त सुमन पत्र, हा मारईव वृत्त कठोर । 
कहे कृपणता चुत्त उदारते, प्रेमादृत दुत्त चोर 
कि कल्पना का तब साखात्कार। 

हृदय में अब भी है साकार ॥/7 


दे कही संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं और कही अरबी-फारमी 
के प्रचलित शब्दों का। उपर्युवत्र उद्धरण में 'कष्टक', बृत्त', मार्दव', कपणता', आदि 
सस्कृत के तत्सम शब्द हैं ॥ नवाव के संदर्भ में जब वे एक पक्ति लिखते हैं तो उनकी 
शब्दावली दृष्टव्य होती है, “किया तलब नूतन नवाव ने गीत, शराब विलास !”* यहा 
“वलेब', 'शराव' अरवी-फारमी के प्रचलित शब्द हैं। 
ब्रजभाषा की प्रकृति में पद-लालित्य मध्यकाल से हो चला आ रहा है। द्विवेदी 
जी उस पद-लालित्य को प्रस्तुत करने मे सफल रहे हैं। निम्न उद्धरण में पद-लालित्य के 
स्पष्ट दर्शन होते हैं--- 
“फीके पड़े हैं गुलाव जहां तहा कौन गुलाल की बात करैगो ? 
देखि कुरंग विरंग बने जिन्हें ता ढिय रग कहा ठहरैगो? 
लाल ! गुलाल सम्हारते क्या लखि वाल कपोल को धीर घरेगो ? 
वीर अवीर जो डालि हैं सोऊ अ-बीर बने हिय-पीर परेगो ?”3 
यहां 'जहां-तहा', 'कुरंग बि-रंग', “रग', 'लाल गुलाल', “वाल, वीर अवीर', 
“अ-बीर', 'हिय-पीर' मे पद-मैत्री का रूप स्पप्ट है। रीतिकालीन कवि सेनापति के आधार 
पर उन्होने 'भारत में काल है कि वगरो वसन्त है' में सन्देह अलकार के द्वारा जिस भाव 
को व्यक्त किया है, वह 'पीत' शब्द के द्वारा ही अभिव्यक्त हो सका है-- 4 
“मुख पीत, आंख पीत, देह को रक्त पीत, 
पीत रथ में ही पुते लोग हां वसन्‍्त है । 
तदन कौ पात पीत, तरुनन को गात पीत, 
पीत-सुख सोभा तझनोन को लसन्‍्त है । 
पीत-शाति कृपक, सुपीत रक्त धघेनुवृष, 
पीत ऋद्धि देश विपरीत विल्सन्त है। 
पीत घुजाले के पीतता कौ सह देके कहो, 
भारत में काल है कि वगरो वसन्‍्त है।4 
इसी प्रकार द्विवेदी जी ने दोहो मे भी शब्द-लालित्य का प्रस्तुतीकरण किया है। 
कृष्ण की ज़यकार करते समय “मघु' शब्द का प्रयोग चमत्कारिक है--- 
3 तनमन 2 हद 
[. हजारी प्रस्नाद द्विवेदी ग्रन्यावली-] ], पु० 37 
2. उपरिवत्‌, पृ० 36 
3. उपरिवत्‌, पृ० 53 
4- उपस्ित्‌, पृ० ऊकुउ 


234 | हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


“मधुर अधर मुरली मधुर, मछुर माघुरी रौव। 
मधुरिपु मधुसम मधुसया, जय माधव मघु मौन ।/! 
ड्रेवेदी जी इसी प्रकार 'मनमथ” और 'मयनकर' शब्दों के प्रयोग द्वारा चमत्कार 
सुष्दि करते हैं। वे कहते हैं कि-- 
“'कब लो सहि हैं हृदय धन ! तेरो विषम विछोह ! 
मन मवतमथ--मन--मथनकरर, मोहन तेरी टोह 


लक्षणा और व्यंजमा के द्वारा उत्पत्न लालित्य-विधान 
काब्य का उत्कप लाक्षणिक शब्दावली के द्वारा ही आता है। कवि अर्थालिकारों 
के प्रयोग द्वारा लाक्षणिकता की उत्पातति करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 
लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया है। रूपक, उपभा और उत्प्रेक्षा उनके प्रिय अलकार 
हैं। द्वविदी जी ने प्राचीन उपमानों के साथ-साथ एकदम नवीन उपमान भी प्रस्तुत किये 
है। 'रेल इजन की सीटी', 'विजली के समान! और “मघुमच्छिका-सी' ये उपमान नये 
और धुराने का सम्मिश्रण ही हैं-- 
/एक पिचका री लै बगारती गुलाल जल-मत्र कौ परीलौ नियाध बिछुर परी। 
एक किलकारती सिटी लो रेल इजन की कुकुम के पुज नवधूम लें धरे परी | 
एक हमसि हारी एक तत-मन बारी बिनु दाम की विकानी एक बिज्जे-सी बरै परी 
नद के लडैते पै उ्चकि शुकि शूमि-झरूमि मघुमच्छिका-सी एकवा रगी टरे परी” 
इसी प्रकार रेडियो को उपमान बनाकर नवीन उपमान प्रस्तुत करते है और 
'काजर की पूतरी', 'कबूतरी सी' तथा 'समुद्र मे पोत का डूबना' आदि प्राचीन उपमान 
है, पथा--+ 
“नद के दुलारे चकचके से थके से खरे मानो कोऊ रेडियो विलोक्यो 
ग्राव वारो है। 
काजर की पृतरी कवृतरी-सी आखिन सौ मुल्हकि मुल्हेकि ताके 
रग को बनाये है । 
छूटि गयी मुरली लकुट कहू छूटि गयी पीत पट तनु वे गुलाल 
लाल घारों हैं । 
डूबियों गचाक सो मजाक के मजाक में यथा समुद्र मध्य 
कोऊ पोत गोह वारो है।4 


बम कर मे; 
[. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-7], पृ० 54 
2. उपरिवत्‌, पृ० 54 
3 उपरिवत्‌, पृ० 55 
4, उपरिवत्‌, पुृ० 55 


ब्नन्‍्य विभाओ में लालित्य-विधान / 235 


आचार्य द्विविदी को उपमा अलकार कुछ विशेष ही प्रिय है। यहा भी कालिदास 
का प्रभाव ही प्रतीत होता है। कभी-कभो तो प्रत्येक पंकित में उपमा अलकार का ही 
चमत्कार होता है-- 


“गोपिया नवेली बरसाने की हवेली से पि-- 
पीलिका की रैली जैसी कढती चली गयी । 
रूप खलियान जैमी ब्रज गलियान तैंसी 
नोटिसी नीलाम--पै---सी चढती चली गयी। 
मृग छालनि सो कुकुम गुलालनि सो 
ढोलक सी ब्रज भूमि मढती चली गयी । 
राधा क्लेरियन काल सुनि ग्वाल बाल माल 
ग्रैंड ट्रक रोड जेसी वढती चली गयी ।”! 


रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी चमत्कारिक है। उत्प्रेक्षा की दृष्टि 
से निम्न उद्धरण विशेष महत्वपूर्ण है । चवीन और प्राचीन उपमानो का समन्वय भी है-- 


“गाल लाल भाल लाल नव वनमाल लाल, 

लाल रंग ही को चहु ओर भयी मेला है । 
किचने रसोई जैसे दाल-भात झोल झाल 

भावे वादे चहु ओर आलू ही को ठेला है । 
साप बन्यो कहूं, कहू मोर कहू सिंह बैल, 

भीत भई ऐसी मानो शंभु को तवेला है। 
अस्त्रहीन शस्वहीन शभुहीन दीन-छीन 

मनो चम्रव्यूह में महारथी अकेला है ।? 


आचार्य द्विवेदी की व्यजना भी वडी सशवत है। एक कविता में (बयोकि उसमे 
कविता-सध्या 26 वो दी गयी है किन्तु कोई शीष॑क नही दिया गया।) आचार्य ट्विवेदी 
सडक के माध्यम से अपने बथ्य की व्यजना करते है । जिजीविपा के कारण ककडो वाली 
सडक पर चलना उनकी मजबूरी है किन्तु दूर का व्यक्ति उन्हें इसीलिए प्राणवन्त और 
महान्‌ समझता है। ककड़ और केण्टकों पर चलने के कप्ट को कवि ही समझता है, इसी- 
लिए वह रॉदकर एक मुन्दर मार्ग बनाता चाहता है जिस पर जिजीविया से युवत अन्य 
मानव चल सके उस कविता को पूरा का पूरा ही उद्धरित किया जाता है जिससे उसकी 
व्यजना को समझा जा सके-- 
“मार्ग सुन्दर बहुत है। 
गाड़िया, घोड़े, पदातिक सभी के उपयुक्त । 
]. हजारी प्रसाद द्विवेदो प्रन्दावली-] ], प० 57 
2. उपरिवत्‌, पू० 56 ध 


के 


236 / हजारी प्रसाद ट्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-यीजना 


सुना है उसकों पकड़कर चल सके कोई, 

पहुंचता लक्ष्य तक नि्नान्ति 

जानता हूं, मानता हू 

लक्ष्य तक नि्नान्त जाना चाहता हू । 

सडक पक्की और छायादार यह है । 

किन्तु मैं मजबूर हू। 

कंकड़ो मे, कण्टको में 

दूर जगल मे-८ 

भटकना है बदा 

नहीं तो जी मही सकता। 

इस तरफ कोर्ई न चलता यान, 

है कोई न देता ध्यान । 

मैं भटकता बढ़ रहा हूं 

लक्ष्य से अनजान । 

सोचता हू बया यही है लक्ष्य जीवन का 

जीते जाव 

प्रीते जाव 

अपने क्षोभ को ही। 

दूर वाले समझते हैं आदमी यह प्राणवन्त महानू 

ककडो पर चल रहा है, 

कण्टको को दल रहा है, 

किन्तु मैं ह जानता इस रास्ते की मार 

और मैं हू जानता पक्की सड़क के 

नही पाने का भयकर घाव । 

सोचता हूं रौदकर क्या एक 

बन सकता न सुन्दर मार्ग ? 

जिसे जीने की ललक वाले 

करें उपयोग 7 

आचायें हजारी प्रसाद द्विवेदी को काव्य भाषा में अत्यधिक वेविध्य मिलता है। 

उसमे जितनी लौकिकता है उतनी ही घास्त्रीयता जिसके कारण उसमे एक लचीलापन 
आ गया है। वे जितनी सफलतापूरवंक सस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते है उतनी 
ही सफलतापूर्वक अरबी-फ़ारसी और अंग्रेजी के शब्दो का प्रयोग भी करते हैँ। देशज धब्द 
भी उन्हे कम प्रिय नही है। शब्दों को तोडने मरोडने में भी उन्हे कोई आपत्ति नहीं। 
“आत्मा की ओर से' मे वे ब्रिटेन को ब्रीटन कर देते है-- 


| हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्धावली भाग- 7, पू० 48-49 


अन्य विधाओ में लालित्य-विधान / 237 


“उठी दहल साथ ही दिशाएं सुन दीर ब्रीटन (?) जयकार (उठी) ॥!7 


के वे सजग कवि है इसलिए सादृश्यमूलक अलंकारो का प्रयोग भी इस प्रकार करते 
हैं कि अनुभूति सहज हो उठती है। ब्रज भाषा काव्य मे अंग्रेजी शब्दों के आधुनिक उपमान 
तो चमत्तारिक ही हो उठे है। उनके काव्य मे रीतिकालीन कवियो के समान मादकता 
का अपितु निष्ठा का समावेश है, इसी से उनके काव्य में लालित्य-व्यजना सफल हो 
सकी है। 


संत्मरण में लालित्य 


... "हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली भाग-7 में बैयक्तिक सस्मरण की विधा 
में दो सस्मरण संकलित हैं--'भेरी पिटाई! और “विश्वविद्यालय प्रसग'। वास्तविकता 
यह है कि ग्रन्यावली के भाग 8 मे संकलित 'शाति निकेतन की स्मृतिया' और ग्रन्थावली 
के भाग ]0 में संकलित 'नियला केवल छ8न्द ये” सस्मरण--विधा के अंतर्गत ही आने 
चाहिए। 

संस्मरण को परिभाषित करते हुए डॉ० रमेश चन्द्र लवानिया ने लिया है कि 
“जब किसी व्यक्ति या घटना की स्मृति वर्षों के व्यवधान के पश्चात्‌ भी मस्तिष्क के 
किमी कोने में अपना स्थान बनाये रखती है तो साहित्यकार उस स्मृति को साहित्योचित 
झुप में अभिव्यवित प्रदान करके संस्मरण विधा की रचना करता है ।”/$ उन्होंने संस्मरण 
के छः तत्व अस्तुत किये हैं--() वर्ष्य विषय, (2) पात्र और चरित्र-चित्रण, (3) 
पसिश-चित्रण, (4) शैली, (5) स्मृत्याकन तथा (6) उद्देश्य । 

(]) दर्ष्य बिवय--आचार्य द्विवेदी के संस्मरणों में मानवीय दृष्टिकोण की 
मतक स्पष्द है। उनके व्पं-विषय वैयक्तिक और साहित्यिक हैं। 'मेरी पिटाई” में 
देचपन की एक पिटाई की उन्हे विशेष रूप से स्मृति है। लेखक बहता है कि उसके 
बेचपन में उसे हर गलती पर पिटना पड़ता था । जिस पिटाई को स्मृति को इसमें संजोया 
गया है, वह एक विशिष्दता रखती है। उनके अध्यापक पण्डित रामनरेश मिश्र एक 
आदर्श अध्यापक ये । लेखक वहता है कि सवशा भरने के लिए गांव में रग मही मिलते 
ये । अध्यापक महोदय ने एक मुझाव दिया कि “चने के फूल से ब्रिटिश क्षेत्रों को रंगो, 
मरमों के फूल से या भरहर के फूल से देशी रियासतो को रंगों, तीसी के फूल से समुद्र 
और नदियों को रको 3"* सभी छात्रो ने ो बहुत सुन्दर कार्य किया किन्तु लेखव ने नक्शे 
में जो गोदगाद वी, उसे देखकर अध्यापक ने उनके वान घीच दिये-- 

“यह कोई बड़ा दण्ड नहीं था, लेविन सयोग की बात थी कि यह वड़ा दण्ड हो 
गया। हुआ यह कि उन दिनों गांव की ध्रषा के अनुसार मेरे शान छिंदवाये गये थे और 
अन-+- 3-०. ++-> 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रस्पावली भाव-, पृ० 34 
2. साहित्य विविधा, पृ० 32 
3. हजारी प्रसाद डिवेदी ग्रस्यादली- ], पृ० 26 


238 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-योजना 


उनमे थोडा-थोडा दर्द भी था, शायद पकने लगे थे | पडित जी ने जो कान पकड़कर खीचा 
और थप्पड़ मारा, तो घाव एकदम फूट गया और खून से उनका हाथ लाल हो गया ।/! 
लेखक खून देखकर अधिक घबरा गया था । दई उतना नही था। प्रस्तुत सस्मरण 
बी विशेषता यह है कि अध्यापक ने पिटाई इसलिए की थी कि उसे लेखक से आशा थी 
कि व्ीफे के इम्तहान! में अच्छे अक प्राप्त करेगा। यही कारण है कि लेखक 20 वर्ष 
के बाद जब उन्ही अध्यापक से मिला तो ऊत्दोने कहा कि "तुझे बहुत पीटा था, याद 


है ?/१ 

दूसरे सस्मरण “विश्वविद्यालय-प्रसग” में आचाय द्विवेदी ने हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी मे रैक्टर पद सम्हालने के प्राच महीने वाद की स्थिति का चित्रण किया है। 
विश्वविद्यालम में बडे योग्य अध्यापक हैं विन्‍तु उनमे परस्पर विरोध है। अध्यापकों ने 
जान-बूझकर विश्वविद्यालय का अहित किया है। रेंगिग के कारण वुछ अध्यापक पुलिस 
बुलाने के पक्ष मे है किन्तु लेखक पुलिस बुलाने के स्थाव पर अपने आपको ही उत्सगं 
करने को तैयार होता है। उसका मत है कि बहू मीठी बातों से ही सबको सन्तुप्ट करता 
रहा है किन्तु अब उससे काम नही चल सकता । विद्यार्थी आज ज्ञान से अधिक प्रेम का 
भूखा है किन्तु उसे प्रेम नही मिलता, इसलिए बह अध्यापकों के विरुद्ध आरोप लगाता 
है। लेखक को लगता है कि उसने अध्यापको का खण्ड-खण्ड अ्यत्ितत्व ही देखा है । ऐसे 
अध्यापक एक दल--विशेष के सदस्य हैं। लेखक प्रायश्चित करना चाहता है (और 
प्रायश्चित का एक ही अर्थ हो सकता है, रंक्टर के पद से त्यागपत्र दे देना)। 

शातति निकेतन की स्मृतिया' मे शाति निकेतन में प्रथम वार पहुचते की स्मृति 
को प्रस्तुत किया गया है । लेखक को आश्रम की तीन बातें अत्यन्त आवपंक श्रत्ीत हुई 
थी--() वातावरण का सगीतमय होना, (2) सहज कलाप्रेम तथा (3) बडे-बडे 
विद्वानों कां आगमन होता रहना । 

“निराला केवल छन्द थे” में निराला के कई सस्मरण दिये गये हैं। एक बार 
मागरी प्रचारिणी सभा की एक बैठक पष्डाल में चल रही थी। लगभग 30,000 थे भी 
अधिक लोग उपस्यित ये ! विजली चली गयी तो सभी किकतंव्यविमुद हो उठे। उसी 
समय निराला जी ने ऊचे स्वर में राम की शवित-पुजा' सुनाना आरभ कर दिया। सभा 
मन्त्रमुग्ध, स्तब्ध | दूसरा सस्मरण गंगा पार करने सवधी है। लेखक ने तैरने में निराला 
जी से हार मान ली थी। तीसरे प्रसग मे निराला ते कहा था कि गांधी को कौत मार 
सकता है ? गाधी के शव को मारा गया है और गाधी को विड़ला मदिर में वद कर दिया 
गया है । 'भारतेम्दु जयन्ती' के समय उन्होंने एक भाषण में अपने आपको भारतेरु के 
खानदान का बताया था। उन्होने यह भी कहा था कि महारानी विक्टोरिया ने जब स्वेज 
सहर पर घोडा दौडाया था तो उन्होंने ही उसकी लगाम पकड़ी थी। इसका अर्थ देते हुए 
लेखक कहता है कि साहित्य मे वह अपने को भारतेग्डु के बराबर मानते थे, और 








. हजारी प्रसाद द्विबेदी भ्रन्यावली-] ।, पृ० 6 
2. उपरिवत्‌, पृ० 6-47 


अन्य विधाओ मे लालित्य-विधान / 239 


जागतिक क्षेत्र में महारानी विक्टोरिया से कम नही समझते थे ।7 

(2) पात्र एवं चरित्र-चित्रण--हजारी प्रसाद द्विवेदी महान पात्रो को ही अपने 
संस्परणों मे प्रस्तुत करते हैं। मेरी पिटाई” मे अध्यापक की महानता को प्रस्तुत किया 
गया है। पिढाई के बाद का चित्रण करते हुए लेखक कहता है कि--- 

“पण्डित जी मन-ही-मन अपने को दोषी समझ रहे थे, हालाकि घर पर उनका 
इतना सम्मान था कि सव लोगो ने यही कहा कि उनसे गलती हो गयी। कई दिन बाद 
जब मैं स्कूल गया तो वे वार-वार मेरा कान देखते रहे और अफसोस करते रहे । इस 
पटना के बाद उन्होंने और भी प्यार से पढाना शुरू किया और फिर मुझे मारा नही ।72 

'विश्वविद्यालय--प्रसंग' मे महान चरित्र के रूप मे स्वयं लेखक का चरित्र ही 
भाता है जो विश्वविद्यालय को मर्यादा की रक्षा के लिए स्वय का उत्सगं करता है ! छात्री 
और अध्यापको का चरित्र महान्‌ नही है। छात्र तो आकर धमकी दे जाते है, “आपके 
ही बीच मे पड़ने से हम चुप हो जाते हैं, नही तो “7४8 दूमरी ओर अध्यापक एक दल- 
विशेष के सदस्य हैं। लेखक कहता है कि-- 

“आज प्रात.काल से ही मेरा मन बहुत क्षुब्ध है क्योकि मुझे ऐसा लगता है कि 
मेरे कुछ अध्यापक मित्रों ने अनजान मे' कम और “जानबूझकर” अधिक ऐसा किया है 
जो विश्वविद्यालय के हित की बृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। वे विद्याथियों में 
उ७ उत्तम चरित्र ले आना चाहते है, पर एक दल-विशेष के नाम का आग्रह नही छोड़ 
पीते। उन्होने जान-बुझकर मुझे अन्धकार मे रखा है। ऐसा सोचने को प्रोत्याहन मिलता 
है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे आदेशों को ठाल दिया जाता है। कभी-कभी मुझे 
अपनी लघुत्ता को समझा देना उनका उद्देश्य होता है! मुझे अपनी लघुता का आवश्यकता 
मे कुछ अधिक ही ज्ञान होता है। परन्तु विश्वविद्यालय के वृहत्तर स्वार्थ को भुलाकर 
जब केवल मुझे नीचा दिखाना या अपने को अधिक शवितशाली दिखाना ही उनका 
उद्देश्य होता है तो मन क्षुब्ध होता है।"4 

उपर्युवत उद्धरण में अध्यापकों द्वारा अपने को शक्तिशाली प्रमाणित करने के 
लिए श्वटर के आदेशों की अवहेलना करने तथा एक दल-विशेष की सदस्यता को प्रमुखता 
उैना अध्यापको के चरित्र के होन-विन्दु हैं। 

“निराला केवल छन्द थे” मे निराला की मेहमानवाजो का सुन्दर चित्रण किया 
गया है। लेखक को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया। निराला की व्याकुलता का 
बहुत सुन्दर चित्रण किया गया है-- 

#एक दफा जब में महादेवी के यहा पहुंचा तो आप साथ ही थे। पहुंचते हो तोन 
बुमिया जा गयी । हम लोगो ने यानी एक भरहादेदीजी ने और एक मैने अपनी-अपनी 





. हजारी प्रभाद डिवेदी ग्रन्यावनी-] 0, पृ० 330 
2. हृजारी प्रसाद डिवेदी ग्रन्यावनी- ], चू० 6 
3. उपरित्‌, पृू० ॥]7 
4. उपरिवत्‌, पू० 20 


240 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-गोजना 


बुर्सी से ली, विन्तु निरालाजी को कब चैन मिलता था। वह इधर-उधर धूमने सगे। 
और बार-बार महादेवी के पास जाकर बुछ बुदबुदाकर इधर-उधर जाते। यह स्थिति 
थी। मैंने देखा तो मद्दादेवी जी से पूछा, “आधशिर ऐसी कौव-्सी बात है जिसके लिए 
वारयार गद् आते हैं और झुछ कहकर लोट जाते हैं ?” तो उन्होने हम दिया और 
मुस्कराति हुए कहा, वह रहे हैं, मेहमान आया है, खातिर अच्छी होनी चाहिए ।” और 
जब तक व्यवस्था नहीं हो गयी, तव तक उन व्याडुलता न मिटी 777 

(3) परिवेश-धिश्रध--आचारय द्विवेदी ने “विश्वविद्यालय प्रसंग! में विश्व- 
विद्यालय के परिवेश का सुन्दर चित्रण किया है। विश्वविद्यालय का वातावरण सन्देह का 
हो गया है | छात्रों की अनेक मार्गे हैं जिन्हें लेखक पूरा नही कर सकता। वह नियमों से 
बधा है और नियम प्रमुय हैं। लेखक कहता है कि-- 

“जो आता है, न्याय के माम पर अपने मतलब की मांग करता है। प्रत्येक के 
पास युवितया हैं, दलीलें हैं । हैं नही तो केवल यह कि दुसरे के प्रति थोडा विश्वास नहीं 
है। विश्वास वा सकट, सन्देह का वातावरण--यही विश्वविद्यालय को मुख्य समस्या है। 
विद्यार्थी जब अपने अध्यापको की निन्‍दा करते हैं; उनके आचरण से लेकर योग्यता तक 
की पिल्‍ली उड़ाते हैं, कर्मचारी जब अपने ऊपर यात्नों की 'घाधल्ियों' का 'भडाफोड! 
करते हैं और बदले मे 'दूसरे पक्ष' से भी ऐसी ही आरोप-अत्यारोप की अश्राव्य उक्तियां 
सुनने को मिलती हैं, तो सिर घूम जाता है। समाज विश्वास पर टिका हुआ है। जब 
विश्वास की जड़ ही योबली हो गयी हो तौ समाज कैसे घलेया ?/2 

“शाति निकेतन की स्मृतिया” में जीवन्त परिवेश का चित्रण किया गया है। वहा 
के प्रत्येक वृक्ष कया एक इतिद्वास है। आश्रम में घटा बजने के बारे मे लेखक वह्वता है कि, 
“उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि आश्रम में हर समय घटा बजता रहता है। विद्यार्थी ही 
मुझे बताते रहे कि किस घण्टे का क्या अर्थ है--कौन-सा धण्टा क्लास जाने का है, कौन- 
सा भोजन या विश्वाम का, यह सब आश्रमग्यसियों को मासूम था। रात को जब सोने का 
घण्टा बजा और हम लोग सोने गये। थोडी ही देर बाद रास्ते से एक मधुर सगीत-ध्वनि 
सुनायो पड़ी । पूछने पर मालूम हुआ कि वह राज्ि का वैतातिक है, मैं उत्मुवतावश बाहर 
आया । देखा. छात्र-छात्राओं का एक दल बडा ही उद्‌बोधक गीत गाता धीरे-धीरे आगे 
बढ रहा है। साथ में वीणा भी धज रही थी। लगभग आध घदे तक वह दल आश्रम क्षे 
गुरुय भागी पर उसी प्रकार संगीत-ध्वनि करता हुआ धूमता रहा। फिर वे लोग भी 
अलग-अलग चले गये। मुझे बताया गया कि प्रत्येक विभाग से प्रतिदिन विद्यार्थी वैतालिक 
सगौत के लिए चुनकर भेजे जाते है।”* 

(4) शैत्ती--आचार्य हजारी प्रस्ताद डिवेदी ने सस्मरणों की रचता वर्णनात्मक, 
विवरणात्मक और नाटकीय शैली में की है। जब वे सामान्य वर्णत करते हैं तो शैली 





4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-] 7, पृ० 330 


2 उपरिवतू, पृ० 28 
3. हजारी भसाद दिवेदी ग्रत्यावली-8, पृ० 44-442 


अन्य विधाओ मे लालित्य-विधान | 24] 


दर्तात्मक होती है, जब वे विवरण देते हैं तो शैली विवरणात्मक हो जाती हैं। संवादो 

ञ्य प्रयोग करने में नाटकीय शैली का प्रयोग हो जाता है। उन्होने 'विश्वविद्यालय-प्रसग” 

हब शैली का भ्रयोग किया है! अस्ठुत सस्मरण का आरम्भ इसी शैवी से 
ता है-- 

//““'अभी मुझे रेबटर पद संभाले सिर्फ प्रा महीने और पाच ही दिन बीते है। 
'इना पाच व है! अभी तक विद्याथियी ने मुझे धोया नही दिया है। ये कई प्रकार के 
राजनैतिक विश्वासो से प्रभावित हैं। एक दल दूसरे दल की भिन्‍दा कर जाता है, पर 
समझाने पर वे मान भी जाने है |! 

विवरण की प्रधानता सस्मरण की मूल शैली मानी जाती है। द्विवेदी जी ने 'शांति 
विकेत३ की स्मृतिया' में कुछ विवरण दिये हैं-- 

“भाशा दी ने प्रत्येक वृक्ष का कुछ-न-कुछ इतिहास बताया। मैंने उन स्थानों को 
दैखा जहां कभी दोनवन्धु एण्ड्र,ज रहते थे, प्रोफ़ेसर सिलवा लेबी पढ़ाते थे, स्टेनोकोनो 
अया-विज्ञाम का अध्यापन करते थे, जहा कभी गुरुदेव रहते और ग्रान या कविता लिखा 
करे थे | सबसे आकपंक और प्रेरणादायक सप्तपर्णा का वह घनच्छाय निकुज था जो 
आध्म का मूल स्थान कहा जाता है। इस धनच्छाय वृक्ष के नीचे शुरदेव (कविवर 
खीदताथ ठाकुर) के पूज्य पिता महँपि देवेन्द्रनाथ ठाकुर कभी आसन जमाया करते थे 
और उपनिपदो का तथा साथ-ही-साथ हर्रोफज का भी अध्ययव-मनन किया करते थे ।/2 

वर्णतात्मक शैली का एक उदाहरण 'िरी पिठाई से भ्रस्तुत किया जाता है--- 
“सन्‌ )96 ई० में पहली लड्टाई चल रही थी। महंगाई बहुत वढ गयी थी, हालाकि 
भाज की तुलना में वह कुछ भी नही थी। गाव मे एक पैसे के पाच ताव बादामी कागज 
मिलते थे। भेरे सारे साथी बच्चों मे एक आम धारणा बनी थी कि गया साव बड़ा ठग 
है। एक पैसे में सिर्फ पराच ही ताव बेचता है ( किसी बच्चे के पिता शहर से चार पैसे मे 
एक जिस्ता खरीद लाये थे, इसलिए वच्चो के हिसाव से गगा साव को एक पैसे मे कम-से- 
कप छः ताव बेचना चाहिए ।”* 

मार्टकीय शैली का प्रयोग “निराला केवल छन्द थे से किया गया है। निराजा और 
लेखक वा वार्ता्षाप इस शैली को जन्म देता है-- 

“जब भाधीजी की मृत्यु हुई तो बोले कि 'दिवेदी जी सुना कुछ ?” मैंने कहा, "हां, 
गांधी जी की मुत्यु हो गयी । लेकिन वह बडे जोर से बोले, “नहीं, विल्वुल गलत बात है । 
ग्राप्ठी जीवित है। यह तो नेहरू ने ग्राधी व) मम्ी (शव) को झार दिख़ा है। ग्एशी को दो 
बिददल्ा-भवन में बंद कर दिया गया है ।” मैंने बहुत सोचा फि यह वहना वया चाहते हैं ? 
मैंने इसलिए फिर कहा हि, “नही, गाधी जीवित नही हैं, गाघी जी की मृत्यु हो गयी ।'” 
तब उन्होने बहा जि, “नहीं, गाधी को कौन मार सवता है? गराधी के अयूल को कोर्ड 


]. हजारी प्रमाद डिवेदी प्रन्धववली- , पृ० ]7 
2. हजारी प्रमाद डिवेदी ग्रल्धावली-8, पृ० 447 
3. ह॒जारी प्रसाद दिवेदो प्रन्यावली-, पृ० )6 


242 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


नही मार सकता, गाघी जीवित हैं, उसके स्िद्धात जीवित है । यह वो क्षेवल याथी का 
शव भार दिया गया है और गाघी जी को विडला-मवन में बद कर दिया गया है, यानी 
उनके असूलो पर उस भवन से बाहर कोई नही चलता ।77 

(5) स्मृत्योकन--आचार्य हमारी असाद द्विवेदी ने अपनी स्मृति का हो चित्रण 
किया है, इसलिए उसमे यथा का समावेश हो गया है। 'मेरी पिटाई' का आरभ्म ही वे 
स्मृति के अत द्वारा करते है-- 

“छोटेपन में प्राथमिक पराठशालाओ के "मास्टर साहव' लोगों के हाथों काफो 
पिटना पड़ा है और तरह-तरह के दण्ड भोगने पड़े है, परन्तु एक पिटाई की बहुत याद 
आती है। सुना है कि आजकल नये स्कूनो मे बच्चो की विटाई नहीं होती, पर मैं जब 
छोटा था तो ऐसी वात नही थी । हर गलती पर पिठाई होती थी और कभी-कभी बिता 
गलती के भी पिटाई हो जाती थी। इतना मुझे अवश्य याद है कि और बच्चो की तुलना 
में मैं कम ही पिटता था। पढने-लिखने में बहुत कमजोर नही था लेकिन हाथ-मुह से 
लेकर कापी-किताव यन्दा करने से मेरा कोई प्रतिदत्दी नही था, और इसी बात पर मार 
खाया करता था । एक बार तत्कालीन मद्राप्त प्रेसीडेंसी के च्रौवीम जिलो के विकट नाम 
एक ही सांस में थे बोले जाने के कारण काफ़ी मार खानी पड़ी, पर दूसरे दिन मैंते 
परिश्रम करके मत्र की तरह सारे-के-सारे नाम रट डाले । मगर मार खाना तो भगवान्‌ 
ने भाग्य में लिख दिया था। पडित जी के सामने पहुचते-पहुचतते कुर्ते पर स्पाही गिर गयी 
और मन्‍्त्र-पाठ के पहले ही कसकर पिटाई हो गयी ।/* 

इस प्रकार स्मृत्याकव तो प्रभी सस्मरधो में मित्र ही जाता है क्योकि उसके विता 
तो सस्मरग हो ही नही सकता । 

(6) उद्देश्म्--आचार्य हजारी प्रसाद ट्िवेदी के सस्मरणों का मूल उद्देश्य 
प्रेरक तत्व ही है। 'भेरी पिदाई' मे अपने अध्यापक के प्रेरक चरित्र को प्रस्तुत करना ही 
उनका उद्देश्य है। वे स्वयं कहते है कि, “मेरे एक अध्यापक पड़ित रामवरेश मिथ थे। 
विद्यापियो को विद्वान बनाने की उनकी बड़ी इच्छा रहती थी और मेरे ऊपर उनका 
विशेष स्तैह था, क्योंकि मुझसे उन्होंने बहुत-सी आशाएं सन में सजो रखी थी। जात 
लडाकर पढ़ातें ये और आशा करते ये कि उनके लडके भी उनके आदर्शों के अनुरूप ही 
चलें । मैं अगर बीमार पड़ गया, स्कूल नही गया तो घर आकर बता जाया करते थे कि 
आज क्यानया पढ़ाया है। वे सच्चे गुरु थे। विद्याधियो की उन्‍्तति से सदा अपने-आपको 
चरितार्थ मानते वाले थे । वे भीतर से जितने पवित्र थे, उतने ही बाहर से भी साफ-सुधरे 
रहते थे । गन्दगी उनको विल्तुल वर्दाश्त नही थी और यहा मैं चूक जाता था। हक 

'विश्वविद्यालय-ग्रसय' में आचार्य डिवेदी ने सर्वप्रथम स्वय को ही ग्रेरित किया 
है। विश्वास का सकट और रन्देह का वातावरण जब चारो ओर है तो बे रेवटर के पद 


. हजारी प्रसाद हिवेदी ग्रन्यावली-0, पृ० 328 
2 हजारी प्रसाद डिवेदी ग्रत्यावशी-[ 4, पू० 75 
3. उपरिवत्‌, पृ० 75 


अन्य विधाओ में लालित्य-विधान / 243 


पर रहते हुए कुछ कर पाने में अपने-आपको असमर्थ पाते हैं। वे अन्त में परमात्मा से 
शकित भांगेते हैं--- 

“इस समय मैं अपने को इतना छोटा अनुभव कर रहा हूं कि विश्वास ही नही 
होता कि मेरे प्रायश्चित्त से कुछ सुघर जायेगा। पर करना तो पड़ेगा ही। हे दीनबन्धु, 
शक्ति दो कि मैं आत्मघाती दुर्दृद्धि पर आक्रमण कर सकू। मेरी आत्मा मे पूर्णरूप से 
संचलित होओ । हजारों नौजवानो के भविष्य को कुछ सार्थक बनाने का जो गुरुभार 
विना मांगे ही तुमने दे दिया है, उसके उपयुक्त सिद्ध हो सकू, ऐसी क्षमता दो। दो मेरी 
वाणी में वह अमोघ प्रभाविती शक्ति जो इस भविष्यघाती यौवनोन्माद को कुछ नयी 
दिशा दे सके । मेरे प्रायक्चित्त को शक्ति दो, मेरे व्रत को साफल्य दो, मेरे विद्याथियों को 
भुभ बुद्धि दो । ऐसी क्षमता दो कि सब पर पूर्ण विश्वास करने की मेरी बुद्धि रचमात्र 
विचलित न हो सके मैं प्रायश्चित करूंगा, बदले मे तुमसे शुभद शक्ति मांगूगा | हर बडी 
बात का दाम चुकाना होता है । तुम्हारी कृपा का मूल्य चुकाने की शत्रित तुम्ही दे सकते 
ही। निश्चिल गुरु, शक्ति दो, वल दो, साहस दो, और दो शुप्न वृद्धि को प्रेरित करने वाली 
अमोध प्रेरणा ।7॥ 

'शाति निकेतन की स्मृतिया' में आश्रम के वयोबृद्ध मनीषियों का सपस्यापूर्ण 
जीवन, विद्यार्थियों की आनन्दोल्लास से परिपूर्ण दिनचर्या? आदि को पाठक तक पहुचाने 
का प्रयास किया गया है । “निराला केवल छन्द थे' मे निराला के महान्‌ व्यकितत्व को 
प्रस्तुत करने की स्पप्ट चेष्टा है। वे कहते हैं कि--- 

"निराला की प्राणशवित अद्भुत थी । वह जीवित किसी सुख के आकर्षण की 
शक्ति से नही झुके । पृथ्वी जैसे चीजो को अपनी ओर खीच लेती है और उन चीजो को 
जरदी खोचती है जिनके अन्दर जीवनी-शक्ति नही होती | आप देखेंगे कि एक अंकुर भी 
जिसके अन्दर जीवनी-शवित होती है वह पृथ्वी की छाती को फोडकर ऊपर उठ जाता है 
लैकिन जिस क्षण उसकी जीवनी-शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह मुरझा जाता है और 
जमीन मे झुक जाता है। लेकिन निराला में एक महाप्राण, महागतिशील तत्व इतनी भात्रा 

में था कि जीवित वह कभी कही झुके नही । उनकी प्राण-शवित कभी नही झुकी और वह 
एक अखण्ड ज्योति शिला की तरह ऊपर-ही-ऊपर प्रज्वलित होते रहे ॥/+ 

वस्तुतः आचार्य द्विविदों ने सस्मरण कम ही लिखे हैं किन्तु उनके सस्मरणों मे जो 
रोचकता, प्रयाह और सरसता है, वह उन्हे एक सफल संस्मरण लेखक के रूप मे प्रस्तुत 
करती है। लेखक वा दृष्टिकोण मानवीय है और उस दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति सस्मरणों 
में यथासंभव हुई है। मानवीय जिजीविपा का प्रस्तुतीकरण ही उनका लावष्य सिद्धात के 
अन्तर्गत आता है। विधा को सफलता लावष्य है ही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
संस्मरण लालित्य-तत्व वी दृष्टि से सफल हैं। 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-, पृ० 2] 
2. हजारी प्रसाद डिवेदी प्रन्पादली-8, पृू० 443 
3. हजारी प्रसाद,द्विवेदी प्रन्यावली-]0, घ० 33] 


244 । हजारी प्रगांद दिवेदी के गाहिय मे सातितस्योजना 


फहातो में लातित्य 
आधार हुजारी प्रमाद ड्विंदी जो प्रस्यावसी के भाग-)] में दुस आठ शद्मातिया 

संपलित हैं-- 'धतववंध', मेस्त-तस्त्र', व्यवशाययुद्धि', 'बढ़ा गोन है, शा बया है, 
दिवता को मनौती', 'प्रतिशोध तथा 'अधूत'। इनसे यम सात कहानियाँ प्रापीनवास 
से सम्बन्धित आपरण की कहातियां है जिने वर प्पतस्त्र वा रपध्ट प्रभाव परिसतित 
द्वोता है। अछ्ूत' बहानी दिवेदी जी ने शान ऐ छप माम से तियी पी । इस बानी में 
बीगपी शताब्दी फे आरंभिर दशशो बा वथातक अवश्य दी प्रस्तुत रिया यया है विस्तु 
यह गहानी भी आपरणप जी बहानी ही है। 

“घिनयर्षध, 'मस्वन्तत्त', म्ययगायवुद्धि, बच्चा कौन है, बहा जया है' तया 
"देवता गी मनौती' तो स्पष्टत ही सपुरुया जैसी है। उनमे कर घानक का सपर्प भी तीए 
नहीं है और उनका आवार भी सप्‌ है। 

डॉ० रमेश घद्ध सवातिया ने कहानी की परिभाषा देते हुए रहा कि, "हमारी 
दृष्टि मे कहानी साहित्य की यह सपु विधा है जिसमें जिस्ी एफ पटना, अनुभूति अथवा 
मुल्य का सिश्रण क्यार्मक ढगे से एस अनार किया जाता है हि रोघकता बनी रहती है । 
फ्मानक का संपर्प हो उसी आरग्रा है।/7 इस आधार पर विधार करें तो सपर्प गी 
तीशदा के अतिरिक्त रभी तह्य दिवेदी जी की पहानियों में उप्त्ध है। हों, इत 
कहानियों भी सवेदता अवश्य ही प्राचीत है। कद्दानी के सर्वमान्य कृत्य गिम्ते माने जाये 
हैं“ (7) कषावरतु, (2) पात्र एव चरित्र-पिषरण, (3) भाषा-शैती, (4) ग्रथोपर घन या 
संवाद, (5) वातावरण, और (6) उर्टश्य 4 इन तत्वों के आधार पर हम उनती कट्टातियो 
की समीक्षा करेंगे 

(4) रुपायस्तु--कंथावस्तु में ही शीर्षक पर विचार किया जाता है। दिवेदी जी 
की बहातियों के थोव॑क अत्यन्त सफल हैं। वे आकार में सपु और क्थानक का सरेत 
करने में सक्षम हैं ! 'धनवर्षण' में एक ब्राह्मण ऐसा मर्त्र जातता है कि विशेष प्रकार के 
मदातयौग से जाप करने से आफयश से रत्न और धन की वर्षा होने लगती है। एक बार 
पहित जी को उनही शिष्य दे साथ मार्य से डाकू पकड़ लेते हैं। वे गुर को तो रोड लेते हैं 
और शिष्य यो मुवत करके शपया-पैसा ले आने के लिए भेज देते है जियसे उसके गुर को 
मुक्त किया था सके ) शिष्य गुरु को समझाता है कि आज प्रतवर्षण का मोग है, इसलिए 
बह उसका लाभ उठाकर इन डाजुओ को घन नही दें अन्यथा सर्वनाश हो झागेगा। शिष्य 
गरृद की विश्वास दिलाता है कि वह दोन्तीवे दिन में धन मय प्रवस्ध करके आयेगा और 
उन्हे मुक्त करा लेगा । पड़ित जी शिष्य की चेतावनी को न मानकर रात्रि को डाडुओ के 
समझ धन की वर्षा करके मुतित पाते हैं। थोडी देर मे एक बड़ा डाकुओ का दल आकर उन 
डाझुओं को लूटता है । वे डाकू पडित जी द्वारा धन वर्षा करने की बात बताते हैं। बड़ा 
शरू दल एंडिव जी थे धव-वर्षा करते के लिए बहता है । प्रद्धित थी एक वर्ष प्रतीक्षा की 





. साहित्य विविधा, पृ० 83 


अन्य विधाओं में लालित्य-विधान / 245 


आवश्यकता बताते हैं। डाकू पडित् जी की हत्या करके उस डाकू दल से भिड जाते है। 
अन्त. सभी डाकू मर जाते है। दो-एक दिन के पश्चात्‌ शिष्य धन जुटाकर पडित जी को 
छुडाने जाता है तो वह शव-ही-शव देखता है और घन पड़ा देखकर सोच लेता है कि पडित 
जी ने धनवर्पा करायी जिसका यह परिणाम हुआ। 

'मन्त्र-तन्त्र' मे कुमार तामक एक ग्रामीण युवक ते सेवा का आदर्श उपस्थित कर 
ग्रामीणों को सेवा करने, दूसरो की हिसा न करने, झूठ न बोलने और शराब न पीने की 
प्रेरणा दी जिससे गाव आदर्श हो गया । गाव के मुखिया का अनुचित लाभ होना बद हो 
गया, इसलिए उसने राजा से झूठी शिकायत की कि गाव के आदमी चोर हो गये हैं । 
राजा ने उन्हें हाथी से कुचलवाने का दण्द दिया। कुमार ने अपने साथियों को राजा पर 
क्रोध न करने को कहा | राजा ने एक-एक करके अनेक हाथी बुलवाये किन्तु किसी हाथी 
ने उन्हे नही कुचला। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे चोर नही हैं, किसी की 
हिप्ता नही करते, दूसरो की चीजें नही लेते, झूठ नहीं वौलते और शराब नही पीते | यदि 
आवश्यकता देखते है तो हम दूसरो की सहायता भी कर देते है। यही मन्त्र वे जानते हैं 
ओर कुछ नही जानते । इस प्रकार “मन्त्र-तन्त्र' शीर्षक कथानक से जुडा है । 

“व्यवसाय बुद्धि! मे एक गरीब आदमी फलाफल बताने वाले राजा के घनरक्षक 
की बात सुनकर मरे हुए धूहे से व्यवसाय करता है। एक दुकानदार अपनी बिल्ली के लिए 
उससे एक पैसे मे मरा चूहा खरीद लेता है। एक पैसे का वह ग्रुड़ खरीदकर थके मालियों 
को गुड़ और पानी देकर उनसे फूल ले लेता है। फूल वेचकर बह मालियों को गुड़ भौर 
पानी जगल मे पहुंचाता है । आधी में राजा के उपबत के टूटे दरख्तों को गुड़ के बदले 
खेलते लडको से उठबाकर घन कमाता है। घसियारो को पानी पिलाकर अपना मित्र बता 
लेता है। एक सौदागर पाच सौ घोडे लेकर आता है, वह घप्तियारो से पाच सौ अटिया 
घास की लेकर सौदागर को वेचकर धन कमाता है । एक बडा सोदागर जहाज में माल 
लेकर आता है तो वह सारे माल का मोल-भाव करके बयाता दे देता है और नगर के 
सौदागरो को वेचकर दो लाख रुपये का लाभ प्राप्त करता है। वह एक लाख रुपया घन- 
रक्षक को देना चाहता है किन्तु चह नही लेता । 

चौथी कहानी 'बड़ा कोन हे !” मे काशी के राजा की कथा है । वह प्रजा सेवक 
था। अपने दोप पूछने के लिए वह राज्य की सीमा तक जा पहुंचता है किन्तु फोई उसमे 
दोप नहीं बताता। कौशल का राजा भी उसी तरह अपने दोप पूछता हुआ सीमा तक आ 

जाता है। दोनो राजाओ के रथ एक ऐसे स्थान पर आमने-सामने आ जाते हैं, जहा से 
एक को पीछे हटना पड़ता। दोनो के सारवियों के वार्तालाप से काशी के राजा के गुण 
अधिक निकलते हैं क्योकि वह कोधी को प्रेम से जीतता था, दुप्ट पर साधुता दिखाता था, 
डैपण को दात से और झूठ को सचसे जीतता था। कौशल के राजा ने उतरकर काशी राज 
से बात की और काशीराज के रय के जलिए मारे दे दिया । 'बड़ा कौन है” का रहस्य . 
बताया गया है । 


पे पाचदी वहानी 'डडा क्या है ?” मे एक द्राह्मण अपने सम्माव वो “ ब%९ - 
है कि राजा उसका.द्वम्मान क्यों करता है ? शक्त सतत सि+ सनमतक स्मलन्ज० $... 


246 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्यन्योजना 


देख लेने पर भी उसका सम्मान करते के करण पहले दिन कुछ नही कहता किन्तु दूसरे 
दिन पुमरावृत्ति होने पर उस ब्राह्मण को पकडवा देता है। ब्राह्मण राजा को सारी वात 
बताकर कहता है कि अब उसकी समझ में आ गया है कि सम्मान चरित्र के गुणों के कारण 
होता है जाति, कुछ भथवा विद्या के कारण नही । उसके बाद ब्राह्मण संन्‍्याती हो जाता 


है । 
छठी बहाती 'देवता की मनौती' मे एक राजकुमार की पूजा में जीव-हिंसा रक- 
वाने का निश्चय करता है । लोग जिस बरगद की प्रृजा करते हैं, वह भी उसकी पूजा करने 
लगता है। राजा की मृत्यु होने पर वह राजगद्दी पर बैठता है। वह मत्री से कहता है 
कि उसने बरगद की पूजा करके राज्य पाया है, इसलिए अपनी मनौती प्रूरी करने के 
लिए ऐसे लोगो के रक्त-मात्त और कलेजे से उसकी पुजा करूगा जो जीवह॒त्या करते हैं, 
झूठ बोलते हैं, चौरी करते हैँ आदि । मत्री ने राज्य मे यह घोषणा करवा दी । परिणामत' 
जीवदृत्या ही बद हो गयी । 
सातवी कहानी 'प्रतिशोध” लम्बी कहानी है । पाण्दु सेठ काशी जाते समय मार्ग 
में एक सन्‍्यासो श्रमण नारद को अपनी गाडी पर बैठा लेते हैं। मार्ग में एक किसान की 
चावलो की बोरी से भरी गाडी खडी थी जिसका एक पहिया घुरा खुल जाने से निकल 
गया था । सेठ अपने नौकर से उसकी बोरिया फिकवाकर गाड़ी को धकेलकर मार्ग बनवाते 
हैं। श्रमण नारद सेठ की गाडी से उतरकर उस ग्रामीण की सहायता करता है। नारद उस 
ग्रामीण के प्रश्न के उत्तर में बताता है कि वह जो कुछ भोग रहा है, वह उत्तके पहले के 
कर्मों का फल है | गाडी चलने पर मार्ग में एक अशर्फियों से भरा एक थैला मिलता है। 
श्रमण नारद उस किसान को समझाते हैं कि यह यह थैला सेठ पाण्डु का है और वह काशी 
में उसे दूढ़कर यह यैला दे दे तथा सेठ पाण्डु के अत्याचार को भूलकर उसे क्षमा कर दे। 
काशी में सेठ पाण्डु मल्लिक नामक सौदागर के साथ काम करते थे। मल्लिक को राज- 
महल में चावल भिजवाना था किन्तु चावल उन्हे मिल नही रहा था । सेठ पाण्हु को जब 
अप्रर्फियों से भरी थैलो नही मिलती है तो वह अपने नौकर महादत्त को चो री के अभियोग 
में पुलिस को देता है! केवल ग्रामीण सेठ को खोजकर अशर्फियो से भरी थँली सौंपता है। 
पुलिस महादत्त को छोड देती है किन्तु उससे पूर्व उसकी जमकर पिठाई कर चुकी थी। 
मल्लिक देवल का चावल खरीद लेता है । 
सेठ पाण्दु श्रमण नारद को खोज निकालता है और उनसे सीखता है किसी को 
दु.ख नही पहुचाना चाहिए। कोशाम्दी का राजा सेठ पाएडु से एक रत्नजडित सोते का 
मुकुट बनवाने का आदेश देता है । सेठ उस मुकुट को बनवाकर ले जा रहा होता है तो 
भार्ग में डाकू उसे लूठ लेते हैं। श्रमण नारद की भी वे पिटाई करते हैं। वाद में डाकुओ 
में झगडा होता है और वे अपने नेता को घायल करके चले जाते हैं । भ्रमण नारद उसकी 
सुश्रुपा करते है। धायल दस्यु चेतना आने पर बताता है कि वह सेठ पाण्डु का पुराता 
नौकर महादत्त है । उस पर झूठा अभियोग लगाकर जब उसकी पिठाई करवाई गयी तो 
बह सेठ से कूद होकर चला आया और डाकुओ के दल मे मिल गया था। श्रमण नारद 
?. सै प्रभावित द्वोकर वह प्रायश्चित करना चाहता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती 


अन्य विघाओ मे लालित्य-विघान / 247 


है। मृत्यु से पूर्व उसमे श्रमण को बता दिया कि उसी ने सेठ का राजमुकुट लूटा है जो 
पास की एक गुफा में रखा है और किसी अन्य को इस बात का पता नही है। श्रमण के 
द्वारा सूचना पाकर सेठ उस मुठुट और रत्नो को ले जाता है । सेठ ने अपनी मृत्यु के 
समय अपने पुत्रो को शिक्षा दी कि जो दूसरे को दुख पहुचाता है, वह स्वयं को ही दुःख 
पहुँचाता है दया जो दूसरो को सुख देता है वह स्वयं को ही सुख देता है । 

आचाय॑ द्विवेदी की अन्तिम कहानी 'अछूत' है। नीमू जाति का भंगी है। राय- 
बहादुर के यहा से बेगार करके वहू पाच मील दूर स्थित अपनी झोपडी के लिए चलता है 
तो मेह-अंधियारी रात्रि भे ठिठुरकर सडक पर गिर पडता है। रानी एक वेश्या है जो उस 
समय ग्राहकों से छट्टी पाकर सोने जा रही थी, यह उसके गिरने की आवाज सुनकर बाहर 
आती है और नोकरो को दुलवाक र उसे उठवाकर विस्तर पर सुलाती है । नीमू होश मे 
आने पर बताता है कि वह भंगी है किन्तु रानी उससे कहती है कि आज तक तो वह यही 
जानती थी कि वही पतिता है। नीमू रानी को बहन मानने लगता है। एक दिन उसे पता 
चलता है कि रानी पर किसी की हत्या का अभियोग लगाकर उसे बदी बना लिया गया 
है। वह बन्दीगृूह जाकर रानी से मिलता है। रानी उसे बताती है कि एक दस्यु उसे लूटने 
आया था। उसके हाथ में छूरा था। उसने उसे प्रेमभरी दृष्टि से देखकर अपने बश में 
किया और फिर उसका वत्ल कर दिया । नीमू इजलास में जाकर कहता है कि हत्या 
उसने की है रानी ने नही । न्यायाधीश उसके तक सुनकर रानी को मुक्त कर देता है और 
हा को बन्दीगुह भे डाल देता है। रानी चिल्लातो ही रह जाती है कि नीमू निरपराध 

] 


आचार्य द्विवेदी के कथानको मे आरंभ, मध्य और अन्त की स्थिति तो अवश्य 
मिलती है विस्तु सघप की तीद्गता नही है। आरंभ मे वे पात्र-परिचय देते है, मध्य मे 
संघर्ष आता है और अन्त आदर्श से युवत होता है। 'अछूत' कहानी का गादि, मध्य और 
अन्त का विवेचन करके हम अपने निष्कर्ष की पुष्टि करेंगे । कहानी के आरंभ मे नीमु का 
परिचय दिया गया है-- 

“नीमू के शरीर पर फटा कुरता तथा घुटनों तक एक मैली घोती पड़ी हुई थी | 
रायबहादुर साहब के यहा वेगार पर गया था, वहा से उसे अभी ही छुट्टी मिली थी । बह 
बल रा पर बया सका अ जो ठहरा। इस मेह-अधियारी रात्रि मे पाच मौल 

# तके जाता मौत का सामना करना या । किन्तु य्ञ पर एक अछूत को 
बज ओम देता ह 2 ना करना था । किन्तु यहा पर एक अछूत को भला 
. __ व्य की स्थिति बन्दीगृह मे नोमू के रानी से मिलने की है । “रानी के भी नेत्रो 
मे जल भर आया | गला साफ कर वह कहने लगी, भाई, वह दुप्ट मेरा धन-जेवर सब- 
कुछ ले जा रहा था'*“न जाने क्यों ! उसके पश्चात्‌ हाय मे छूरा लेकर मुझ पर अपटना 
धाहा। किल्तु हम वेश्याएं उन घालों को बब दाव देने वाली हैं! ज्यों ही मेरे समीप 
आना चाहा, मैं प्रेम-भरी आँपो से उसे देख, उससे लिपट गयी । उसका हिंसात्मक भाव 





]. हजारी प्रसाद दिवेदी 


248 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य योजना 


एक क्षण में ही मोम की भाति पिघतल गया। मेरे नाट्य को उसने सच्चा ही समझा । पर 
मुझे तो उस हत्यारे को दण्ड देना था। अवसर पाकर उसके छुरे से ही उत्तको अपना 
रास्ता दिया दिया । बताओ भाई, बह मैंने बुरा किया ?/7 

कहानी का अन्त न्यायाधीश द्वारा नीमू के तक स्वीकार कर रानी को मुक्त करते 
के पश्चात्‌ क्या गया है जो प्रभावशाली वन पडा हैं-- 

“लेकिन रानी चिल्लाती रही, नीमू सब झूठ वोल रहा है। उसने सब बातें बना 
कर कही है । वह केवल मुझे बचाना चाहता है। उसका सब बयान झूठा है । खून मैंने 
किया है। न्याय कीजिए'**” 

/'किन्तु अब उसकी कोन सुनता है ?”£ 

(2) पात्र एवं चरित्र-चित्रण--आचार्य द्विवेदी के चरित्र-चित्रण में महात्मा गाधी 
का यथेष्ट प्रभाव दिखायी पडता है । उन्होने पात्रों का हृदय-परिवर्तन कराया है। 'प्रति 
शोध” में सर्वप्रथम सेठ पाण्डु एक क्र हृदय का व्यक्षित है किन्तु उसे अशर्फियों की थैली 
वापस मिल जाने पर तथा श्रमण नारद की शिक्षा ग्रहण करने के कारण वह परदु खकातर 
हो उठता है । सेठ का नौकर महादत्त सैठ के समान ही कर हृदय हो गया था । तिरपराध 
होने पर भी पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने पर डकंत बन जाता है। जब उसे पता चलता 
है कि सेठ पाण्डु राजमुकुट और रत्तो के साथ कौशाम्बी जा रहा है तो वह अन्य डाकुओ 
को साथ लेकर एक सकरे मार्ग में सेठ को लूदता है । श्रमण नारद की पिठाई भी करता 
है। वह अपने दो अन्य साथियों से मिलकर एक गुफा मे लूट का मात्र छिपा देता है। 
अन्य डाकुओ से झगड़ा होने पर उसके दोनो साथी मारे जाते है और बह मृत्युतुल्य हो 
जाता है। श्रमण नारद द्वारा उसकी सुश्रुपा करने पर वह अपना जीवन-वृतान्त बताता 
है और सेठ को सूचित करके उनका मुकुट वापस पहुचाने की व्यवस्था का अनुरोध करता 
है तथा प्राण त्याग देता है । इस प्रकार अन्त मे महादत्त का हृदय भी परिवर्तित हो जाता 


। 

हि 'धनवर्षण' का शिष्प, 'मस्ज-तस्त्र” का कुमार, व्यवसायवुद्धि! का गरीब युवक 
और राजा का धनरक्षक, “बडा कौन है” का काशी राज, “बड़ा वया है ?' का ब्राह्मण, देवता 
की मनौती” का राजकुमार, 'प्रतिशोध' का श्रमण नारद और 'अछूत का नीमू भादर्श 
पात्र हैं। 'अछूत' में तो पात्र को खण्ड-खण्ड न देखने की बात भी कही गयी है। जो पात्र 
ऊपर से जैसा दीखता है, वैसा नही भी होता । हि 

“अब नीमू जहा कही भी जाता है, रानी की बड़ाई करते-करते उसकी आंखों में 
आंस भर आते हैं। वह अतपढ़ केवल इतता ही समझ सका है कि मनुष्य का भीतवर-बाहर 
एक-सा मही होता । साधु में एक पापी छिपा रह सकता है और पापी में साथ पुरष पा 

उ्रिवेदी जी ने प्रत्यक्ष एव परोक्ष दोनो प्रकार से चरित्र-चित्रण किया है। कही- 


आल: 
. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-] 8, पृ० 45 
2. उपरिवत्‌, !46 
3 उपरिवत्‌, १० 444 


अन्य विघाओ में लालित्य-विधान / 249 


ही कहानीकार स्वयं पात्र के ग्रुणो पर प्रकाश डालता है और कही उसके कृत्यो से उसका 
सक सष्ड होता है। 'प्रतिशोध!' में श्रमण नारद का चरित्र-चित्रण परीक्ष पद्धति से ही 
हक बे है। कहानीकार ने अपनी ओर से कुछ मही कहा, किन्तु उसके कर्मो द्वारा ही 
सगे शृ चरित्र की व्याख्या हो जाती है। “मन्त्र-तंत्र' के कुमार का चरित्र-चिंत्रण 
पे पद्वतियों से किया गया है। प्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण के अनुसार कहानीकार स्वय 
वषन करता है-- 
र “बुमार बड़ा अच्छा आदमी था । कभी जीव-हत्य, नही करता, दूसरे वी चीज 
* बढ नही बोलता, कोई नशा न खात्ता और दूसरो की स्त्री को मासे समान 
गपशता (६ 

उसके भेवा-भाव का वर्णन उसके करे के ढ्वारा किया गया है। तीस आदमी एक 
पान पर मिलते हैं किन्तु कही खड़े होने का स्थान भी नही है-- 
अर “सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक स्थान को धूल-मिट्टी हटाकर साफ 

कम धया। उस स्थान के साफ होते ही एक आदमी वहा आकर खडा हो गया । कुमार 
कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। इसके साफ होने पर एक तीसरा आ 
पका । इस तरह एक-एक जगह धाफ करने-करते वह एक-एक आदमी के लिए जगह 
करता गया और अन्त मे सबके लिए जगह कर दी ॥/* 
भर (3) भाषा-शैली--आचाय द्विवेदी जी की कहानियो की भाषा सरल, भ्रवाहपूर्ण 
किक गुण से युवत है। उपन्यासो के समान भाषा में काव्यात्मकता का समावेश नहीं 
"गया है। बाक्य छोटे-छोटे और प्रवाहपूर्ण हैं, यथा-- 

“'बहुत्त दिनों की बात है। एक राजा के राज्य मे एक गृहस्थ को एक लड़का 
हैआ। मा-वाप ने उसका नाम “कुमार रखा । कुमार के बड़े होने पर उसके माता-पिता 
| उसका विवाह एक गृहर्थ की लडकी से कर दिया । कुछ दिन बाद उसे लडके-लड़किया 

हैईं। फिर उनमे से प्रत्येक एक-एक गृहस्थ हो गये ।"? 

आचाय॑ डिवेदी ने इत कहानियों की रचता सरल भाषा मे की है, इसलिए अरबी- 
सती के बोलचाल के शब्द--अयोग मिलते हैं। कुछ शब्द इस प्रकार है--“पुद', 
शादी 'करामाती', 'जगल', जरूरी, 'जुरमाना', “आमदनी, “बंदमाशी', गरीब”, 
पूव, 'जरा,' 'सौदागर', 'शाम', 'जवाब', 'खातिर', वर्ग रह', 'बेगार', 'दजलास' भादि । 

सस्कृत के तत्सम शाब्दों का प्रयोगाधिवय नहीं है विन्तु हिन्दी को प्रकृति के 
अनुसार ही कुछ तो सस्कृत के तत्सम शब्द आ ही जाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार 
हैं--अक्षरण', न्यायाधीश, “निक्षु, मनुष्य, सन्यासी , 'मान-सम्मान', 'हिसा' आदि। 
७... भाषा मुहावरेदार भी नहीं है विन्तु कहीं-कहो मुहावरों का प्रयोग हुआ है--£ 

अध्ट-सण्ट काम करना!, मालिश करना', 'मोसभाव करना, 'पारसमणि के सिवा 


. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रत्यावली-][ , पु० ्ि। 
2. उषरिवत्‌, पृ० 27 ; 
3. उपरियतू, ५... ४प जी 


१०३०-५७००००-०->.. 


250 / हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य मे तालित्य-योजना 


लोहा को कौन सोना कर सकता है” आदि । 

आचार्य द्विवेदी ने वर्णवात्मक शैली मे कहानियों की रचना वी है| कहानीकार 
स्वयं कहानी वणित करता है। यथा-- 

“काशी के रास्ते मे देखा गया, एक वैलगाडी जा रही है। भाड़ी में सिर्फ दो 
आदमी बैठे है, एक गाडीवान और दूसरा उसी गाडी का मालिक ! मालिक की पोशाक 
देखकर जान पड़ता है कि वे एक बडे सैठ-वडे सौदागर है। सेठ जी का नाम था पाण्डु [7 

(4) कथोपकथन : आचाय द्विवेदी की कहानियो से कथोपकथन अधिक नही हैं 
पर जहा है वे कथावस्तु को गत्ति देने बाले और पातो का चरित्र-चित्रण करने में पह्ययक 
हैं। प्रतिशोध” में श्रवण नारद और डाकू महादत्त के बीच हुए कथोपकथन इसी प्रकार 


क्के >> 
5 भिक्षु ने कहा, “भाई, जो जैसा बोता है, वैसा ही काठता भी है। यह बात 

अक्षरश ठीक है। तुमने अपने साथियों को मारामारी, लूटपाट वर्ग रह सिखाया है, बही 
सीखकर उन्होने तुम्हे ही मारा है । तुम क्षणर उनको दया की सीख देते वो तुम्हारे अपर 
वे दया ही करते ।” 

उसने कहा, “हा, आपकी बात ठीक है। मेरी यह दशा ठीक ही हुईं है। मैंने 
कितना अस्याय, कितना अत्याचार किया है, मुझे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। हमारे 
पाष का वोझा बडा भारी हो गया है। बताइए बाबूजी, यह कैसे हल्का होगा २”ह 

कही-कही तो सवाद अत्यन्त छोटे हो गए हैं, यथा: 

न्यायाधीश ने शोरगुल बन्द करके पूछा, “अच्छा, तुम्हारा नाम ?” 

४ “नीमू । १३ 

“जात ?” 


हक्गी ४ 
(5) बातावरण : द्विवेदी जी की कहानिया वातावरण प्रधात नही हैं, इसलिए 


बातावरण-चित्रण वहुत कम हुआ है। वातावरण-चित्रण के लिए एक-दो पत्रित लिखकर 
ही कार्य चला लिया गया है;-- 

“कोशाम्बी के रास्ते मे एक जगह थोड़ी खतरनाक थी। वहा रास्ते के दोनो 
ओर पहाड है, रास्ता बीच से होकर जाता है ।/* 

(6) उद्देश्य : आचायें द्विवेदी जी ने इन कहानियों को बाल-माह्विय जैसे रूप 
मे प्रस्तुत किया है, इसलिए वे उद्देश्य श्रधाव कहानिया हैं। उनमे अहिंसा, सत्य, त्याग, 
सेवा जैसे तैतिक मूल्यों की रघना की गयी है। मनुष्य का हृदय परिवर्तित हो सकता है, 
इसलिए दुष्ट से भी घृणा नही करनी चाहिए, इस तथ्य का प्रस्तुतीकरण किया गया है। 





. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली-], पृ० 36 
2 उपरिवतू, पृ० !4] 
3 उपरिवतृ, पृ० 45 
4 उपरिवत्‌, पृ० 740 


अन्य विघाओं में लालित्य-विधान / 25] 


मेल-म्त्र! में विरपराध ग्रामीणों को दण्ड मिलने पर कुमार कहता है कि “देखो भाई, 
पह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहे हैं, और यह भी सच है कि हाथी हम लोगो को 
भेभी मार ढालेगा । पर, तुम लोग राजा पर त्रोध ने करना । अपना शरीर जैसे अपने 
को अच्छा मालूम होता है और उस पर अपना जैसा प्रेम है, राजा के शरीर के ऊपर भी 
हम लोगों का वैसा हो प्रेम हो ।”! प्रतिशोध में श्रमण नारद भी क्षमा की शिक्षा देता 
है। इस प्रकार प्रस्ठुत कहानियों में प्राचीन नैतिक मूल्यो की स्थापना का ही प्रयास है। 

वस्तुत द्विवेदी जी ने इन कहानियों को आधुनिक कहानियों के समान नहीं 
लिखा है । उन पर “पचतन्त्र' का प्रभाव दिखायी पडता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उत्होने वाल-भाहित्य के रूप में ही इनकी रचना की हो । मानवता और मानवीय मूल्यो 
की स्थापना सर्वस्व है । 


उपसंहार 


आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मिलित सभी कलाओ के विवेचन के लिए एक शास्त्र की 
आवश्यकता का अनुभव करते हैं किन्तु वे सौन्दर्य को उसके उपयुक्त शब्द के रूप मे 
स्वीकार नही करते वे प्राकृतिक सौन्दर्य को सौन्दर्य कहते हैं तथा मानव द्वारा रचित 
सौन्दर्य को लालित्य की सन्ना देते है । आचाय॑ द्विवेदी के साहित्य मे मा भगवती ललिता 
की चर्चा अनेक स्थलों पर आई है जिससे स्पष्ट है कि मा भगवती ललिता के आधार पर 
ही वे 'लालित्य/ नामकरण करते हैं। उनका लालित्य-चिन्तत कांलिदास के सौन्दर्य- 
चिन्तन पर आधारित है। 

आचार्य दिवेदी का आस्थावादी दृष्टिकोण लालित्य-सिद्धान्त का कैन्द्र बिन्दु है, 
इमलिए वे इच्छा, शान और क्रिया के द्वारा रस, छन्‍्द और लोक तत्व की समीक्षा करते 
हैं | वे अपने सिद्धास्त का तावा-वाना मानव के चारो ओर हीं बुनते हैं। वे साहित्य का 
प्रयोजन समध्टि मानव का कल्याण ही मानते हैं, इसलिए उनके समग्र स्गहित्य में समप्टि- 
मानंव-चिस्तन का प्रयास परिलक्षित होता है। उनके निवत्य, उपन्यास, समीक्षा, 
साहित्येतिहास तथा अन्य विधाओ में मानव कल्याण की क्यमना है । उनकी स्पष्ट 
मान्यता है कि “नरलोक से किन्तर लोक तक एक हो रागात्मक हृदय व्याप्त है जिसका 
सन्धान वे अपने साहित्य के माध्यम से करते है ! इसी व्याकुलता को वे अपने लालित्य- 
सिद्धान्त का अग बनाते हैं। वे मानव की जिजीविपा के गायक है ओर ये गायन निबधो 
से लेकर उपन्यास, समीक्षा, इतिहास आदि सभी में मोहक सगीत के साथ चलता रहता 
है। उनके उपन्यासो मे प्रम के त्रिकोण इसी व्यावुलता के द्योतक हैं। 

आचाय॑ दिवेदी इतिहास को इतिहास-देवता मानते हैं। वे जातीय इतिहास के 
द्वारा अपनी सस्कृति और साहित्य का इतिहास समझाते है। उसका व्यवितत्व पूर्णत- 
सास्कृतिक है। उतका यह दृष्टिकोण सम्पूर्ण साहित्य मे व्याप्त है। उनके ललित निवन्ध 
उसी प्राचीन संस्कृति के पोषक हैं। ऐतिहासिक उपन्यात्तों मे तो वे लोक-जीवन का 
प्रस्तुतीकरण कर भारतीय संस्कृति का चित्रण करते ही हैं। उनके लालित्य-तत्व में शौक- 
तत्व का सन्निवेध इसीलिए महत्वपूर्ण बव जाता है । लोक-तत्व को समझे बिना अपनी 
जाति और साहित्य को नही समझा जा सकता। लोक तत्व को समझना स्व॒य को ही 
समझता है, अपनी आत्मा को समझना है। 


उपसंहार / 253 


आचार्य द्विवेदी कालिदास, सूरदास और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के समान ही सौन्दर्य- 
चैतना के साहित्यकार हैं। वे सौन्दर्य के साथ वासनात्मक रूप को अनुचित ठहराते है । 
उन्हें समध्दि चेतवा का सौन्दर्य प्रभावित करता है । वे अद््त प्रेम का प्रस्तुतीकरण करते 
हैं। भगवान्‌ शिव ने जिस कामदेव को भस्म किया था वह वासना का रूप था, पाप था, 
जो अनंग रूप भे जीवित रह गया वह अदृप्त है, पुष्य है। सौन्दर्य का यह अनग देवता ही 
उन्हें प्रिय है, इसलिए वे गणिका के सौन्दर्य-चित्रण मे भी मादकता का भाव नहीं आने 
देवे। उनकी दृष्टि मे सौन्दर्य चाक्षूप यज्ञ है, विधान्ति प्रदान करने वाला है। नारी 
सौन्दर्य के समान ही वे प्रकृति-सौन्दर्य के उपासक हैं। उनके भवंश्रेष्ठ निवन्ध वृक्षो और 
ऋतुओ सम्बन्धी है । 

काव्य-मौन्दय मे उनकी दृष्टि रसवादी है । वैध्णवो द्वारा प्रस्तुत रस-वर्षा को 
वे अलौकिक मानते हैं । सुरदास की राधा और यशोदा का चित्रण उन्हें बहुत प्रिय है। 
कवीर को भी वे अन्य सन्त कवियों की तुलना में इसीलिए श्रेष्ठ मातते हैं बयोकि उसमे 
भक्ति का समावेश है। उनके समग्र साहित्य मे रसोदे क की क्षमता है। शुष्क समीक्षा मे 
भी वे पाठक के हृदय को स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं। उनके कवि-हृदय की व्याकुलवा 
पाठक के हृदय की व्याकुलता बन जाती है। वे अलकारो के साथ-साथ छन्‍्द को भी काब्य 
के लिए आवश्यक मानते है । उनकी दृष्टि मे शास्त्र मे जिन छन्दों के नाम गिन।ये गये हैं 
वे अन्तिम नही है। 

आज के साहित्य में विभिन्‍न कलाओ का प्रभाव परिस्तक्षित होता है । नृत्यकला, 
चित्रकला, सगीत, भूतिक्ला आदि का प्रभाव साहित्य में आया है, इसलिए लालित्य- 
सिद्धान्त की आवश्यकता है और भविष्य की शोध के लिए उसका एक प्रमुप आधार के 
झूप मे इस पुस्तक को सराहा जायेगा। यही कारण है कि आचार्य द्विवेदी ने चिन्र- 
कला और नृत्य आदि मे सबधित कुछ तकनीकी शब्दावली को परिभाषित किया है, यथा 
“वथालिखितानुभव', 'अन्यथाकरण', “अन्वयन', 'भावानुप्रवेश', 'विडचित्र', 'भाव- 
चित्र, 'रसचित्र' आदि । आज के साहित्य की व्याख्या के लिए ये पारिभाषिक शब्द 
महत्वपूर्ण हो सकते हैं । 


उपसंहार 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मिलित सभी कलाओ के विवेचन के लिए एक शास्त्र की 
आवश्यकता का अनुभव करते हैं किन्तु वे सौन्दर्य को उसके उपयुक्त शब्द के रूप मे 
स्वीकार नही करते | वे प्राकृतिक सौरदयं को सौन्दर्य कहते हैं तथा मानव द्वारा रचित 
सौन्दर्य की लालित्य की सज्ञा देते है । आचार्य द्विवेदी के साहित्य भे मा भगवती ललिता 
की चर्चा अनेक स्थलों पर आई है जिससे स्पष्ट है कि मां भगवती ललिता के आधार पर 
ही वे 'लालित्य/ नामकरण करते है। उनका लालित्य-चिन्तन कांतिदास के सौन्दर्य 
चिन्तन पर आधारित है। 

आवाय्य ढिवेदी का आस्थावादी दृष्टिकोण लालित्य-सिद्धान्त का केन्द्र बिन्दु है, 
इप्तलिए वे इच्छा, श्ात और क्रिया के द्वारा रस, छन्द और लोक तत्व की तमीक्षा करती 
है । वे अपने सिद्धान्त का ताना-बाना मानव के चारों ओर ही बुनते हैं। वे साहित्य का 
प्रयोजन समप्टि मानव का कल्याण ही मानते है, इसलिए उनके समग्र साहित्य में समप्ठि- 
मानव-चिन्तन का भ्रयास परिलक्षित होता है। उनके निबन्ध, उपत्यास, समीक्षा, 
साहित्येतिहास तथा अन्य विधाओं में मानव कल्याण की कामना है । उनकी स्पष्ट 
मान्यता है कि “नरलोक से किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय” व्याप्त है जिसका 
सन्धान वे अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं । इसी व्याकुलता को वे अपने लालित्य- 
सिद्धान्त का अग बनाते हैं। वे मानव की जिजीविपा के गायक हैं और ये गायन निवधो 
से लेकर उपन्यास, समीक्षा, इतिहास आदि सभी में मोहक संगीत के साथ चलता रहता 
है। उनके उपन्यासो मे प्रम के त्रिकोण इसी ब्याकुलता के द्योतक हैं! 

आधचार्य ढिंवेदी इतिहास को इतिहास-देवता मानते है। वे जातीय इतिहास के 
द्वारा अपनी सस्क्ृति और साहित्य का इतिहास समझाते हैं। उसका व्यक्तित्व पूर्णत. 
सास्कृतिक है। उनका यह दृष्टिकोण सम्पूर्ण साहित्य मे व्याप्त है। उनके ललित निबन्ध 
उसी प्राचीन सस्कृति के पोषक हैं । ऐतिहासिक उपन्यासों में तो वे लोक-्जीकन का 
प्रस्तुतीकरण कर भारतीय सस्कृति का चित्रण करते ही हैं। उनके लालित्य-तत्व में लोक- 
तत्व का सस्निवेश इसीलिए महत्वपूर्ण बत जाता है। लोक-तत्व को समझे बिता अपनी 
जाति और साहित्य को नहीं समझा जा सकता। लोक तत्व को समझना स्वयं को ही 
समझना है, अपनी आत्मा को समझना है। 


उपसहार / 253 


आचार्य द्विवेदी कालिदास, सू रदास और रवीद्धताथ ठाकुर के समान ही सौर्दर्य- 
चेतना के साहित्यकार हैं। वे सौन्दर्य के साथ वासनात्मक रूप को अनुचित ठहराते हैं । 
उन्हें समप्टि चेतना का सौन्दर्य प्रभावित करता है। वे अद्िप्त प्रेम का प्रस्तुती ऊरण करते 
हैं। भगधान्‌ शिव ने जिस कामदेव को भस्म किया था वह वासना का रूप था, पाप था, 
जो अनग रूप में जीवित रह गया वह अदृप्त है, पुण्य है। सौन्दर्य का यह अनंग देवता ही 
उन्हें प्रिय है, इसलिए वे गणिका के सौन्द्य-चित्रण में भी मादकता का भाव नहीं आने 
देते। उनकी दृष्टि मे सौन्दर्य चाक्षुप यज्ञ है, विश्ान्ति प्रदान करने वाला है। नारी 
सौन्दर्य के समान ही वे प्रकृति-सौन्द्य के उपासक है । उनके सर्वश्रेष्ठ निवन्ध वृक्षों और 
ऋतुओं सम्बन्धी हैं । 

काव्य-सौन्दय्य मे उनकी दृष्टि रसवादी है । वैध्णवों द्वारा प्रस्तुत रस-वर्षा को 
वे अलौकिक मानते हैं । सूरदास की राधा और यशोदा का चित्रण उन्हें बहुत प्रिय है । 
कबीर को भी वे अन्य सन्त कवियों की तुलना मे इसीलिए श्रेष्ठ मातते है क्योकि उसमे 
भक्ति का समावेश है । उनके समग्र साहित्य में रसोद्र क की क्षमता है। शुष्क समीक्षा में 
भी वे पाठक के हृदय को स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं। उनके कवि-हृदय की व्याकुलता 
पाठक के हृदय की व्याकुलता वन जाती है। वें अलंकारो के साथ-साथ छन्द को भी काव्य 
के लिए आवश्यक मानते हैं । उनकी दृष्टि मे शास्त्र मे जिन छन्दों के नाम गित।ये गये हैं 
वे अन्तिम नही है । 

आज के साहित्य में विभिन्‍्त कलाओ का प्रभाव परिलक्षित होता है। नृत्यकला, 
चित्रकला, सगीत, मूतिकला आदि का प्रभाव साहित्य में आया है, इसलिए लालित्य- 
सिद्धान्त की आवश्यकता है और भविष्य की शोध के लिए उसका एक प्रमुख आधार के 
रूप मे इस पुस्तक को सराहा जायेगा। यही कारण है कि आचार्य ढिवेदी ते चित्र- 
कला ओर नृत्य आदि से सवधित कुछ तकनीकी शब्दावली को परिभाषित किया है, यथा 
“ययालिखितानुभव', अन्ययाकरण', 'अन्वयन', भावानुप्रवेश', 'विद्धचित्र', भाव- 
चित्र', 'रसचित्र! आदि । आज के साहित्य की व्याख्या के लिए ये पारिभाषिक शब्द 
महत्व पूर्ण हो सकते हैं । 


परिश्िष्ट 


॥. श्री लक्ष्मोकांत शर्मा द्वारा हजारी प्रसाद हिवेदी को 
संस्कृत कविताओं का काव्यानुवाद 


[, वन्दे मोटी तोदमुदारम्‌ 
द्रविण-पाक-दक्षिणं, समाजित व्यवस्थासारम्‌ । 
लोक विचार चास्वचंकरममित नीतिविस्तारम्‌ 
जतप्ररिवादाधान, कर्म॑युनियुण, सजूघाकारसू । 
विपल वितण्डावाद जल्पना मिथ्यावाद पिटारम्‌ । 
विद्धज्जन भर्जना थ्रवणजम्‌ घुकड-पुकड़म स्वमनुका रमू । 
भूर्खमण्डली मध्य समधित करमति बुद्धि बघारम्‌ । 
सकल पुराणशास्त्रम्‌ धरीकृतमविहतस्थील्याका रम्‌ 


चन्दे मोटी तोदमुदारम्‌ 

है उदार, हे मोटे तोदू । स्वीकारों वनदना हमारी ॥ 
द्वव्य-प्राक में तुम पक्के हो, सभी व्यवस्था तुममे अजित, 
नीति चलाते अपने हित ही, लोक-विचार, समय परिमाजित । 
“अच्छा बुरा लोग क्या कहते, इसे भूल निज काम बनाते, 
द्रव्य-पोटली, हेरा-फेरी करके, सदा वाधते जाते ॥ 

झगडो टंटो झूठ और अफवाहो के तुम निपट पिटारे, 

लेकिन इस पर यदि विद्वज्जन हो क्रोधित कटु शब्द उचारे 
सो तुम 'घुकड़-पुकड” मन की पी, मूर्खों बीच जोड कर नाता, 
अपनी बुद्धि सटा बदारो, जैसे वेद शास्त्र के ज्ञाता ! 

समझो, शास्त्र पुराण आदि जब भरे हुए हैं क्योंकि ऐट मे 
वोद हो गयी है बस मोटी, इसीलिए इनकी चपेट में ॥ 


क्वचिद्राज्यलाभात्‌ क्वचिद्रल्कलांच, क्वचित्‌ प्रेयसी स्विग्घ दृग्वाणपाते” । 
यत. श्राप्पतते भानुप रात्मतोजस्वतों नाहभावाहयाभ्यथचिन्ताम्‌ । 


परिशिष्ठ / 255 


उदयगिरि निकूटादुदुभवस्ता म्रकाति: 
प्रतपति दिशि दिश्यगार धारा प्रवर्षन्‌ 

स भर निश्विल वसूनां प्राणदाता विवस्वान्‌ 
यदि पतति दिवान्त के वय क्व स्थिरत्वम्‌ ॥ 


अमृतकिरणवर्ष, सेचयन्नौपधानि 

प्रधित मधुरकान्तिः मूर्तशात्ति: सुधात्मा 

विधिमुण परिपाकात्‌ सोषि विभ्र शतश्चेत्‌ 

उपशमित विरोधा एव के बीतविधघ्ना, । 
(3] अगस्त, 939) 

किसी को मिले तोप घन-राज्य पाकर, 

कोई देह पर मात्र वेल्कल सजाकर । 

कोई चैन पाता है होकर के घायल, 

कि चुभते हैं जब प्रेयसी के नयन-शर। 

मिले जिस तरह आत्म सतवोप जन को, 

उसी रूप की हैं मनुज-धारणायें, 

मुझे भी यही ठीक है, इसलिये क्यो 

करू अर्थ की ब्यथे अवधारणायें ?” 


उदयगिरि के शिखर से उदित रवि ताम्राभधारी है 

उसी की ती4ण लपटो से दिशायें तप्त सारी हैं 

विवस्वा निब्िल वसु का प्राणदा वह, साम्म होते अस्त-- 
होता देख+र सोचो, कहा स्थिरता हमारी है ? 


अमृत रश्मिया वरसा कर जो औपधियो को सीच रहा, 
मुधात्मामय, मधुर कातियुत्‌, मूर्त शाति में रहा नहा, 

यदि विधि-गुण परिपाकवशी वह शशि भी क्षीणकला हो तो, 
बीत विध्य, उपशमित-विरोध न कोई भी नर जाय कहाँ ॥ 


» प्रेमचन्द-प्रणस्तिः 


भंजनमोह महान्धकार वसर्ति सइृवृत्तमुच्चेभंजन्‌ 

वैदरध्ये प्रथयन्‌ सुसंज्जनमनों वारान्तिधिहेलादयनु 
ध्वान्दोदश्लातजनान्‌ दिशन्ननुदिशध्वान्तत्रियान्‌ शोभयन्‌ । 
अन्द्र फ्लेषपि चकास्त्यसा अभिनवः श्री प्रेमचन्द: सुधी: ॥ 


प्रेमचद्धश्च चन्द्रश्व न कदापि समावुभो, 
एक पूर्णक्लो नित्यमपरस्तु यदा कदा । 


256 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में लालित्य-योजना 


मोह-महातम भंजनकर्ता, सदृवृत्तो की, गुण को खान, 
फ्रेलाकर विदग्धता, सज्जन मनःसिन्धु आह्वाद निदान । 
भ्रांत जनों के दिशानुसूचक, मे बनाते शुभ प्रियवान्‌ 
प्रेमचन्द्र नवचन्ध् की तरह शोभा पाते है थीमान्‌ ॥ 
प्रेमचन्ध की कभी चद्ध से हो न सकेगी समता भी, 

एक नित्य सम्पूर्ण कलामय अन्य कलायुत कभी-कभी ॥ 


2 उपजीव्य ग्रंथ 
फ०सं० पुस्तक प्रकाशन प्रकाशन वर्ष 
/. हनारी प्र्माद डिवेदी प्रस्यावली-। राजकमत प्रकाशन 98 


प्रा० ल्ि०, दिल्‍ली 

2 हूजारी प्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-2 लक १ 
3, हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रन्यावली-3 
4. हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रत्यावल्ली-4 
5 हजारी प्रसाद हिवेदी ग्रस्थावली-5 
6 हजारी भ्रसाद डिवेदी प्रस्थावली-6 
हजारी प्रसाद ठिवेदी ग्रस्यावली-7 
8 हजारी प्रसाद डिवेदी ग्रन्यावली-8 
9 हजारी प्रसाद ह्िवेदी ग्रत्यावली-9 

0. हजारी प्रसाद हिवेदी ग्रत्यावली-0 

]], हजारी प्रसाद दिवेदी ग्रन्थावली-7 


च्उ 


क्र ड् रु 


3. हिन्दी सम्दर्भ-प्रन्‍्थ सूची 


ऋण्सं० पुस्तक लेखक प्रकाशन वर्ष/संस्करण 
7. अथाती सौन्दर्य जिज्ञासा रमेश ुन्‍्तल मेध_ दि मेकमिलन क० 977 
नई दिल्‍ली 


2. कानोचक और आलोचना डॉ० बच्चन सिह नेशनल पब्लिशिंग हाऊृप्त 984 
दिल्ली 


* आचार्य ह॒जारी प्रसाद 
दिवेदी 
* आचार्य हजारी प्रसाद 


परिश्चिष्ट / 257 


द्विवेदी का समग्र साहित्य : 


एक अनुशीलन 
आचार हजारी प्रमाद 
हिवेदी के उपन्यास : 
इतिहास के दो ललित 
अध्याय 

. आचार्य हजारी प्रसाद 
द्विवेदी के क्तित्व का 
शैली वैज्ञानिक अध्ययन 

* आधुनिक हिन्दी कथा 
साहित्य और चरित्र 
विकास 

* आधुनिक हिन्दी साहित्य 
का विकास 

): आधुनिक हिन्दी साहित्य 


). भाधुनिक हिन्दी साहित्य 
का विकास 

* आधुनिक हिन्दी साहित्य 
की भूमिका 

! आधुनिक हिन्दी साहित्य 
की सास्क्षृतिक पृष्ठभूमि 

). आधुनिक माहित्य 





- आस्था और सौन्दर्य 
. इतिहास और आलोचना 


$ इतिहास दर्शन 
/. ऐतिहासिक उपत्यास 


है. ऐतिद्वासिक उपन्यात्त 
और उपन्यासकार 


गणपति चल्ध भारतेन्दु भवन, चडीगढ़ 963 
॒ 
डॉ० यदुनाथ चौवे अनुभव प्रकाशन, कानपुर 980 
डॉ० बाबूलाल भारतीय शोध प्रकाशन, प्रथम 
आच्छा उदयपुर सरकरण 
डॉ० लक्ष्मीलाल सघी प्रकाशन 980 
बैरगी जयपुर 
डॉ० बेचन सन्‍्मागे प्रकाशन भ्रथम सस्करण 
दिल्ली 
डॉ० श्रीकृष्ण लाल प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रथम 
प्रयाग संस्करण 
डॉ० लक्ष्मीसागर हिन्दी परिपद, प्रयाय का 
वाप्णेय विश्वविद्यालय 
डॉ० बेंकट शर्मा आत्माराम एण्ड सन्‍्स कट 
दिल्ली 
डॉ० लक्ष्मीसागर हिन्दी परिपद प्रयाग 3 
वार्प्णेय विश्वविद्यालय 
डॉ० भोलानाथ. भ्रगति प्रकाशन, आगरा 969 
नंदवुलारे वाजपेयी भारती भडार, रीडर प्रथम 
प्रेस, इलाहाबाद सस्करण 
डॉ० रामविलास शर्मा किताव महल प्रकाश" 883 
शकाब्दी 
नामवर सिंह सत्‌ साहित्य प्रकाशन 8956 
बनारस 
डॉ० बुद्ध प्रकाश. प्रयाग बह लत 


डॉ० भत्यपाल चुघ 


डॉ ० ग्ोपीदाय 
विवारी 


258 / हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-्योजना 


9 कला का दर्शन रामचन्द्र शुक्ल करोना आटट पब्लिशर_ 964 
मेरठ 
20 कला के सिद्धान्त आरण०्जी० कलिगवुड राजस्थान हिन्दी यन्‍्ध 2972 
अकादमी, जयपुर 
2., काव्य और कला हरद्वारीलाल भारत प्रकाशन मदिर प्रथम 
शर्मा अलीगढ़ संस्करण 
22 काव्य में सौन्दर्य और. शिव बालक वसुमतो प्रकाशक, 969 
उदात्त तत्व इलाहाबाद 


23. कृति और कृतिकार सरनाम सिंह 
शर्मा 
24. पुनर्ववा चेतता और डॉ० राजनारायण 
शिल्प 
25, पुननंवा पुनर्मूल्याकन डॉ० नत्यन सिंह 
26, प्रसाद के काव्य का डॉ० सुरेन्द्रवाय 


शास्त्रीय अध्ययन सिह 

27. भारतीय उपन्यासो में. डॉ० इन्दिया जोशी 
वर्ण कला का तुलनात्मक 
मुल्याकन 


28 भारतीय सौन्दर्य का. रामलखन शुक्ल 
तात्विक विवेचन एवं 


ललित कलाए 

29 भारतीय सौन्दर्य की डॉ नगेन्द्र 
भूमिका 

30, भारतीय सौरदर्य शास्त्र डॉ० नये 
की भूमिका 

3।. भारतीय सौन्दर्य शास्त्र डॉ० फतहिह 
की भूमिका 

32 यामा महादेवी वर्मा 

33. रस मीमासा आचार्य रामचर्दर 

शुक्ल 
34. रस सिद्धान्त डॉ० नगेद्ध 
35. रस सिद्धान्त और डॉ० निर्मला जे 


सौन्दर्य शास्त्र 


अपोलो प्रकाशन, जयपुर 964 


विवेक प्रकाशन, दिल्ली प्रथम 


सस्करण 
विभुति प्रकाशन, दिल्‍ली 980 
राधाकृष्ण प्रकाशन, 972 
दिल्ली 
विनोद पुस्तक मदिर, प्रथम 
आगरा सहकरण 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 978 
दिल्ली 

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, इं। 
दिल्ली 

कर झ्..- छ ]974 


डक ] ण् 3967 


भारतीय भडार, स० 208 
इलाहाबाद 
नागरी प्रचारिणी सभा, 965 
वाराणसी 
नेशनल पब्लिशिग हाउस, 964 


दिल्ली 
के का 967 


परिशिष्ट / 259 


36. बुहृत्त इतिहास डॉ० नगेन्द्र नागरी प्रचारिणी सभा, प्रथम 
(पष्ठभाग) काशी संस्करण 
37. शाति निकेतन से सं० शिवप्रसाद सिंह भारतीय ज्ञानपीठ ४ 
शिवालिक कलकत्ता 
35. स्वतत्र कलाशास्त्र कातिचन्द्र पांडेय. चौखम्बा संस्कृत सीरिज_ 967 
वाराणसी 


39. साहित्येत्िहास सिद्धान्त डाँ० विजय शुक्ल 
एवं स्वरूप 


40 साहित्येतिहास सुमन राजे 
संरचना और स्वरूप 
4]. साहित्यालोचन श्यामसुन्दर दास 


42. साहित्य और इतिहास मैनेजर पाडेय 
दृष्दि 

43, साहित्य का इतिहास- नलिन बिलोचन 
दर्शन शर्मा 

44 साहित्य सगीत और कला कोमल कोठारी 

45. सूरदास की लालित्य- 
चेतना 

46. सौन्दर्य तत्व 


डॉ० परेश 


डॉ सुरेद्धनाय 
दसा गुप्त (अनु० 


स्मृति प्रकाशन, इलाहाबाद ]978 


प्रत्यन, कानपुर 975 
इडियन प्रेस, 970 
प्रयाग 

पीपुल्म लिटरेसी, दिल्‍ली 98] 
बिहार राष्ट्रभापा प्रथम 
परिषद संस्करण 
राजस्थानी शोध सस्थान, .”” 
चोपामिनी 


भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 972 


भारती भडार, रीडर स० 207 
प्रेम इलाहाबाद 


आनद प्रकाश दीक्षित) 


47. सौन्दर्य तत्व और काव्य सुरेन्द्र वारलिगे 
मिद्धान्त 

48. सौन्दर्य शास्त्र रामाश्रय शुब॒ल 

करुणेन्द्र 

49. सौन्दर्य तत्व और काव्य वारलिगे (सुरेन्द्र) 
सिद्धान्त ॥ 

50. सौन्दर्य तत्व निरूपण 

5।. सौन्दर्य दृष्टि 

52. सौन्दर्य मीमासा 

53. सौन्द शास्त्र के तत्व 


नरमसिहाचारी 


कान्ट इमेनुअल 


54. सौन्दर्य शास्त्र वी 
पाश्चात्य परम्परा 


राजेन्द्र प्रताप 
सिह 





ओमप्रकाश भारद्वाज चिन्ता प्रकाशन, पिलानी 


डॉ० कुमार विमले राजकमल प्रवाशन, 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 963 
दिल्ली 


ओरियटल पब्लिशिग 4977 

हाठस, कानपुर 

नेशनल पब्लिशिंग हाउस ॥963 

दिल्ली 

दाणोी प्रताशन, दिल्‍ली 977 
4983 

किताब महल, इलाहाबाद 964 
4967 

दिल्ली 

अभिव्यक्ति प्रकाशन 


इलाहाबाद 


260 / हजारी असाद द्विवेदी के साहित्य मे लालित्य-्यौजना 


55. हजारी प्रसाद दिवेदी के राजकाव साहित्य निधि, शाहदरा- 
ऐतिहासिक उपन्याक्त दिल्ली 
56 हिन्दी आलोचना , डॉ० भगवतस्वरूप साहित्य सदन, देहरादुन 


उद्भव और विकास मिथ 


57. हिन्दी निबन्ध का विकास डॉ० ओकारताथ. अनुसधान प्रकाशन 
शर्मा कानपुर 
58 हिन्दी निबन्धी का डॉ० मु० बु० शहा पुस्तक सस्थान, कानपुर 


शैलीगत अध्ययन 
59 हिन्दी निवन्ध के आलोक डॉ० जयनाथ नलिन मतीपा प्रकाशन दिल्ली 
शिखर 


60 हिन्दी साहित्य का शिवकुमार दि मैकमिलन कंपनी 
इतिहास दर्शन ऑफ इडिया लि० दिल्‍ली 
6 . हिन्दी साहित्य के इतिहास डॉ० रूपचन्द सरस्वती पुस्तक सदन 
ग्रन्यो का आलोचनात्मक.. पारीक आगरा 
अध्ययन 
62 हिन्दी समीक्षा स्वरूप डॉ० रामदरश दि मैकमिलन कम्पनी 
और सदर्भ मिश्र ऑफ इंडिया लि० दिल्‍ली 
63 डॉ० हजारी प्रसाद डॉ० श्रीमती उमा अन्‍्नपूर्णा प्रकाशन, 
हिवेदी के उपत्यास मिथा कानपुर 
साहित्य का अनुशीलन 
64. हिन्दी उपन्यास . डॉ० मक्खन लाल प्रभात प्रकाशन दिल्‍ली 


पिद्धात और समीक्षा. शर्मा 
65 हिन्दी उपन्यास साहित्य डॉ० श्रीनारायण सरस्वती पुस्तक सदन 


987 


972 


964 


973 


4987 


4978 


972 


५84 


4983 


प्रथम 


सस्करण 


क् 


ही 


हा 


कक 


का शास्त्रीय विवेचच अमिहोत्री आयरा 

66. हिन्दी उपन्यास एक डॉ० रामदरश मिथ राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली ” 
अंतर्यात्रा 

67. हिन्दी उपन्यास - डॉ० लक्ष्मीसागर  राधाकृष्ण प्रकाशन 
उपलब्धियां ाप्णेंय दिल्ली 

68. हिन्दी आलोचना का डॉ० रामदत्त मिश्व॒काशी विश्वविद्यालय 
इतिहास 

69 हिन्दी उपन्यास और डॉ० जिभुवत सिंह हिन्दी प्रचारक, वाराणसी 
ययाथंवाद हि 

40. हिन्दी उपन्यास साहित्य डॉ० गणेशन राजपाल एंड सनम, 
का अध्ययन दिल्ली 


थ।. हिन्दी काव्य शास्त्र का डॉ० भागीरय मिश्र प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 
इतिहास 


परिशिष्ट / 26] 


72. हिन्दी साहित्य का वृहृत सं० राजबली सागरी प्रचारिणी सभा, प्रथम 
इतिहास (प्रथम भाग) पाण्डेय काशी सस्करण 

73 हिन्दी साहित्य का वृहतत सं० विश्वनाथ हि 4 
इतिहास (सप्तम भाग) प्रसाद मिथ 

74. त्रिवेणी आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 


्ह हु 


4. संस्कृत संदर्भ-प्रंथ सूची 


फण्सं० पुस्तक लेखक प्रकाशन वष/संस्करण 
. औचित्य-विचार चर्चा. क्षेमेन्द्र निर्णय सागर प्रेस, 929 
बबई 


2. कात्तिदास ग्रन्यावली_ कालिदास (स०). भारत प्रकाशन मदिर, सं० 209 
सीताराम चतुर्वेदी अलीगढ़ 


3, काव्यादर्श आचार्य दण्डी मास्टर खिलाड़ी लाल स० 988 
एंड संस बनारस 
4. काव्यालंकार आयार्य भामह. चौसम्बा सस्कृत 928 ६० 
सीरीज, बनारस 
$ काव्यालकार सूत्र आचार्य बामन आत्माराम एण्ड सस, सं० 20] 
दिल्ली 
6. ध्वन्यातोक आवंदवर्धन गौतम बुक डिपो, ]963 ई० 
दिल्ली 
7. नादुय शास्त्र भरत मुनि चौखम्बा संस्शृत 4943 
(सं० बदुकनाथ सीरीज बनारस 
शर्मा) 
8. रस गगाधर पद्धितराज जगन्नाथ निर्णय सागर प्रेस, 939 
बबई 
9. वत्ोक्ति जीवितन्‌ आचायँ बुन्तक आत्माराम एण्ड सन्‍्य,. 955 
दिल्सी 
0 शब्दपत्प दम राधारान्त देव मोतीलास बतारसो दास, 96॥ 
दिल्ती 
]. संस्ूृत हिन्दोशोग बामन शिवराम आप्टे कक तर ह. प्रथम 


संस्शरच 


62 / हजायी प्रस्ताद द्विवेदी जी के साहित्य में लालित्य-योजना 


5 पत्न-पत्रिकाओं की सूचो 


सप्त सिन्धु 

'संभावना', वर्ष ।, अक 2 

पु 

आलोचना, इतिहास विश्वेषाक, अबदूबर !952 
» उपलब्धि, अक 7, नवम्वर 97] 

» कथा, अक 4, 975 

घयुग, ! अग्रस्त 964 

परिशोध, अंक 24 

सम्मेलत पत्रिका, लोक सस्कृति विशेषाक, सं० 200 
0 साहित्य, सन्देश अक 4 

7.५ -किप्नरय, मार्च अप्रैल 976 


छा व के पा + ०2 9 ++ 


छ 


५ 
>५ ; 
,०००००००००५ है ग्रेजो संदर्भ-प्रय सूची 
8... 800६ #ण्रप्तणए एएछा॥06770५ है 6 ०१: 
. #९ञालांलंञा उणाएऊगणा (५) #रक्काएला & (एकाएणज 969 
[,णाठता 
2, #९ह९१९०३ शा0 पतद्व॥09 0%णा 
(मंपलंह्ा 
3. 85प्रल९5 शाप॑ एधशादा (8) घ्लातशं३ ?7७., 969 
एशिया एशंपल्षेत्रा झण्रा029 
4, #आशा।९३ : शा छाभा5० (छ) प्रणन्राआण एरां 970 
व्राा00ए०/णा प,णातणा 
5. 6 709 पा एल (.5) प्राष्याय छगत0657.0.,... 93] 
&6९5क्‍टं०5 
6 (णात्टाच्त ए559५577 हल] (छथछला) 
पशशज एएफ/लं्रा 
7. एगात्करा ण॑ छण््णपुण्न एम्ाश ऐएण सत्ए८ 4980 
#&९जरधिलांएड (860) एन 
8. पराह्णज ग॑ हैव्शावांए 2 ठब्गहव्कैण & 949 


एप्छांद [6. 


परिशिष्ट / 263 


9. माहइण> ता एछाएवच्त & ए०णा 'रैल्ाएीशा पिटएछ ४ण 
460नांह 


30 श्रल्रतञ० ० 00 गाए ए०णव डणव एजार छाल55$ 


!| 806 00ाव्व्का5 ते खि्टाबश्शा (५) प्रा८ 80फव [029 
वैक्ादय शीत । मैतप्ण 

2 प॥6 $शाए2 (66णहु९ इ्मावष्ा3 
मष्णए 

! 

33. 708 8॥ए० ०. 5छवाशीय: (एफ) ए०णाष्ट & ६6 
68५०5 ए4ए, [.गाएणा 

॥4 ॥06 पशव्णाए 00 €कमा। (छ8) 
छा 


5, प्रक्ाध्ता ॥८६एला6 एबा06ए (६2) टाब्पाताभाए2 
$श्ाहतवा। उक्याक्षा३5 


960 


970 
942 


966 


956 


छः 


